गुप्तकालीन म॒द्राएँ 


डॉ० अनंत सदाशिव अलतेकर 


अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति-विभाग, पटना-विश्वविद्यालय 
तथा 
निर्देशक, काशीप्रसाद जायसवाल-अनुशीलन-संस्था, पटना 


शोज़ एजेंट्स 
मोतीलाल बनारसीदास 
(प्रद/शक एव दु्वक्न जिक्रेवा 
पटता-४ड 


ब्हार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 


पटना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
स्ममेल्लन-भवन, पटना-३ 


प्रथम संस्करण; वि० सं० २०११ $ प्य १६४४ ० 


सर्घांधिकार सुरक्षित 


मूल्य ८) : सजिल्द ६॥|) 


' मुदक 
श्री तारकेश्बर पांडेय 


ज्ञानपीठ लिमिटेड 
पटना--४ 


: वक्तन्य 


बिहार-राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌ की ओर से, भारतीय-इतिहास तथा भारतीय संस्कृति के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० श्रीअनन्त-सदाशिव अलतेकर की अभिनव रचना 'गुप्तकाल्लीन सुद्राएँ! 
प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हषे तथा गोरव का अनुभव होता हैं । भारत के गुप्त कालीन 
इतिहास के पुननिर्माण में मुद्राओों की देन अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं। गुप्त-काल में राजनीतिक, 
धारमिक तथा सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से भारत अपने चेसव पर था । जहाँ एक ओर चद्द्रगुप्त 
प्रथम, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य की सीमा को "भारत के एक छोर से 
दूसरे छोर तक विस्तृत किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने महाकवियों, महान द्वार्शनिकों और 
कलाकारों को आश्रय देकर उनके द्वारा संस्कृत-साहित्य के सभी क्षेत्रों को सम्रद्ध-सम्पन्न 
बनाया । ऐसी स्थिति में गुप्कालीन इतिहास पर जितना ही प्रकाश डाला जाय ओर अनुसंधान 
के फलस्वरूप जितनी ही नवीन बातें मालूम हों, उतनी ही अधिक हमारे राष्ट्र ओर साहित्य 
की गौरव-बृद्धि होगी । द 

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रो० अलतेकर ने सुद्राओं का वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन 
किया हैं ओर उसके आधार पर भारतीय इतिहास के नवनिर्माण तथा सम्यक्‌ प्रतिपादन के 
लिए बिपुल सामग्री रखी हैं। हमें पूरा विश्वास हैं कि इस सामग्री का उपयोग करके अम्यान्य 
: विद्वान, हमारे इतिहास से संबद्ध ऐसे तत्वों का उद्घादन कर सकेंगे, जिनकी ओर हमारा ध्यान 
पर्याप्त मात्रा में अभी तक नहीं गया हैं। द 

जहाँ तक हिन्दी भाषा और साहित्य का संबंध हैं, प्राचीन इतिहास की सामग्री पर 
श्राधारित उच्चकोटि के अनुशीलनात्मक ग्रन्थ केवल इने-गिने हैं। इस इृष्टि से प्रो" अलतेकर 
की रचना का महत्त्व और मी बढ़ जाता है, अतः हम इसका सहर्ष स्वागत करते हैं । 
हमें यह आशा हे क्रि इस ग्रन्थ से विद्वज्ञगत्‌ को न केवल अमित संतोष होगा, अपितु ज्से 
अनुशीलन की दिशा में आंगे बढ़ने की प्रचुर प्रेरणा भी मिलेगी । 


धर्मेन्द्र बरह्मचारी शास्त्री 
 परिषद्‌-मंत्री 


विषय-सु्री 


पहला अध्याय-- शुप्त राज्य का संज्विप्त इतिहास 
दूसरा अध्याय - गुप्तसम्रार्टों की मुद्राएँ 
गुप्त स्वर्णामुद्राओं के प्रकार 
तोसरा अ्रध्याय--प्रथम समुद्रगुप्त की मुद्राएं 
राजा-रानी प्रकार 
उल्लिखित मुद्राश्रों का बर्गन 
युक्रे तिद की स्वर्शामुद्रा; पूर्वी पंजाब के शक या पिछले कुपाणा 
शैली के सिक्ष; पश्चिमी पंजाब के राजा भद्र द्वारा प्रचलित सिक्षो 
हुविष्क का सिक्का; तृतीय ऋनिष्क का सिक्का 
चोथा अ्रध्याय--सपुद्रगुप्त के सिक्की 
( अर ) ध्वजधारी प्रकार के सिक्के 
( भरा ) दरडघारी सिक्के 
(ह ) धनुर्धारी प्रकार 
(६ ) परशुधारी प्रकार 
अश्वमेध प्रक्रार 
(उ ) व्याप्रनिद॑ता अकार 
( ऊ ) वीणाधारी प्रकार 
पाँचवाँ आअध्याय--काच के सिक्के 
छठा अध्याय-्विंतीय चंद्रगृंप की सुबर्ण मुद्राएँ 
( अर ) धनुर्धारी प्रकार 
( आ ) सिंहनिहंता प्रकार 
(8 ) अ्रश्वारोही प्रकार 
( $ ) छुत्रप्रकार 
( उ ) पर्यकप्रकार 
( ऊ ) पर्यकस्थित राजारानी प्रकार 
( ऋ ) ध्वजधारी प्रकार 
क्‍ ( ऋ ) चक्रविक्रमप्रचार 
सातवाँ अध्याय--( ञ् ) द्वितीय चंद्रगुप्त की रजत-मुद्राएँ 
( आ ) द्वितीय चंद्रगुप्त की ताम्न-मुद्राएँ 
( ॥ ) रामग्रुप्त की ताम्न-मुद्राएँ 
ख्राठवों अध्याय--प्रथम कुमारणुप्त की सुबरणों-मुद्राएँ 
( श्र ) धन्र्धारी प्रकार 
( आ ) अश्वारोही प्रकार 
( ३ ) ज़ज्धारी प्रकार 


२ 
१६ 
२४ 
२६ 








( २ 
( ई ) सिंहनिहंता प्रकार 
(उ ) व्याप्रनिहंता प्रकार 
( ऊ ) गजारोही प्रकार 
( ऋ ) गजारूढ सिंहनिहंता प्रकार 
( क्र ) खन्ननिहंता प्रकार 
(लू) अश्वमेध प्रकार 
(लू ) कार्तिकेय प्रकार 
. (ए ) छंन्र-प्रकार 
(ऐ, ) अ्रप्नतिध प्रकार 
(ओर ) वीणाघारी प्रकार 
( औ ) राजारानी प्रकार 
( श्रं ) प्रष्ठोत्थापित ( ॥8]१07/8886 ) गरुड़ प्रकार 
नवाँ अभध्याय- -प्रथम कुमारगुप्त की रजत तथा ताम्र-मुद्राए 


(ञ्र) पश्चिम भारतीय रजत-मुद्राएँ......... 


(आ ) भध्यदेश या गंगाघांठी रजत मुद्राएं 
(इ ) ताम्रमुद्राएं 
दसवाँ अध्याय- स्कंदगुप्त की मुद्राएं 
* (अ ) स्वर्णामुद्राएँ 
( भा ) रजतसुद्राएं 
ग्यारहवों अध्याय--स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी 
( श्र ) पुरुगुप्त तथा घटोत्कचग॒प्त 
( आ ) नरसिंदगुप्त 
( ३ ) द्वितीय कुमारणुप्त 
( ई ) बुधगुप्त की स्वर्ण-सुद्राएँ 
( उ ) बुधगुप्त की रजत-मुद्राएँ 
( छ ) विष्णुग्रुप्त की स्वर्णमुद्राएँ. 
( ऋ ) वेन्यगुप्त की स्वणांमुद्राएँ 
3 कल ( # ) प्रकाशादित्य की स्वणणमुद्राएं 
_परिशिष्ट--१ 
न++- पे 
बा 
मल, 
ता 


जाई 


.. अलुक्मणिका 


3 3 3 ५ 3७ 


१२६ 
१३३ 
१३६ 
१३०७ 
१३८ 
१४० 


१४२ 
२१४४ 


१४४५ 
१४७ 
१४८ 
१४४६ 
१४१ 
१५१ 
१५४६ 
१६५ 
१६६ 
१६६ 
१७५. 
१<८४ 
१८४ 
१८७ 
१८६४ 
१६१ 
१६३ 
१६४५ 
१६५४ 
१ ६. हर 
२७०७० 
२२२ 
२२५ 


२३६ 
२२८ 
२३० 
२३१ 


है ३ हे 


भूमिका 


समकालीन सामग्री की विपुलता के कारण, आधुनिक या मध्ययुगीन इतिहास के 
पुन्निर्माण में, मुद्राओं का उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है, जितना प्राचीन इतिहास के 
निर्माण में। 'अ्रकार-लेख' अल्प ही रहते हैं। सभी राजाओं के नाम, ग्रन्थों में वाढ मय 
प्रशस्तियों में या जनश्र तियों में नहीं आ पाते प्रचीनकाल में विदेशी यात्रियों 
आने के समय राज्य करने का सोभाग्य भी इनें-गिने राजाओं को ही प्राप्त होता था । ऐसी 
अवस्था में अनुपयोगी समझकर फेंक दी गई ताम्बे या चाँदी की मुद्रारओ पर कभी-कभी 
अकस्मात्‌ अनेक राजाओं के नाम प्राह् होते हैं तथा उनसे इतिहास की खोज में बहुमूल्य 
साहाथ्य मिलता हं। रामगुप्त नाम से ज्ञात होनेवाला राजा था यथा नहीं, इस विषय में 
अनेक साल से चर्चा हो रही थी। हाल में उसके छः ताम्बे के सिक्के मिले, जिनसे 
उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया। कोशाम्बी, मथुरा, -अयोध्या इत्यादि नगरियों में अनेक 
राजा राज्य करते थे। यदि उनके ताम्बे के सिक्‍के प्राप्त न होते, तो उनके नाम-निशान भी 
हमें नहीं मिलते । ऐतिहासिक ग्रथों से इशण्डोग्रीककाल के केवल पाँच-छः राजा हमें ज्ञात थे; 
किन्तु अब और भी तीस-बत्तीस राजाओं का अस्तित्व उनकी सुद्राओं से सिद्ध हो गया है । 

केवल राजाओं से संबद्ध इतिद्दास के लिए ही नहीं, वरंन्‌ शासन-पद्धति के इतिद्दास का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मुद्राशास्त्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारत में गणतंत्र 
राज्य थे या नहीं, इसके संबन्ध में पहले बहुत चर्चा हुआ करती थी; किन्तु, जब मालव, 
योघेय, शिवि श्रादि गणों के नाम से--किसी राजा के नाम से नहीं--चलाये सिक्के मिले, तब 
गणराज्यों के अस्तित्व का सिद्धान्त सबको मान्य हुआ । मुद्रा में मिलावट (धातुमिश्रण) 
को देखकर तत्कालीन आर्थिक दुरवस्था ज्ञात होती दै। यदि वे मुद्राएं 'निगर्मो? द्वारा 
चलाई गई हों तो इससे उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार ज्ञात होता है। धार्मिक इतिहास में. 
भी मुद्राओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक देवता वायु को मूर्ति किसी ने कभी मंदिर 
में नहीं देखी दोगी; किन्तु वह विदेशी कनिष्क राजा की मुद्राओं पर पाई जाती है। कला 
के इतिहास पर भी सुद्राओं द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | 

इस तरह, मुद्रा-शास्त्र का महत्त्व विविध दृष्टियों से स्वयं सिद्ध है; किन्तु उसके 
अ्रध्ययन के लिए सामग्री प्रायः सुलभ नहीं हें। जेसे-जेसे मुद्राएँ प्राप्त होती जाती हैं, वैसे-बैसे 
उनका वृत्तांत पुरातत्व-विभाग के विवरणों, मुद्राशास्त्र की पत्रिकाओं ओर उत्खनन-संबंधी 
पुस्तकों में प्रकाशित होता जाता हैं । किन्तु ये पुस्तकें प्रायः दुर्लभ होती हैं; ओर कितनी ही 
तो अरब अलभ्य हो चुकी दें । इनमें से अनेक इंगलेंड, फ्रान्स, अमेरिका आदि देशों में 
प्रकाशित हुई थीं; पर वे भारत के बड़े-बड़े ग्रथसंग्रहालयों में भी आसानी से प्राप्त नहीं 


द्वोती हैं । 


( £ ) 

इस कठिनाई को दूर करने के उहं श्य से भारतीय मुद्रा-शास्त्र-समिति ( [77 
.. पष्मारंआए0ाग० 800०0) ने मुद्राशास्त्र पर विस्तृत अंथ तैयार कराने की आयोजना की 
है। इस आयोजना का यह पहला ग्रंथ है, जिसे अंग्रेजी में प्रकाशित करने का विचार हुआ । 
उसके अनुसार यह अंग्रेजी में भी प्रकाशित होगा । किन्तु उक्त समिति की यह भी इच्छा 
थी कि ग्र'थ राष्प्रभाषा हिंदी में भी प्रकाशित हो। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने इस ग्रंथ 
को हिन्दी में प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया; यह उचित भी था। गुप्त-नरेश बिहार 
के निवासी थे और गुप्त-सवर्ण-मुद्राएँ न केवल बिहार की मुद्राओं में, अपितु प्राचीन 
भारत की संब-प्रकार की मुद्राओं में अत्यन्त उक्तत स्थान रखती हैं। इसलिए उनपर 
: ग्रामाणिक ग्रंथ प्रकाशित करना बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का आदर कतंव्य था। र्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ ने इस ग्रंथ के प्रकाशन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि अंग्रेजी संस्करण से पहले 
हिन्दी में ही यह ग्रथ प्रकाशित हो गया। हिन्दी में इस प्रकार का मौलिक मुद्राशास्त्रीय ग्रंथ 
प्रकाशित करने का सारा श्रेय बिंहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ को है। इस प्रकार का प्रंथ 
आ्राज और किसी दूसरी, देशी या विदेशी, भाषा में वियमान नहीं है । 


गत सो वर्षों से अधिक की अवधि में गुप्त-सम्र।टों की, जितनी प्रकार की मुद्राएँ भारत 
में या भारत से बाहर प्रकाश में आई हैं, उन सबका विवेचन इस ग्र'थ में मिलेगा और उनके 
चित्र भी इस ग्र'थ के पलकों पर मिलेंगे। हम सममभते हैं, गुप्त-पाम्राज्य के इतिद्वास के 
अध्येता विद्यार्थी को दूसरे किसी भी ग्रथ की, रिपोर्ट की या संशोधन-पत्रिका की शआ्रवश्यकता 
इस ग्रथ को साथ रखने से न होगी। जिन मुद्राओं का उल्लेख गुर्प्तों की मुद्राओं के प्रध्ययन के 
समय किया जाता है, उनके भी चित्र फलकों में दिये गये हैं। १ से लेकर १६ तक के 
फुलकों पर पाठक प्रत्येक गुप्त राजा की मुद्रा के समी 'अरकारं और “उपप्रकार! पा सकेंगे । 
. फू० २०-२६ पंर गुप्त-मुद्रंलेख मूललिपि में दिये गये है और उनका देधनागरी 


लिपि में रूपान्तर सामनेवाले प्रृष्ठ पर दिया गया हँ। इससे पाठकों को मूललेख मुद्गाश्मो. 


.. पर स्वयं पढने में सहायता मिलेगी। फ० २७ पर गुप्तमुद्राओं पर पाये गये चिह्नों का चित्रपट 
. दिया यया हैं किन्तु सब्संग्राहकता ही इस ग्र'यथ का वैशिष्टय नहीं है। श्री श्रलंन ने ब्रिटिश 
म्यूजियम की, संर्प्तो की मुद्राओं की, सूची सन्‌ १६१४ में प्रकाशित की | गत चालीस वर्षों में 
अनेक नई खोजें हुई हैं, अनेक चर्चाएं हो चुकी हैं, एवं अनेक सिद्धान्त विचारार्थ 
सामने रखे गये हैं। इस सब सामग्रियों की सम्यक समालोचना करके इस ग्र'थ में 
सुप्त-मुद्शशास्त्र॒ को पूरों विवेचन किया गया है। आशा है, इससे मुद्राशास्त्र पर पर्याप 
नत्रा अ्रकाश पढ़ेगा। गुप्त-इतिहास पर अब अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, इसलिए प्रथम अध्याय 


- . में, इसका संज्तेप में ही द्ग्दर्शंन किया गया हैं। 


मातृभाषा हिन्दी न होने के कारण मेरे लिए हिंदी में ग्रन्थ लिखना कध्टसाध्य-सा था 
हा किंतु इस कार्य में मेरे भूतपूर्व छात्र तथा विद्यमान सहकारी श्रीवासुदेव उपाध्यायजी से मुझे 
अनमोल साहाष्य मिला। अनुक्रमणिका, परिशिष्टादि उन्होंने बनाये हैं। इसके लिए मैं उनका 


( ॥ ) 
 कृतज्ञ हूँ। संभव है कि पाठकों को कुछ स्थानों पर मराठी भाषा के विशिष्ट शब्दों या 


वाक्यरचना का आभास मिले ; किंतु मराठी भाषा-भाषी जब हिन्दी लिखेंगे तब वैसा होना 
अपरिदाय है । 


हिंदी भाषा में मुद्राशास्त्र पर प्रकाशित होनेबाला यह पहला ग्रन्थ है। इसलिए हमें 
007७7"8७, 76ए९7"४९, 82०7683, 00॥ ० ])!97 इत्यादि शब्दों के हिंदी प्रतिशब्द प्रथम 
ही निश्चित करने पड़े । नये शब्दों के निर्माण में स्वनावतः संस्कृत भाषा के शब्द-भरण्डर 
का आश्रय लेना पड़ा । इन सत्र शब्दों की हिंदी-अंगरेजी की सूची परिशिष्ट 
में मिलेगी । पुस्तक पढ़ने के पूर्व पाठक यदि पहले इन सूचियों को देख लें तो उन्हें ग्रन्थ 
के सममने में सहायता मिलेगी । 
पाद-टिप्पणियों में ग्रथों के नाम का उल्लेख संक्षेप में करना अपरिहार्य है। संक्षिप्त 
थनामों की अकारादि सूची परिशिष्ठ में दी गई है। उसे भी पाठक कृपया पहले ही देखें । 
परिशिष्ठ में आधारभूत ग्रन्थों के नाम दिये गये हें--अंग्रेजी ग्रथ अंग्रेजी अक्षरों में तथा 
संस्क्ृतादि ग्रंथ देवनागरी में । 


इस ग्रन्थ के फलकों पर प्रकाशित की गई मुद्राएँ प्रथम ब्रिटिश संग्रहालय के सूची 
पत्रों ( ((५४७]०2५०४ ) में, बयाना निधि की सूची में, पुरातत्त्व-विभाग के प्रतिदत्तों में 
भारतीय मुद्रा-समिति तथा बंगाल एशियाटिक सोसायटी की पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी 
थीं। उनके पुनमु द्रण के निमित्त अनुमति प्राप्त करने के लिए हम तथा बिंहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ उक्त संस्थाओं के, पुरातत्त्व-विभाग के रचालक के ओर भरतपुर के महाराजा साहब 
के कृतज्ञ हैं । 


बिद्ार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ का यह विचार था कि मेरे अमेरिका जाने से पहले यह अ'थ 
प्रकाशित हो ज|य, और तदचुदप परिषद्‌ ने सनी आयोजन किये । इसी कारण प्रन्थ-मुद्र ण में 
बहुत शीघ्रता करनी पड़ी 


ध-मुद्रण में मेरी दो पुत्रियों ने बड़ी सहायता को हैं। कुमारी उषा अलतेकर (अध्यापिका 
पटना-महिला मद्दाविद्ालय ) तथा कुमारी पतद्मा अलतेकर (प्राचीन भारतीय संस्क्ृति-विभाग की 
अनुशीलन-सद्ायिका) को उक्त सहायता के लिए में हृदय से आशीर्वाद देता हूँ । 


२५-१-१६ ५४ अनंत सदाशिव अ्रलतेरक 


गुप्रकालीन-मुद्राएँ 


पहला अध्याय 
गुप्त-राज्य का संज्षितत इतिहास 


गुप्त मुद्राओों के वर्णन के पहले इस बंश का संक्षिप्त इतिहास साधारण पाठकों के लिए 
आवश्यक प्रतीत होता हैं। उस सम्बन्ध में घिस्तृत तथा विवादास्पद विषयों पर घिचार, नहीं 
किया जायगा ; केवल उन घटनाओं का उल्लेखमात्र होगा जिससे गुप्तवंश की मुद्रार्ओशों की 
जानकारी सरलता से हो सके। 


इसथी सन्‌ २६० में श्री गुप्त ने दक्तिण-पूर्ण बिहार में गुप्ततंश की नींव डाली । उसका 
राज्य बहुत ही सीमित था । यही कारण हे कि उसके घिजयी उत्तराधिकारियों की प्रशस्तियों 
में वह केवल सामंत की पदणषी से विभूषित किया गया है। श्री गुप्त प्रायः २६० से २८० ई० 
तक शासन करता रहा ; परन्तु शत्यन्त साधारण राजा होने के कारण मुद्राओं;का प्रचलन न 
कर पाया । उसकी पुत्र और उत्तराधिकारी घटोत्कच भी सामंतावस्था में ही रहा, उसकी भी 
कुछ मुद्राएं नहीं मिली हैं। हाँ; एक 'घटो” लेखवाली मुद्रा मिली हैँ, किन्तु आंगे यह दिखाया 
जायगा कि जिस घटोलकव ने उसे चलाया था, घह अन्य राजकुमार था। यह गुप्त राजा 
घटोत्कच संभवतः २८० से ३०० ई० तक शासन करता रहा । 


गुप्त कुल का प्रभावशाली राजा तथा वास्तविक संस्थापक घथोत्कच का पुत्र ओर 
उत्तराधिकारी प्रथम वन्द्रभुत था। उसका वेवाहिक सम्बन्ध लिच्छुवी वंश से स्थापित हुआ 
था, जिसकी राजकुमारी कुमारदेवी चन्द्रगुप्त की पश्ममहिषी थी ; लिच्छवियों के सहकाय से 
सरलतापूर्वयक बह सम्राट के पद तक पहुँच सका। इस सम्बन्ध के फलस्वरूप गुप्त तथा 
लिख्छवी राज्य एक में मिला लिये गये, जिससे मिथिला तथा बिहार का एक शक्किशाली गुट 
उत्पन्न हो गया । इस तरद्द के सामथ्य की बृद्धि से प्रथम चन्धगुप्त ने अपने बढ़ते हुए प्रभाव 
द्वारा अवध तथा प्रयाग तक की गंगाघादी का भूभाग अपने राज्य में मिला लिया। राज्य 
की सीमा दुगुनी बढ़ जाने पर प्रथम चद्धगुप्त ने ३० स० ३२० केसमीपविशेष राज्याभिषेक करके 
महाराजाधिराज की उपाधि घारण की । सम्मवतः उसी समय से गुप्त-संवत्‌ का आरम्भ किया 
गया और सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन हुआ । कुमारदेवी से उत्पन्न पुत्र समुद्र॒गुप्त को अपना 
उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त त० स० ३३० के समीप परलोक सिधारा। 
लिच्छुधी घंश से उसका वैधाहिक सम्बन्ध चन्द्रगुप्त के शासनकाल की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
घटना थी, जिसने उसकी मुद्रानीति को प्रभाषित किया था। उसने केवल एक भ्रकार की 
मुद्रा तैयार कराई, जिसके पुरोभाग पर राजा तथा महिंषी कुमारदेवी की आकतियाँ बनाई गईं 


शै. .... गुप्तकालीन-मुद्राएँ 
और पृष्ठभाग पर लिच्छवी वंश का नाम उत्कीरों किया गया था। प्रथम चद्धगुप् सबप्रथम 
हिन्दू राजा है जिसकी उत्कीर्णा स्वर्ण॑मुद्रा हमलोगों को भ्राप्त हुई हैं । 


. इसमें संदेह नहीं कि, समुद्रगुप्त प्रथम चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी मनोनीत 
किया गया था। किंतु प्रयाग के स्तंभ-लेख से पता चलता हैं कि चन्द्रगुप्त की झत्यु के 
पश्चात्‌ उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था ।. इस सम्बन्ध में यह सुझाव उपस्थित किया जाता 
है कि 'काच”ः नामक व्यक्ति समुद्र का ज्येष्ठ श्राता था, जिसकी स्वरांमुद्राएँ समुद्रगुप्त के ध्वज- 
धारी सिक्षों के समान मिली हैं, और उसीने सिंहासन के लिए कगड़ा खड़ा किया था। जब सम्राद््‌ 
ले समुद्र को इसकेलिए चुनों:और सरकारी ढंग से उसकी घोषणा भी की तब इस ऋंगड़े को संभावना 
अंसंभव-सी हो जाती है +समुद्रगप्त का प्रारम्भिक इतिहास प्रकाश में आ न सका है तथा काच के 
सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना सी कठिन हैं। यह भी हो सकता हैं कि काच एक धन्य वंश का 
राजा था जिसने ये सिंक्ष निकाले हों। अधिक ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में केवल यही कहा 
जा सकता है कि काच नामक राजा ईसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी में, गंगा की धाटी में, कुछ 
समय तक राज्य करता था ओर उसने सिक्क प्रचलित किये थे । 


-.. समुद्रगुप्त एक बढ़ा संगठनकर्त्ता तथा महत्वाकांच्ी- विजेता था । उसने अनेक छोटे शासकों 
को पराजित कर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, दक्तिण-पूर्वी पंजाब तथा दिल्‍ली से सागर तक केभूभाग 
को अपने राज्य में मिला लिया । विन्ध्यप्रदेश और दक्षिण कोसल गुप्त साम्राज्य के प्रभाव के अन्तर्गत 
लाये गये ये। उत्तरीभारत में राज्य को दृढ़ कर ससुद्रगुप्त ने दत्षिणिभारत की दिग्विजय-यात्रा आरम्भ 
: को,जिसके सिलसिले में उसकी सेना ने पूर्वी समुद्रतठ के पार कांची पर्यन्त के भाग को रौंद डाला । 
. उस प्रांत में शासन करनेवाले अनेक राजाओं ने विजेता की अधीनता स्वीकार की। उनकी 
मेंठ लेकर संतोषपूर्वक समुद्रगुप्त राजधानी लौद आया ओर उसने विजित प्रदेशों को साम्राज्य 
में सम्मिलित करने का प्रयत्न तक न किया। श्रघुना उस राय को अशुद्ध मानते हैं कि 
. समुद्रयुप्त पश्चिमी भारत से महाराष्ट्र होकर लोठा था। देषराष्ट्र तथा एरण्डपदल के पराजित 

नरेश पूर्वीतट पर स्थित कलिंग प्रांत में शासन करते थे, न कि पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश 
में । वाकाटक महाराष्ट्र तथा मध्यप्रांत के शासक थे, जिनसे समुद्रगुप्त की मुठभेड़ नहीं हुई थी । 


...., समुद्रय॒त्त प्रायः ४० घषे की लम्बी अवधि तक शासन करता रहा, जिसका अंत प्रायः 
. ३७० ई० में हुओ था। इसके राज्यकाल में गुप्त मुद्राश्रों की विशेष ढंग से उन्नति हुई, जो 
मा कई अंकार की थीं और कलात्मक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट समझी जाती हैं। समुद्रगुप्त ने चांदी तथा 
. तंफबे को छोंडकर केवल सोने की मुद्राएँ अधिक संख्या में प्रचलित की जो छः विश्विश्ष प्रकार 
' की हैं। उनका वर्णन आगे किया जायगा। ः 
... . सर्मुईसन के उत्तराधिकारी -के विषय में दो मत हैं। एक मत के अनुसार समुद्रगुप्त 
. का उत्तराधिक्रांसे उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त था, जिसे थोड़ी अवधि के पश्चात्‌ कनिष्ठ अआराता 
| द्वितीय चद्रगुप्त के लिए स्थान छोड़ना पड़ा। -चन्द्रगुप्त ने कुषाण आकमण से उत्पन्न गुप्त 


पहला श्रध्याय पर 


साम्राज्य की महान्‌ विपत्ति दाली थी। कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं, वे रामगुप्त की 
ऐतिहातिकता पर आपत्ति करते हैं ; क्‍योंकि उसकी स्थिति प्रशस्तियों तथा मुद्राओं से पुष् नहीं 
की जाती। एक मत के अनुसार रामगुप्त का नाम गुप्त वंशावली में इस कारण उल्लिखित 
नहीं किया गया कि उसके वंशज आगे राज्य नहीं कर सके अथवा उसका शासन गुप्तचंश के 
_ लिए कालिमा का धब्बा था। हाल ही में मालवा से चार-पाँच ताम्बे के सिक्का मिले हैं, 
जिन पर रामगुप्त का नाम स्पष्ट हप से उत्कीणें हैं। आगे चलकर उसके सोने के सि्क भी 
प्राप्त हो सकते हैं। यह असम्सव नहीं कि बह समुद्र का ज्येष्ठ पुत्र था। यह कहना आव- 
श्यक है कि रामगुप्त की स्थिति काच के समान अभी भी अनिश्चित-सी है। 

द्वितीय चम्द्रगुप्त ग्राः ३७५ ई० में सिंहासन पर बेठा । उसकी लम्बी शासन-अवधि 
४१२ ई० तक विस्तृत थी । उसे शासन के आरम्भ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । उसने बंगाल के विद्रोह को दबाया श्रौर विद्रोह शांत हो जाने पर कुषाश-सेना सिन्ध 
नदी के किनारे तक भगाई गई। पश्चिमी पंजाब गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित न हो पायो 

रन्तु कुषाण तथा शक राजा गुर्पों के सामंत के रूप में शासन करते रहे । 


ह० सन्‌ ३६० के पश्चात्‌ द्वितीय चन्धगुप्त ने द्याठियावाड,गुजरात तथा मालव! के शक 
ज्षत्रियों के विरुद्ध प्रबल आक्रमण किया, जिसमें वह सफल हुआ । इस घटना का विशेष 
महत्त्व है कि जो शक्त तीन सी वर्षों से उस भू-भाग में शासन करते थे, वे पूर्ण रूप से सदा 
के लिए मिटा दिये गये। भारतीय राजनीति से उनका नाम तक लोप हो गया । मालवा, ग्रुजरात 
तथा काठियावाड़ गुप्त साम्राज्य में मिला लिये गये, जिससे सामुद्रिक व्यापार का एक नया मार्ग 
खुल गया । 
द्वितीय चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा द्वितीय र््रसेन के 
साथ हुआ था जो वैवाहिक जीवन के प्रारम्मिक वर्षों में ही विधवा हो गई। उसके दो 
नाबालिग पुत्र थे, इस कारण चन्धगुप्त अपनी पुत्री की शासन-प्रबध में सहायता करता रहा।. 
उसने अनेक अनुभवी कर्मचारियों को भेजकर पुत्री की सहायता की थी । 
चन्द्रगुप्त के शासन-काल में राजकीय सुद्राओं में अधिक उन्नति हुई | सोने के अतिरिक्त 
चाँदी तथा ताम्बे को भी सुद्रार्ओं के लिए प्रयोग किया गया । चाँदी की मुद्राएँ क्ञत्रप सिक्कों के 
अनुकरण पर चलाई गई, जो उससे मिलती-जुलती हैं। सम्मवतः इस धातु की. भुद्राएँ 
पश्चिमी विजित प्रदेशों के लिए थीं जो चाँदी-सिक्कों के प्रचलन में अभ्यस्त थे । | 
द्वितीय चद्धगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र प्रथम कुमारणुप्त राज्य का स्वामी बना । इस नये 
राजा की सबसे पहली तिथि ६६ गु० स० हूँ तथा चन्द्रगुप्त की अंतिम तिथि ६३ गु०स०। अतएव 
इन तीन वर्षो की अवधि में कुछ पिद्वान्‌ गोविन्दगुप्त का स्थान निश्चित करते हूँ ; जिसने राज्य 
छीन कर इस समय शासन किया हो। इस मत की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं तथा 
कोई लेख भी इसे प्रमाणित नहीं करता । यदि उन तीन वर्षो में कुछ काल तक ग़ोविन्दगुप्त ने 
शासन किया भी हो तो उसकी कोई मुद्रा उपलब्ध नहीं हुई है । आओ 


पर क्‍ गपकालीन मुद्राए 


प्रथम कुमारमृप्त ने करीब-करीब चालीस वर्षों तक राज्य किया ; परल्तु उससे 
सम्बन्धित बहुत थोड़ी राजनीतिक घटनाएँ ज्ञात हैं। उसने किसी नये श्रांत को जीतने का 
प्रयज्ञ नहीं किया। निस्संशय उसने श्रश्वमेध-यज्ञ किया था । किंतु ऐसा प्रतीत होता हूँ कि 
वह नये विजय के उपलक्दय में नहीं था, वरन पितृपरम्परा-श्राप्त साम्राज्य के गोरव के लिए था। 
. दत्तिण के सतारा जिले में चाँदी की मुद्राओं का एक निधि प्राप्त हुआ है; किंठु वह इस बात 
: का बोतक नहीं हैं कि प्रथम कुमारगुप्त के साम्राज्य में दक्तिण तथा मध्य महाराष्ट्र सम्मिलित 
थे। उस निधि को संभवतः किसी महाराष्ट्र के व्यापारी ने बचा कर रखा था अथवा वह किसी 
घिद्वान ब्राह्मण को देक्षिणा-हप में मिला था, जो गुजरात में वेदिक यज्ञ के लिए निमंत्रित किया 
गया हो । ईसवी सन्‌ ४४० तक कुमारगुप्त का शासन शांतिमय रद्द । उसके द्वारा प्रचलित 
सुद्राओं से साम्राज्य के धन और वैभव का प्रतिबिम्ब मिलता है। उनमें नवीनता, कलात्मकता 
झौर लेखों की काव्यमयता विशेष उल्लेखनीय है। चौद॒ह प्रकार की स्वणंसुद्रार्शों का 
उसने प्रचलन किया था, जिनमें अश्वारोही, कार्तिकिय, खज्ननिहन्ता तथा सिंह-निहन्ता 
प्रकार की मुद्राएँ प्राचीन भारतीय मुद्राकला में सर्वोत्तम उदाहरण समभी जाती ईं । 


... अुमारमुप ने उत्तर प्रदेश ओर बिहार के लिए भी चाँदी के सिक्कों का प्रचलन किया। 
ये सिक्क सर्वथा ज्त्रप प्रभाव से मुक्त हैं। कुमारणुप्त ने चाँदी की मुद्राएँ अन्य सन्नारों से बहुत 
अधिक .संख्या में प्रचलित कीं। 


हि # 


. उसके अंतिम समय में साम्राज्य में अशांति मच गईं। वाकाटक राजा नरेद्धसेन 
पर नल राजा ने आक्रमण किया, किंतु कुमारगुप्त उसे सैनिक सहायता भेज न सका । घर के 
समीप ही नमंदा की ऊपरी घाटी में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त श्राधिपत्य के 
विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया था। थोड़े समय के लिए स्थिति काबू से बाहर हो गई, जिसे 
राजकुमार स्कन्दगुप्त ने, सेना की बागडोर ग्रहण कर, बचा लिया। पुष्यमित्र पराजित 
किये गये; पर विजेता स्कन्द को संतोष न हुआ कि जीत के संदेश स्वयं पिता को सुना दें। 
उन्हीं दिनों सम्नाट्‌ मर गया, जब साम्राज्य की सेना विद्रोहियों को दबाने और पराजय में 
व्यस्त थी। उुष्यम्रित्रों के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य के साधनों की बड़ी द्वानि हुई । 
इंतना होते हुए भी कुमारगुप्त के प्रशंसनीय शासन में स्वर्शामुद्राओं में हीन धातुओं का 
सम्मिश्रर नहीं किया गया। किंतु उसे बाध्य होकर चाँदी-पानी के सिक्षों को कुछ इृद तक 
पश्चिमी भारत तथा गंगाघाटी में भी प्रचलित करना पड़ा था । 


:. उुमासूक्ष के पश्चात्‌ उसका पुत्र स्कंदगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी हुआ | कुछ 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार पर यह सुझाव रखा जा सकता है कि स्कन्द के 
उत्तराधिकार से उसके आता पुरुगुप्त द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। किंतु यह अधिक 
सम्भव हैं कि, स्कन्द्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ पुरुगुप्त उत्तराधिकारी हुआ और उससे स्कन्दगमुप्त के 
किंतु राज्यारोहण का विरोध नहीं किया था । राजगही पर बैठने से पूबे स्कन्दगुप्त ने पुष्यमित्रों 


पहला अ्रध्याय रत 


के विद्रोह को दूर तो कर दिय। था ; परन्तु नई आपत्तियाँ उठ खड़ी हो गईं। उत्तर-पश्चिम 
से हूण लोगों ने साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया । इससे सेना नई आपत्ति का सामना करने 
में फँसी थी। एक प्रशस्ति में वर्णन आता है कि शत्रु-सेनाओं के भयकंर सुठभेड़ होने पर 
पृथ्वी पाताल तक हिल गई। स्कनन्‍्दगुप्त इस युद्ध में सफल हुआ ; लेकिन पूर्वी पंजाब उसके - 
हाथ से जाता रहा । स्कन्दगुप्त साम्राज्य के बचे भार्गों में शांति शोर सुरक्षा रखने में सफल रहा । 
सम्राट्‌ सैनिक-कार्य में इतना व्यस्त था कि उसे मुद्रा-नीति पर ध्यान देने का अवसर न मिल 
पाया। उसके दो प्रकार के सिक्ष उल्लेखनीय हैं । एक में लद्॒गी राजा को राज्य भेंट कर 
रही हैं' । दूसरा सिक्का धनुर्धारी प्रकार का हैं। हाल ही में छुत्रधारी ओर अश्वारोही प्रकार 
के सिक्क मिले हैं, जो सम्भवतः उसीके हों । किंतु उसके बारे में निश्चित रूप से कहना 
कठिन है । द 

स्‍्कंद के चाँदी के सिक्के पिता की तरह अ्रत्यधिक संख्या में तेयार कराये गये थे। 
इसने दो नये प्रकार के नन्दी तथा बेदी वाले सिक्के प्रचलित किये थे। ईसवी सन्‌ ४६७ 
स्कंद की अंतिम तिथि हुँ, प्रायः इसी साल में वह मर गया। उसका श्राता पुरुगुप्त राज्य 
का उत्तराधिकारी हुआ ; पर वह भी दो या तीन वर्षा के शासन के पश्चात्‌ मर गया । उसकी 
कोई मुद्रा नहीं मिली हैं। एक स्वर्शामुद्रा जो पुरुणुप्त की बतलाई जाती थी, अब बुधगुप्त 
की सिद्ध हुई है । 


स्थात पुरुगुप्त बद्धावस्था में सिंहासन पर बेठा था, इस कारण उसका शासनकाल 
अत्यन्त थोड़ा रहा । किंतु उसके पुत्र नरसिंहगुप्त-बालादित्य ने भी चार ही वर्षा तक 
राज्य किया था ; क्योंकि उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त ई० सन्‌ ४७३ में सिंहासनारूढ हो 
गया था। इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ ही सन्‌ ४६५ इई० में बुधगुप्त ने गुप्त-शासन की बागडोर 
अपने दाथ में ले ली थी । 


इस युग का इतिहास प्रकाश में न आ पाया हैं। इस कारण अनेक मत उत्पन्न हो 
गये हैं ; किंतु उसमें एक भी अभी तक प्रमाणसिद्ध नहीं माना जा सकता हैं। एक मत के 
अनुसार पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त तथा द्वितीय कुमारगुप्त के शासन एक के बाद एक थोड़े समय 
के रहे, कारण, उत्तराधिकार में कुछ कगड़ा था। बुधगुप्त ने नरसिंहगुप्त तथा कुमारणुप्त का 
विरोध किया था। आपसी झगड़े के कारण नरसिंहगुप्त तथा कुमारगुप्त का शासन अल्पावधि 
का था, जिसके बाद बुधगुप्त ने शासन का अधिकार ले लिया। सम्भवतः सन्‌ ४७५ 
६० में उसने अपने भतीजे द्वितीय कुमारग॒प्त को हराया था । 

द्वितीय कुमारगुप्त की स्वर्णमुद्राएँ अधिक संख्या में मिली हैं जितनी स्कंदगुप्त के अन्य 
उत्तराधिकारियों के शासनकाल में नहीं मिली हैं। इस आधार यह असम्भव ज्ञात होता है 
कि उसका राज्य काल केवल तीन या चार वर्षों का था अथवा ४७६ ई० में बुधगुप्त के 


अधयकाननााशकााााकभाअभाप;+ मान भाक'पक न भाव कान पक न भफम पूरक नानक भा मना 
१. अमवधानता के कारण फलक १४ पर इस प्रकार का वर्णन राजारानी प्रकार में किया 
गया है। वह नाम पूवेकालीन लेखकों ने स्वीकृत किया था। 


हू क्‍ गृप्तकांछीन मुद्राएं 


सिहासनारोहरा से समाप्त कर दिया गया। इस बात के भी निश्चित अमाण मिले हैं कि 
द्वितीय कुमारगुप्त का पुत्र विष्णुगुप्त॒ सिंहासन पर बैठा ओर महाराजाधिराज की उपाधि से 
विभूषित किया गया था। इस कारण यह अनुमान करना सबंधा गलत होगा कि कुमारणुप्त 
- का राज्य ४७६ ई० में बुधगुप्त के सिंहासन पर आने पर समाप्त हो गया। सम्भवतः चचा- 
भतीजे में इस तरह का सममोता हो गया कि बुधगुप्त को राज्य का अधिक भाग मिले 
क्योंकि दोनों में वह अधिक शक्किशाली था। द्वितीय कुमारगुप्त ने संभवत पूर्षी बंगाल में 
एक छोटे राज्य से संतोष कर लिया, जहाँ उसकी भुद्राएं पर्याप्त संख्या में मिली हैं । 

यय्पि बुधगुप्त ने २० वर्ष के लम्बे काल तक शासन किया, तथापि अभी तक उसकी 
केवल तीन स्वर्स-सुद्राएँ मिली हैं। उसके चाँदी के सिक्को भी कम हैं तथा मध्यदेश प्रकार 
के ही मिले हैं । नरसिंहगुप्त तथा द्वितीय कुमारयग्प्त की केवल स्वर्ण॑मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं । 


६० सन्‌ ४६६ में बुधगुप्त की रुत्यु के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य का इतिद्वास अ्रपूरों रूप से 
मिलता हैं। सम्मवतः कुमारणुप्त का पुत्र विष्णुगुप्त ३० सन्‌ ४६० में, पूर्वी बंगाल में, उसका 
उत्तराधिकारी हुआ और ४६६ ई० के समीप भानुगुप्त पाठलिपुन्न में। भाजुग॒प्त का कोई 
सिका नहीं मिला हैं; पर विध्णुगुप्त की स्वर्॑मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं । सिक्कों के आधार पर गुप्तवंश 
का अंतिम शासक वेन्यगुप्ते था। अनेक वर्षों तक उसके सिक्क तृतीय चंद्रगुप्त के माने जाते 
. थे। किंतु अब उसका नाम वेन्‍्यगुप्त ठीक तरह से पढ़ा गया हैं। चूँकि दक्तिश बंगाल 

: में वैन्यगुप्त का ताम्रपत्र मिला, अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि बह विष्णुगप्त का 


पुत्र था। 
पाँचवी सदी के अंत में हुणलोगों ने पुन: आक्रमण किया, जिसका अग्ुआ तोरमाण 
 था। हण सेना ने पंजाब तथा राजपुताना को रौंद डाला और ५१५ ६० के समीप वह 
मालवा में प्रवेश कर गई। ई० सन्‌ ४१० में सागर जिले में भानुगुप्त तथा उसके सेनापति 
से हणों की मुठभेड़ हुई थी। इस युद्ध में भानुगुप्त असफल रहा, जिसका प्रमाण ग्वालियर 
: के लेख से मिलता हैं। उसके उल्लेख से पता चलता है कि तोरमाण का पुत्र मिद्दिर अपने 
. शासंन के प्रारम्भ में ग्वालियर प्रांत का स्वामी था। भानुगुप्त की आदित्य” उपाधि नहीं 
. मिली हैं; इस कारण यह कहना कठिन है कि ५३० में हणों को परास्त करनेवाले बाला- 
. द्वित्य तथा भाजुगुप्त एक ही व्यक्ति थे या नहीं। अधिक सम्भव है कि बालादित्य भानुशुष्त 
: का पुत्र था, जिसने पिता के कार्य को पूणो किया हो। . इस बालादित्य का व्यक्तिगत नाम 
ज्ञात नहीं है। यदि बालादित्य और पुरुगुप्त के पुत्र नर॒सिंहगुप्त एक ही व्यक्ति थे तो यह 
असम्भव नहीं कि, स्वसामुद्रा, जिसके पुरोभाग पर नर उत्कीर्ण है तथा प्ृष्ठमाग पर विरुद 
बालादित्य खुद! है, द्वितीय बालादित्य की प्रचलित की हुई मानी जा सकती है। वह हूरों 
का विजेंता था । 
| मालवा तथा मध्य देश से हुणों का निष्कासन सुप्रशासन की अवधि को बढ़ा न 
. सका। मालवा के यशोधर्मन्‌ ने बालादित्य को सहयोग देकर उन्हें निकाल बाहर किया 


पहला अध्याय ७ 


किंतु पश्चात्‌ बह गुप्त-राज्य पर आक्रमण कर बह्मपुत्र की घाटी तक घुस गया; पर उसका आकमरण . 
ऐसा विकट था, जिसने गुप्त-ाजाओं की निबंलता की पोल खोल दी। मौखरि-नरेशों ने. 
विद्रोह करके अवध तथा उत्तरप्रदेश के उत्तरी भूभाग में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। 

मगध प्रांत में क्षष्णगुप्त के दंशर्जो ने बालादित्य के परिवार का अंत कर दिया, जो समीपवर्ती 

शाखा से उत्पन्न हुए थे। ह्षष्णगुप्त, उसके पुत्र हृषेगुप्त तथा पौत्र जीवितगुप्त, बुधगुप्त और 

बालादित्य के अआज्ञाकारी सामंत थे। जब मौखरि राजा इशानवर्मा ने मगध पर चढ़ाई कर 

उस भूभाग को सम्मिलित करने का प्रयज्ञ किया तब जीवितगशुप्त के पुत्र ह्विंतीय कुमारणुप्त ने 
उसका विरोध किया था। मोखरिलेखों में हुण-विजेता बलादित्य अथवा उसके उत्तराधिकारी 
के नाम नहीं मिलते, जिन्होंने बढ़ते हुए मोखरि-साम्राज्य का विरोध किया हो। यह 
स्पष्ट है कि सन्‌ ५३० ई० के करीब गुप्त सम्राटों का अंत हो गया था और उस समय “पिछले? 
मगध गुप्त वंश के कुमारगुप्त राजा ने उनका स्थान ले लिया 

जय ( गुप्त ) तथा हरि( गुप्त ) का पता कुछ दुष्प्राप्य सिक्कों से लगता हैं जो सम्भवत 


गुप्त राजा थे। यर्दि ऐसा हो तो प्रधान गुप्त वंश या कृष्णगुप्त के परिवार में उनका स्थान 
क्‍या था, यह ज्ञात नहीं हैं। 


दूसरा अध्याय 
. गुप्त सम्रायें की मुद्राएं 
भूमिका और सामान्य विवरण 


..मुद्राशात्र के चेत्र में गुपत-सम्रारों की मुद्राएँ विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैँ। उनके 
पूर्ववर्तों राजाओं में भारत के यूनानी तथा कुषाण शासकों ने कलात्मक दृष्टि से पर्याप्त 
सुन्दर मुद्राओं का प्रचलन किया था ; परन्तु उनमें विदेशीपन के भाव निहित थे ओर उनके 
लेख अमारतीय लिपि में लिखे जाते थे, उदाहरणार्थ--यूनानी तथा खरोष्ठी । गुप्तों से पूर्व के कुछ 
भारतीय राजाओं ने पांचाल के मित्र” तथा दक्षिण के सातवाहन-लेखयुक्क सिक्कों का प्रचलन 
क्रिया ; किंतु वे कला में हीन थे और उनकी तौल तथा माप सबंधा अ्रव्यवस्थित थी। 
उनपर शासक की आकृति या अद्धचित्र खुदा नहीं मिलता। गुप्तकालीन मुद्राएँ सर्वप्रथम 
भारतीय सिक्के हैं जो वर्तमान सुद्राओं के संनिकठ आती हैं। उनपर राजा की श्राकृति तथा 
नाम खुदे हैं ओर उनकी तौल तथा माप एक-ती हैं। आरम्भ में उनपर कुछ विदेशी प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है ; परन्तु शीघ्र ही वे उससे मुक्क हुए। उत्कृष्ट गुप्त मुद्राएँ कला, बनावट तथा 
वच्नाभूषरों में सर्वथा राष्ट्रीय कहदी जा सकती हैं । 

... कलात्मकता, मौलिकता व विविधता में गुप्त-सम्राों की स्वरण॑मुद्राएं प्राचीन भारतीय 
मुद्राओं में अपनी सानी नहीं रखतों । भारतीय यूनानी सिंक् निसंदेह कला की दृष्टि से 
ऊँचे माने गये हैं । परन्तु उनमें प्रकारों की अनेकता ओर चिह-समूहों ( "(०४४४४ ) की 
विविधता नहीं दिखालाई देती है, जो गुप्त-मुद्राओं की विशिष्ठता हैं। भारतीय यूनानी 
सिक्कों के पुरोभाग पर अधिकतर राजा का ऊद्धव-चित्र खुदा है। कुछ बिरल मुद्राओं पर 
अश्वारोही राजा भी मिलता है, किन्तु इससे अधिक विविधता नहीं मिलती हैं। इसके 
विपरीत मुप्रमुद्राओं पर राजा का ऊद्धवे-चित्र बिरले मिलता है। राजा का प्रदर्शन अनेक 
रीति से किया गया हैं, उसके वच्र तथा आयुध भी विविध प्रकार के हैं। बह प्रायः खड़ा 
द्खिलाया गया है। कभी उसके हाथ में धनुष ( फ० २, १४ ) तो कभी परशु (फ० २,१४५ ) 
और कभी ध्वज ( फ० २,१ ) रहता हैं। कभी-क्ती तो राजा के पाश्वे में छत्र-घारी व्यक्ति 
दि्खिलाई पढ़ता है (फ० ८,६ ) | अक्सर वह सिंह-शेर या गेंडा से लड़ते हुए अंकित हैं 
(फ० $, १-१४ ३,१३; १४, ३-६) । कभी राजा घोड़े पर सवार है (फ० ८, १) अथवा हाथी 
पर (फ० १२,१४) । मनोरंजन के लिए वह वीणा बजा रहा है (फ० ३,१४) या मोर को खाना 
-दे रहा है (फ० १३,१९१ ) । इस प्रकार की मनोद्ारी तथा कलात्मक विविधता भारतीय यूनानी 


दूसरा भ्रध्याय ९ 


सिक्कों में नहीं पाई जाती | कुषाण सुद्राओं के प्रृष्ठभाग पर उल्लेखनीय विविधता तो अधश्य * 
है; परन्तु इसका एक मात्र कारण यही था कि वहाँ राजा के इच्छानुकूल अनेक यूनानी, रोम, 
इरानी, हिन्दू तथा बोद्ध देवी-देवताओं को स्थान दिया गया। उस विविधता का कारण 
कलात्मकता न थी जैसी गुप्त मुद्राओं में पाई जाती है । 


गुप्त युग की हिन्दू-कला में गोरवास्पद नव-निर्माणशक्कि ( 02/88/४776 ए७]४७ ) थी 
जिसे न केवल तक्षण कला में, बल्कि सिक्कों पर भी देख सकते हैं। इस स्वर्णॉयुग में कोई नरेश 
एक प्रकार की मुद्रा से संतुष्ट नहीं था। समुद्रगुप्त, द्वितीय चद्धगुप्त तथा. प्रथम कुमारगुप्त 
में प्रत्येक ने छः से अधिक प्रकार की झुद्राएं प्रचलित कीं। मुद्रा पर उन सब सम्रा्ों का 
विशेष ध्यान रहा । शासन के आरम्भ में पूरी स्थिति पर विचार करके मुद्राओं का संचालन 
किया जाता था। कुछ पुराने प्रकारों का त्याग करते थे ओर नये का स्वीकार। कभी-कभी 
पुराने प्रकार सुधार के साथ पुनः प्रचलित किये जाते थे। द 


इतना ही नहीं कि सुद्राओं के अनेक प्रकार प्रचलित किये गये ; किंतु हरएक प्रकार में 
अनेक उपप्रकार भी शुरू किये गये। द्वितीय चन्रगुप्त, की धनुर्धारी मुद्रा अतीव 
साधारण प्रकार में गिनी जाती है, जिसमें सैकड़ों सिक्‍्क्रे प्रचलित हुए ; लेकिन इस प्रकार के 
उपप्रकारों में आश्वय जनक विविधता ओर, विचित्रता पाई जाती हैं । कभी “चन्द्र! बाँह के नीचे 
( फ० ७,६-६ ), कभी घनुष तथा प्रत्यंचा के मध्य, (फ० ७,१०-११ ) ओर कभी अप्रत्य॑चा 
के बाहरी भाग में ( फ० ७,१२ ) लिखा गया हैं। कभी धनुष राजा के दाहिने हाथ में तो 
कभी बायें हाथ में रहता है ( फ? ५,६;०,६-१४ ) ; कभी घनुष सिरे से पकड़ा गया है 
( फ० ४७,९-१३ ) तो कभी मध्यमाग से (फ० ४-१२ )। साधारणतः राजा बाई ओर 
ही खड़ा है और देखता हैं; पर कभी वह दाहिने तथा कभी बायें भी देखता है ( फ० 
४, ६-१५: ५, ६-१२ )। ये उपप्रकार जितने कलात्मक हैं, उतने ही आश्चर्यकारी भी हैं । 
मुद्राओं के परष्ठभाग पर भी इसी प्रकार की विविधता दिखलाई देती हैं। उदाहरण के लिए, 
सिंहनिहन्ता प्रकार को लें। इस प्रकार के प्रृष्ठभाग पर भी देवी प्रायः सिंह पर सम्मुख. बेठी है । 
( फ० ६, १-३; १२९, ३)। वह सिंह का उपयोग सिंहासन के रूप में प्रायः करती है; किन्तु 
कभी वह अश्वारोद्दी के समान अपने दोनों पैर उसके दोनों ओर फैलाये बेठी है ( फ० ६, ८ ), 
कभी देवी का वाहन सिंह बाई ओर चल रहा हैं (फ० ६, १७ ), तो कभी दाहिनी तरफ 
( फ० ६, १० )। कभी देवी निर्भीक भाव से सिंह के सिर॒पर पैर हिलाते हुए दिखलाई गई 
है (फ० ७, १ )। 

ऊपर बताया गया है कि गुप्त-कालीन मुद्राओं की कला सर्वथा भारतीय हैं। इसकी 
विशद्‌ विवेचना की आवश्यकता है ; क्योंकि स्मिथ महोदय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया 
हैं कि गुप्त सिक्कों के कतिपय चिहसमूह विदेशी प्रभाव से अनुप्राशित हैं। किंतु अधिकतर 
उदाहरणों में पता चलता है कि स्मिथ का निदान निराधार है। जो लोग भागघतधर्म से 
परिचय रखते हैं, वे जानते हैं कि उस धर्म में विष्णु तथा उसके वाहन गरुड़ को कितना 

शु० सु००+ 


६७ गुप्त कालीन म॒द्गाएँ 


महत्व दिया जाता हैं। वें कदापि यह नहीं मानेंगे कि परमभागवत वेष्णव गुप्त सम्रार्टों को 
गरुढ़ की याद रोम के सिक्के देख कर ही * हुई, न विष्णु के वाहन को नमस्कार करने से। 
बैसनगर. स्तम्भ के आधार पर यह सिद्ध होता हैं कि रोमन सिक्कों पर गरुड़ ( 6७£8)6 ) 
के समाविष्ट होने के बहुत समय पूर्व वैष्णय लोगों ने गराइध्वज का स्वेत्र अचार किया था। 
कुमास्युप्त का नाम जिस देवता के नाम से हुआ, उस कुमार था कार्तिकेय देवता का वाहन 
मोर था। इस कारण सबलोग इसे समझ सकते हैं कि मोर को सोने तथा चाँदी के पिक्कों 
पर क्यों महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। ऐसी अवस्था में कुमारगुप्त के चाँदी के सिक्कों पर 
इस पंखयुक्क मोर की आकृति को ज्यूलिया आगर्टा के सिक्के का अलुकरणा मानना * सर्वथा 
न्याय नहीं होगा। विस की पुत्री ज्यूलिया आगस्टा की मृत्यु ई० सन्‌ 4१-६० के 
बीच में हुई। स्मिथ इसे स्वीकार करते हैं कि उस राजकुमारी तथा प्रथम कुमारणपत 
के राज्यकाल में दीर्घ अन्तर है। वे यह भी मानते हैं कि उस राजकुमारी के ये दुष्प्राप्य 
सिक्को भारत तक पहुँचे थे। इसका भी कुछ प्रमाण नहीं है। तो भी वे अपने विचार 
: पर हढ हैं कि प्रथम कुमारणुप्त ने इन रोमन सिक्कों का अनुकरण करके ही अपनी मुद्राओं पर 
मोर को स्थान दिया । राजा या देवी-द्वारा मोर को खिलाते हुए दिखाना एक सर्वथा भारतीय 
कल्पना है। इससे मिलती-जुलती हुई रोमन सिक्कों पर उत्कीर्ण मोर को खिलाते हुए जूनो की 
आकृति केवल. आकस्मिक घटना ही मानी जा सकती है। अश्वारोही तथा सिंहनिहन्ता 
वर्गों के सिक्कों की कल्पना तंथा सजावट भी सर्वथा भारतीय है। इसमें रोमन सिक्कों का 
अनुकरण देखना युक्किसंगत नहीं है । * द 
. प्रारंभिक अवस्था में. गुप्त-स्वशोंमुद्रा में कुछ विदेशी प्रभाव अवश्य दृष्टिगोचर होता 
. हैं; पर वह कुषाण या सीथियन प्रभाव है, रोमन नहीं। प्रथम चन्द्रगुप्त के बेवाहिक दृश्य 
में मी (फ० १,८१४ ) ग़॒प्त सन्नाद्‌ सीथियन ढंग का वस्त्र पहने दिखलाया गया है। 
एप्रहूकरकेणब्कछछका एए 
२. ज० ए० एस० बी० १८८९ पृष्ठ २२। ५५ 
जे. कु बुक न घिस्तृत विवरण के लिए देखिए--स्मिथ का लेख ज० रा० ए० सो० १८८५९ पृ० १८-२२ | 
:... स्मिथ के प्रमाण कितने अविश्वसनीय हैं, वे स्वयं भी उनसे केसे पूर्णातया प्रभावित 
नहीं हुए थे, यह निम्नांकित दो उद्धरणों से समझा जा सकता है। द्वितीय चन्दगप्त की 
... भागते सिंहवाली अद्वितीय मुद्रा ग॒प्त सिक्कों में सबसे अधिक कलांपूर्ण है। यह सम्भव 
है तथा सुझाव रकक्‍्खा जा सकता है कि सिंह और व्याप्रनिंहन्ता प्रकार की मुद्रश्ों पर इन 
....- पशुओं से छड़ते हुए राजा के चित्रण की कल्पना हेरेकल्स के नेमियन वन के सिंह 
5 की लड़ाई से भारतीयों को मिली होगी, यद्यपि सिंद-निहन्ता द्वेरेकल्स तथा सिंददनिहन्ता 
.. शंससत्चार्तो में. कोई साम्य नहीं है। गुप्त मुद्राओं पर भागता हुआ सिंह निस्संदेह 
यूनानी कक्षा से प्रभावित है। किंतु यूनानी चित्र या मूर्ति को देखकर ही भारती 
_कारीगर ने उसे खोद़ा होगा ( पृ० २०)। यह कहा जा सकता है कि अखेमनियन वंश के 
.... डेरिक सिक्कों से घजुधारी प्रकार के सिक्कों की बर्पना गृ ससन्नाटों को किंतु 
... से सो से बची कार के लि की बहता गुवसाारं को हुई। किए धय 


दूसरा अध्याय ५६ 


यज्ववेदी पर हवन करते समय 'भी विदेशी कोठ-पतलून का त्याग नहीं किया गया है 
( फ० १,१४-१४ )। सुद्राओं के प्रष्ठ भाग पर ऊँचे पीठवाले सिंहासन पर बैठी हुई और 
हाथ में कॉनु कोपिया * लिये हुए देवी की मूत्ति रोमन देवता आरदोक्ञो का अक्षरशः अनुकरण 
हैं (फ० १,१४-१५)। हाँ, गुप्त मुद्राओं पर उसका नाम नहीं मिलता । समुद्रगुप्त मुद्रा पर ध्वज 
लिये हुए दिखलाया गया है ( फ० २,१-७ ) ; क्योंकि सीथियन सिक्कों पर राजा इसी अवस्था 
में खड़ा है ओर उसका अनुसरण गुप्त ठकसालवालों ने किया । किंतु हिन्दू शिष्टाचार इतसे 
सहमत नहीं है कि राजा अपना ध्वज अपने हाथ में धारण करे। ० 
गुप्रकालीन कलाकार विदेशी चिह्न तथा वेश-भूषादि को शीघ्र हटाना चाहते थे 
किंतु मुद्रा-शास्त्री पुरानी प्रथा को बहुत मानते थे। इसलिए मारतीय दृष्टि में सुद्राओं में. 
तुरंत परिवर्तन करना सरल न था। -सीथियन ऊँची टोपी का स्थान आरम्भ से ही भारतीय 
उष्णीष ने ले लिया ( फ० १,८१५ ) ; परन्तु विदेशी कोट ओर पतलुन कई पीढ़ियों तक 
सिक्कों पर बीच-बीच में दिखाई देते हैं। अत्यधिक मुद्राओं पर राजा धोती पहने चित्रित 
किया गया हैं। आरदोक्षो, सिंहवाहिनी दुर्गा के रूप में परिवर्तित कर दी गई है (फ० १,८-१३ ) 
अथवा कमलासन पर बेठाकर उसे लक्ष्मी का रूप दे दिया गया हैँ। वहाँ कॉनु कोपिया _ 
के स्थ|न पर कमल वर्तमान हैं ( फ०४,५ )। ध्वजधारी प्रकार की मुद्रा के ध्वज को परशु 
( फ० ३,३ ) अथवा घनुष से (फ० २,१२) स्थानान्तरित करके सफलतापूर्वक भारतीयपन लाया 
गया हैं। अत्यधिक संख्या में गुप्त सम्राों की सुद्राएँ सर्वथा राष्ट्रीय हैं ओर वे भारतीय. 
मुद्रा-कला के सबसे अच्छे उदाहरण मानी जाती हैं । क्‍ 
गुप्त मुद्राएँ अत्यंत उच्च हस्त-कोशल का प्रदर्शन करती हैं तथा बनावट ओर कला में 
उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित करती हैँ । दितीय चन्द्रगुप्त के सिंहनिहस्ता प्रकार के एक चर्ग 
में राजा की पतली, किंतु मांसल स्नायुयुक्व देहयष्टि अत्यंत मनोहर दिखाई देती हैं (फ० ७,५ )। 
शायद्‌ ही उसकी समानता कोई कलाकार कर सके । देवी या खड़ी रानी की आकृति कोमल 
कानत तथा आकर्षक हैं ( फ० ७,७-११ )। कितनी कमनीयता से वह हाथ में लीला कमल 
धारण करती है या मुद्राओं को बखेरती है या मोर को खिलाती हैं। (फ० ४७, १; ७, ८५. 
१९, २-४ )। उससे उस युग की सुसंस्क्रत रुचि का परिचय मिलता है। देवी की त्रिमंगी .. 
मुद्रा अत्यन्त मनोमोहक है ( फ० १२, १ )। समुद्रगुप्त के ऊँचे तथा भव्य शरीर का आभास 
उसके सिंक्ों से भलीभमाँति मिलता है ( फ० २ )। प्रथम चन्द्रगुप्त तथा प्रथम कुमारगुप्त के राजा- 
रानी प्रकार की मुद्राएं (फ० १, ६-१३ ; १३, ४ ) समुद्रगुप्त के बीणाघारी और अश्वमेघ 
प्रकार के सिके ( फ० ३, ६-१३ ) ह्वितीय चन्द्रगुप्त के चक्रविक्रम और सिंहनिहन्ता मुद्रा- 
प्रकार ( फ० ६, ८, ६ ) तथा प्रथम कुमार गुप्त के अप्रतिध, खह्ननिहन्त), गजारोही-सिंहनिहन्ता - 
प्रकार के सिक्के (फ० १२, १३, फ० १३, ३-६ ) सभी निस्संदेह मोलिक हैं। वे सुद्राकारों की 
कलापारंगतता का पूर्ण परिचय देते हैं । 


भ्रारदोद्दो देवी के दाथ में एक फर्लो से भरा छुआ सींग रहता था, जिसका नाम कॉनु 
कोपिया था। 


4 गृंपकालीन द्राएं 


कलाकार्रों ने मुद्राओं पर उस युग के आमूषणों की आकर्षक विविधता अंकित को 
है जो तत्कालीन सुसंस्कृत रुचि का परिचय देती है। राजा के बठनवाले कोट और पतलून 
(फ० २, ४; 9, १२ ), मोक्किक विभूषित टोपी ( फ० ३, ४; १४ ) राजमुकुद का चंद्र कोर 
( फ० ८, ७ ) सभी सुन्दर और आकषक हैं । राजा के केशविन्यास के विविध श्रकार दिखाये 
गये हैं ।- कभी उसके केश कुरल ( घुंघराले ) ( फ० १२; $ » कभी बालों को लें लहदराती 
हुई (फ० 8, १३) और कभी वे आधुनिक न्यायाधीशों की टोपी ( ४78 ै) की तरह दिखाई देते 
है (फ० १०, १३-१५ ) | स्त्रियों के आभूषण उनको ढँक नहीं लेते हैं, जेंसा परवती कला 
में दिखलाई पड़ता. हे । संख्या में वे कम हें, किन्तु सौंदय में उत्कृष्ट ( फ० १, ८-१३; ३; 
६-१७ ) । उनकी साक्ष्याँ तथा ओढ़नियाँ सदभिरुचि पर बिना आधात किये उनके सौंदर्य का 
आविष्कार करती हैं (फ० ३, ७-८ )। 
घोड़ों के बालों के सुन्दर गहने, उनके सिर पर का तुरा श्राकर्षक रूप से दर्शाये गये हैं 
( फ० ३, ९-७; फ० ११, ११-१२)। 
5. साहित्यिक पुनरुत््यान, जो गुप्तयुग की एक विशेषता है, सिक्‍कों में भी प्रतिबिम्बित 
होता है। भारतीय मुद्राशास्त्र में सर्वेप्रथम॑ गुप्त सिक्कों पर ही मुद्रालेख छंदोबद्ध मिलते 
हैं *। काव्य की दृष्टि से भी उनका दर्जा ऊँचा है। यह असम्भव नहीं है कि अधिकांश 
गुप्तसम्राओं ने साहित्यिक प्रवृत्ति रखते हुए मुद्राओओं को अपनी काव्यमय पंक्कियों से सुशोभित 
कियाहो । साधारणत: उपगीति, प्थ्वी, उपजाति तथा वंशस्थावित्न छंंदों में काव्यपंक्षियाँ 
मिलती हैं । यद्द एक ध्यान में रखने लायक बात है, कि गुप्त सम्राटों के पश्चात्‌ किसी भी 
राजा ने अपने मुद्रालेख छुंदोबद्ध करने की प्रथा का अनुसरण नहीं किया है। हाँ, मोखरी, 
हुए “तथा व्धेन घंश की सुद्राओं पर “विजितावनिरवनिपतिः श्री (***'**) दिवं जयति” यह 
काव्यपंक्ति मिलती है; किंतु वह एक मरुप्त मुद्रालेख का अनुकरणा है । 


. गुप्त स्वय॒म॒द्राओं के प्रकार 


गुप्तमुद्राओं की विशेषताओं का विस्तृत विवरण वहाँ किया जायगा, जहाँ प्रत्येक नरेश के 
सिक्कों का वर्णन होगा | यहाँ तो संक्षेप में प्रत्येक राजाश्रों द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा के विषय 
में तथा उनके विभिन्न प्रकार के विषय में कुछ बातें रखी जायेगी । प्रथम चन्द्रयुप्त के पितामह 
श्री गुप्त तथा पिता घटोत्कच प्रसिद्ध तथा भददत्त्वपूर्"णो शासक नहीं थे और उन ल्ोगोंने किसी 
प्रकार के सिक्के का प्रचलन नहीं किया । प्रथम चद्द्रगुप्त ने मुद्रासंचालन तब शुरू किया जब 
सम्भवंत+ शासन के अंतिम साग में उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस 
समग्र झुंपत साम्राज्य एक प्रकार का द्व राज्य * था; उसमें गुप्त और लिच्छ॒वी वंशों के समान 





१. भुदाल्लेसों की छुंदोबद्धता को प्रथम पहचानने का श्रेय जॉन श्र लन को है । 
२. दो शबाओंकके द्वारा जिन राज्यों में साथ-साथ राज्य संचालन किया जाता है, उसे प्राचीन 
भारतीय शास्त्रकार हू राज्य कहते थे। 


. दुसरा अध्याय द 4३. 


ग्राधकार थे । प्रथम चन्द्रगुप्त की मुद्रा से इस३राजनीतिक परिस्थिति का आभास मिलता 
है। उसने केवल एक प्रकार को ही मुद्रा प्रचलित की थी, जिसके पुरोभाग पर राजा तथा रानी 
की आक्ृतियाँ हैं तथा पृष्ठ भाग पर शक्किशात्ली लिच्छवी वंश का नाम अंकित है, जहाँ रानी 
उत्पन्न हुई थी ' । द्वितीय चन्रगुप्त का एक भी पिक्का प्रथम चद्धगुप्त का नहीं बतलाया 
जा सकता ; क्‍योंकि सभी पर विक्रम या सिंहविक्रम अथबा अजितविक्रम ऐसे विक्रमशब्दयुक्त . 
मुद्रालेख मिलते हैं । श्रभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मित्रा दे कि प्रथम चन्द्रगुप्त ने यह उपाधि 
धारण की थी। बेली का कथन था कि उसके संग्रह की सिथियन ढंग की कुछ मुद्राएं प्रथम 
चन्द्रगुप्त की हो सकती हैं। परन्तु वे स्वय॑ निस्तंदेह रूप से इन सिक्कों पर बाँह के नीचे 
“चन्द? नहीं पढ़ सके थे ओर न इन मुद्राओं के चित्र छापे गये हैं, जिससे हम इस लेख के 
अध्तित्व की जाँच कर सकें । किंतु बृटिश संग्रहालय में ऐसे दो सिक्के हैं, जिनमें बाँह के 
नीचे विवादास्पद लेख के अतिरिक्त ध्वजा के बाहर भी लेख वत्तमान है। इनमें से 
एक को जें० ए० एस० बी १८८४, फ० ३, $ पर श्रकाशित किया गया हैं। कर्निंघम 
ने भी एक इसी प्रकार का सिक्का प्रकाशित किया हैं जो इस पुस्तक के फ० १,५ 
पर दिया गया हैं। इस नमूने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पह लेख “भद्र! है, जिसे 
चन्द्र भी भ्रम से पढ़ा जा सकता है। चूँकि बेली स्वयं इस लेख के विषय में संदेहपूरा हैं 
ओर, इस प्रकार के अन्य सिक्कों पर इसे “भद्र! पढ़ा जाता है; इस कारण ऐसे प्रमाण नहीं 
मिलते, जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि श्रथम चन्द्रगुप्त ने ध्वजघारी मुद्राओं 
का प्रचलन किया था । 


हाल ही में डाक्टर छात्रा ने यह सुझाव रक्‍ख। * कि जिस दंडधारी सिक्के के पृष्ठ 
भाग पर परमभागवत लिखा है, वह प्रथम चन्द्रगुप्त का है, ट्वितीय का नहीं। किंतु उनके 
प्रमाण कसौटी पर नहीं उतरते । चूँकि द्वितीय चन्द्रगुघ्त ने पयदुबाली मुद्रा के प्रष्ठभाग 
में ध्वज का प्रयोग किया है, अतएव यह ध्वजधारी प्रकार की मुद्रा उसी की ज्ञात होती है । 
अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि प्रथम चन्द्रयुप्त ने परमभागवत की विरुद धारण की 
थी। इसलिए भी यह मुद्रा द्वितीय चन्रगुप्त की ही माननी पडढ़ेगी। अंत में इस 
पिद्धान्त पर दम पहुँचते हैं कि प्रथम चन्द्रगुप्त ने केवल राजा-रानी प्रकार के सिक्‍के ही 
प्रचलित किये थे, न कि अन्य किसी प्रकार के । 

प्रथम चन्द्रगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने लम्बी अवधि तक राज्य किया। 
उसकी छः विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ अभी तक मिली हैं ।. उनमें ध्वजधारी सिक्का अत्य- 
घिक प्रचलित है, जो तीसरी सदी के मध्य पंजाब में प्रचलित शक राजाश्रों के सिक्कों का 
धनिष्टठतम अनुकरण करता है (फ० ३, ३-४) । इसमें राजा बायें हाथ में ध्वज लिये खड़ा है 





१. अल्न के मत के श्रनुसार ये सिक्के समुद्रयुप्त के हैं, न कि प्रथम चन्द्गघत के । इस मत की 
असारता आगे सिद्ध की जायगी। 
२. जे० एन० एम० झाम्‌, ११-१५ । 


और दाहिने हाथ से यज्ञवेदी पर आहुति छोड़ रहा है। सीथियन मुद्राओं पर के त्रिशुल 
का स्थान गरुइध्वज ने लिया है; गरुड़ गुप्त साम्राज्य का राजकीय लांछन था (फ० १, 
१४--१५)। ससमुद्रगप्त ने आगे चलकर घनुर्धारी तथा परशुधारी प्रकार के सिक्‍के प्रचलित 
किये, जिनको ध्वजधारी प्रकार का भारतीय अवतार माना जा सकता है। हिंदू शिष्टाचार 
के अनुसार राजा अपने हाथ में ध्वजघारण करना उचित नहीं समकता और दादिनी ओर 
गुरडप्वज़ की उपस्थिति से बाई' ओर राजा के हाथ का ध्वज व्यर्थ-सा हो जाता है। 
. इस कारण इसके स्थान पर बायें हाथ में धनुष रक्खा गया और दाहिने हाथ में आहुति की 
जगह बाण । इस प्रकार धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों का आविष्कार हो गया जो (फ० ३, 
१३-१५) गुप्त बंश के अंत तक ल्लोकप्रिय बना रद्दा। परशुधारी प्रकार की मुद्रा में 
ध्वज के स्थान पर परशु अंकित किया गया। इसमें एक बामन सेवक राजा के सम्मुख खड़ा 
है। इस प्रकार की मुद्रा से यह तात्पर्य समझा जाता है कि सम्राट किसी ऊँचे स्थान 
से युद्ध की प्रगति को देख रहा है तथा संमुख स्थित दूत के द्वारा समाचार सुन रद्दा है, जो 
: युद्डस्थल से शीघ्र ही आया है । परशुधारी प्रकार की मुद्रा पर समुद्रयुप्त के लिए. कृतांत- 
परशु की विरुद दी गई है जो गुप्तवंशीय लेखों में केवल उसके लिए प्रयुक्त है।. उसके 
उत्तराधिकारियों में किसी ने भी इसे नहीं अपनाया । अपने विविध मनोविनोद के श्रकार 
. और दिंतव्यापी पराक्रम हमारे मुद्राप्रकारों से प्रजूजन को विदित हो-ऐसी समुद्रगुप्त की 
इच्छा थी। फलस्वरूप व्याप्रनिहंता, बीणधारी तथा अश्वमेघवाले पिक्‍्क्रे निकाले गये। 
व्याप्रनिहंता प्रकार के सिक्के उसके आखेट से प्रेम को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के 
सिक्के कम मिले हैं ; पर वे श्रत्यन्त सुन्दर हैं (फ० ३, १३--१४)। इन मुद्राओं पर 
आभूषणधारी घोती पहने- हुए राजा के आखेड समय का आवेश अत्यन्त सफलता से 
चित्रित किया गया है। वीणाधारी मुद्रा अवकाश कालीन राजा के बीणा-वादन से प्रेम की 
अ्रभिव्यक्ति करती है। दो सकता है कि इन मुद्राओं पर पाटल्िपुत्र महत्व के छत पर प्रीष्म 
काल के संध्या समय में पर्यक्ष पर बैठकर बवीणावादन से मनोविनोद्‌ करनेवाले राजा का 
चित्र हमारे सामने उपस्थित किया गया है (फ० ३, १४--१७) । प्रयाग की स्तम्भ-प्रशस्ति में 
कहा गया है कि संगीतकला में समुंद्रगुत्त नारद तथा तुम्बह से भी अधिक निपुण था। 
इसलिए यह आश्चय की बात नहीं कि राजा ने अपने संगीतप्रम प्रजाजनों को अभिव्यक्ल 
करने के लिए वीणा प्रकार के सिक्के संकलित किये हों । अश्वमेध प्रकार (फ० ३, ६-- 
१२) की मुद्रा समुद्र के प्रसिद्ध दिग्विजय को उद्घोषित करती है। जैता गुप्त 
प्रशस्तिकारों ने वर्रान किया है कि अश्वमेध यज्ञ बहुत समय से लुप्तप्राय था, बैसा शायद नहीं 
. था। तब भी यह निस्संदेह माना जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने अ्रभूतपूर्ष ठाटबाट से अश्व- 
| ४ यज्ञ किया था तथा उसोके स्मारकस्वरूप अ्रश्वमेध सिक्के प्रचलित किये। निमंत्रित 
: विद्वान ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को दक्षिणा देने में वे सर्धृप्रथम उपयोग में लाये गये होंगे । 
हा प्राचीन भारतीय मुद्राओं में वीणाधारी, व्याप्रनिहंता तथा अश्वमेध प्रकार की 
मुद्राएं अलुच्च कला के नमूने मानी जाती हैं ॥ राखालदास बनर्जी ने इन सुद्रार्ओों को रू 


दुूंसरा अध्याय बृण 


प्रकार के ( 7760): 7[06 ) सिक्के माने हैं । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि ध्वजधारी, 
धनुर्धारी तथा परशुधारी प्रकारों की मुद्राओं का निर्माण जिस कुशलता तथा सावधानता से 
हुआ था, उससे भी उच्च प्रकार की कुशलता तथा सावधानता इन भुद्राओं के विविधविशेषों 
में दिखलाई देती है। बनजीं बाबू ध्वजधारी, धनुर्धारी और परशुधारी मुद्राओं को नियमित 
प्रकार की मुद्रा मानते हैं। न जाने क्यों वे वीणा प्रकार के सिक्कों को एक दूसरी तरह के 
समभते हैं। 

यह सत्य है कि वे बहुत दुष्प्राप्य हैं; पर समुद्रगुप्त के धनुर्धारी तथा परशुधारी प्रकार भी 


उसी तरह के हैं। अश्वमेध सिक्का परशुधारी तथा धनुर्धारी मुद्राओं से अधिक संख्या में 
मिलता है । 


समुद्रगुप्त की मुद्राओं के प्रृष्ठभाग पर ऊंचे सिंहासनारूढ़ देवी की मूर्ति ही अधिकतर 
पाई जाती हैं। यह क्ुषाण ढंग का अनुकरण है ओर ध्वजघारी तथा धनुर्धारी सिक्कों पर 
उत्कीर्ण है (फ० १,३-४७ )। परशुधारी प्रकार की मुद्रा में इस मूत्ति को भारतीयकरण के 
फलस्वरूप देवी की चरण-पादुका के स्थान पर कमल दिखलाई पड़ता हैं (फ० ३, १-२)। बीणा 
धारी प्रकार में देवी बेंत की बनी तिपाई (मोढ़ा) पर बैठी है (फ० ३,१४-१७)। व्याप्र- 
निहंता प्रकार में देवी मकर पर खड़ी है (फ० ३, १३-१४)। शायद कलाकार उसको गंगा 
के स्वरूप में दिखलाना चाहते थे। अश्वमेध सुद्रा के पृष्ठभाग पर रानी दत्तदेवी खड़ी है 
जिसके कंधे पर चँवर विराजमान है ओर बह यज्ञीय अश्व के समीप परिचारिका की तरह 
दिखलाई पड़ती है । 


काच की मुद्रा का घर्णोन करते समय घह राजा कोन था, इस समस्था 
पर विचार किया जायगा। चूंकि काच का शासन थोड़े समय तक रहा, इसलिए उसने एक 
ही चक्रध्वज प्रकार का सिंक्ा चलाया था। इसमें राजा चक्रध्वज को धारण किये हुए है 
ओर दाहिने हाथ से आहुति दे रहा हैं। एष्ठभाग पर एक देवी खड़ी है, जैसी पहले के 
व्याप्र-निहंता मुद्रा पर अंकित है। काच के इस प्रकार का पीछे के किसी राजा ने अनुकरण 
नहीं किया । 


द्वितीय चन्द्रगुप्त के आठ प्रकार के सिक्कों का अभी तक पता लगा हैं। आश्चर्य 
तो यह हैं कि पिता के समय के अत्यंत लोकप्रिय ध्वजधारी प्रकार को घह अत्यंत ही कम 
काम में लाया हैं। उस प्रकार के केवल एक ही सिक्का का पता छगा है । धनुर्घारी मुद्रा 
जिसे समुद्र ने कम प्रचलित किया था, द्वितीय चन्द्रगुप्त के शासन में अत्यंत लोकप्रिय हो गया ! 
बयाना की निधि में चन्द्रगुप्त की &७२ सुद्राओं में ७६८ पिक्क इसी प्रकार के मिले हैँ । 
प्रारंभ में निकाली गई मुद्राओं में देवी ऊँचे पीठवाले सिंहासन पर बेठी दिखलाई गई है , 
(फ० ७, ६-१२) जैसा पिछले कुषाण सिक्कों पर मिलता हैं। किंतु शीघ्र ही उस देवी को 
कमलासन पर बेठी लक्ष्मी बना दिया गया (फ० ४,१३-१५)। इस लोकप्रिय झुद्रा प्रकार 


न्‍ सम रकम न्‍रणऊ ८-८ >क जार  पनपपनन कप" ५०५८-2० उपनाम न्‍ पकने पलक ना परपन ८“ >न+-प5नन_ क तप नन्‍ल्‍ फल. 


दि एज आफ इसम्पीरियल गप्ताज्‌ पृ० २१५--१७ 


१६ ग॒ प्कालीन सुद्राएँ 


के पुरोभाग तथा पृष्ठभाग पर मनोहारी विविधता दिखलाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया गया 
है। द्वितीय चन्द्रगुप्त का रिंह-निहंता प्रकार उच्च कला का एप सुन्दर नमूना हैं। इस 
प्रकार के छुछ सिकको तो निस्संशय भारतीय कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। मुद्दानिर्माताओं 
ने इस प्रकार में राजा और सिंह को अनेक ढंगों से दिखलाया है। किप्ती समय सिंद राजा 
के दाहिने (फ० 5५5) है और कभी बायें (फ० है, १-४) । किसीमें सिंह राजा से डठा हुआ 
सामना करता है (फ० ६, १-७) तो किसीमें वह राजा पर मा रहा है (फ० ६,५) । 
कभी राजा सिंह पर तनकर अहार करता है (फ० ६, ६:१०) तो कभी चिंद राजा से भाग रहा है 
(फ० ६, #-७) । द्वितीय चन्द्रगुप्त के नये प्रकार की मुद्राओं में अश्वारोही तथा छत्रधारी प्रकार 
के सिक्के (फ० ७-८) अधिक प्रचलित थे। पहला प्रकार यह बतलाता है कि चन्द्रगुप्त अपने 
समकालीन राजाओं में कुशल अश्वारोही था। दूसरा प्रकार इन गुप्तशासकों के एकच्छत्र 
राज्य की ओर संकेत करता है श्रोर उसके महान साम्राज्य की घोषणा करता है। चन्द्रगुप्त के 
पर्यड्ु प्रकार का सिक्का (फ० $, ९-४) सम्भवतः पिता के बीणा अकार का हपान्तर हे । 
. इस प्रकार से क्‍या अभिव्य॑जित करने का प्रयत्न- किया गया है, . यह कहना कठिन है। पर 
. एक मुद्रा पर की -रूपाकृति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पर्यड् पर बेठ कर 
राजा किसी प्रकररें का: अभिनय देख रहा हो (फ० ६,१ )। उस तरह के आसन पर बेठे 
राजा-रानी की एक स्वर्ण॑मुद्रा मिली है जो राजा के व्यक्तिजीवन में एक घरेलू दृश्य दिखलाता 
है (फ० ६३) । इस राजा के चक्रविक्रम प्रकार की एक ही स्वर्श॑मुद्रा प्राप्त हुई हैं, जिसपर 
राजा का व्यक्षिगत नाम नहीं है। प्ृष्ठभाग के चक्र विक्रम मुद्रा-लेख से पता चलत! द्दै कि 
उसे द्वितीय चन्द्रयुप्त ने ही प्रचलित किया था। पुरोभाग पर विष्णु खड़े हैं। उनका 
: प्रभामरडल चतु लद्य युक्त है। उनके सामने प्रभामरडलयुक्क राजा खड़ा है। विष्णु . 
भगवान उसे भेंट दे रहे हैं जिसको लेने के लिए स्राद्‌ ने दाहिना द्वाथ फैलाया 
हं'फ०८,६)। ला ह | 
द्वितीय चद्वगुप्त की स्वर्णमुद्राओं के प्रष्ठभाग पर बेटी हुई देवी की आकृति है । 
अधिकतर वह कमलासन पर बैठी है ; पर कुछ सिक्कों पर कुषाण ढंग से पीठवाले ऊँचे 
सिंहासन पर बैठी हैं। अश्वारोही प्रकार की मुद्रा पर वह बेंत के बने मोढ़ पर बेठी है । 
 छत्रधारी मुद्राओं पर देवी कभी सम्मुख खड़ी है. तो कभी बाई ओर । कभी-कभी वह बाई 
ओर. चलती दिखाई गई है (फ? ८, ११-१५)! रौिंह-निहंता प्रकार में वह सिंह पर बैठी 
है (फ० ६)। चद्धगुप्त के चाँदी तथा ताम्बे के सिक्कों का वर्णन यथा स्थान मिलेगा । 


... : प्रथम: कुमारजुप्त ने. बहुत लम्बी अवधि तक राज्य किया (४१४-४५५ ई०) जो 
बहूुशं में वेन॑वपूरा था। इंसने उतने प्रकार की स्वणुमुद्राएँ प्रचलित कीं, जितने प्रकार 
की इसके पिता तथा -पितामह मिलकर निकाल चुके थे। अभी तक चोदह प्रकार की मुद्राएँ 
ज्ञात हैं और सम्भव है कि कुछ अन्य प्रकार का भी पता लग जाय | धनुधोरी (फ० ६,६-१४) 
 अश्वारोही (फ० १०, ११-१६), सिंहननिहंता (फ० १२, १५) तथा छत्रघारी (फ० १ ३, १५ ) | 


्बज 


दूसरा अ्रध्याय ब्छ 


को कुमारगुप्त ने जारी रक्खा। इन प्रकारों में छत्र प्रकार के सिक्के दुलेभ हैं ; दूसरे सारे प्रचुर 
संख्या में मिलते हैं । कुमारगुप्त ने अपने पितामह के चीणाधारी, अश्वमेघ तथा व्याप्र-निहंता 
प्रकार को और प्रपितामह के राजारानी प्रकार को पुनर्जीबित किया ( फ० १३, ७-१२३ 
१७, ४; ११,११-१३;:१७,४ ) कमारगुप्त ने अनेक बिव्कुल्ल नये प्रकार की मुद्राओं का भी 
प्रचलन किया था। उसकी कात्तिक्रेय श्रकार की मुद्रा में उस देवता का आदर किया गया हे 
जिससे राजा का नामकरण कुमार हुआ ( फ० १३, ११-१३ )। उसका खज्नधारी सिक्का 
प्रायः यह व्यक्त करता होगा कि राजा तलवार चलाने में कुशल था (फ० ११, १३-१४) । 
आखेठ के संम्बन्ध में. प्रथम कुमारग॒ुप्त के तीन नये प्रकार के सिक्के प्रचलित किये गये--पहला 
गजारोही (फ० १२, १४-१५), दूसरा खन्ननिहंता (फ० १३, ३-६) तथा तीसरा गजारूढ सिंह-. 
निहंता (फ० १३,१-२) ।. अग्रतिष” प्रकार के सिक्के की गूढ़ता अभी तक हल न हो पाई। 
.. कुमारणुप्त की स्वर्णमुद्राओं के प्रृष्ठभाग पर देवी की आकृति हैं। केवल कार्तिकेय 
प्रकार में देवी की जगह कार्तिकेय दिखलाये गये हैं। अश्वमेध प्रकार में महिषी यश्पशु की 
परिचर्या में चेंवर के साथ खड़ी हैं। प्रायः देवी कमलासन पर बैठी अंकित की गई है । 
किंतु कभी वह बेंत के मोढ़ो पर विराजमान हैं और कभी मोर को खिला रही हैं जो अश्वारोही 
व्याप्रनिहंता तथा गजारोही सिंह-निहंतावाले सिंक्वों में स्पष्ट प्रकट होता है। सिंह-निहंता 
प्रकार में पुराने ढंग का पालन हुआ हैं और देवी सिंह पर बैठी द्खिलाई पड़ती हैं। गजारोही. 
प्रकर में देवी सम्मुख खड़ी है । 
प्रथम कुमारणुप्त के चाँदी के सिक्कों का विवरण यथास्थान दिया जायगा । 
प्रथम कुमारगुप्त के शासन का अंतिम समय अत्यन्त दुःखमय रहा, जिसका वर्णन पहले 
अध्याय में किया गया है। उसके फलस्वरूप राजकीय कोश पर विषम आर्थिक संकट या. 
कठिनाइयाँ आईं ; किंतु कुमारयगुप्त ने हीन स्वर्ण की सुद्रा प्रचलित नहीं की। परन्तु चांदी 
पानी के सिक्कों के प्रचलन के लिए उसे घाध्य होना पड़ा । हु है 
. स्कन्दगुप्त के सिंहांसनारूढ होने के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य की अवनति होने लगी, जिसका. 
अनेक प्रकार का प्रतििंब मुद्राओं में मिलता है। गुप्त साम्राज्य के वेभवकाल में स्वरणोसुद्रा 
: अकारों में जो आकर्षक विविधता और मौलिकता दिखाई देती थी, वह अब लुप्त होने लगी । 
स्वर्ण मुद्राओं की तौल तो १३२० ग्रेन से बढ़ाकर १४४ रन की गई जो भारतीय परंपरा 
के सुवर्णः सिक्कों की थी। किंतु स्वशुमुद्राओं में शुद्ध खवर्शाश अभी ४०: फी सदी ही 
रहने लगा । द द का | 
केवल दो प्रकार की मुद्राओं को स्कन्दगुप्त ने अधिक संख्या सें चलाया। एक श्रकार 
_ था--धनुर्धारी (फ० १७,८-११) जो पहले के शासन में लोकप्रिय था। दुघ्रा प्रकार सर्वंथा 
नवीन और मौलिक था, जिसमें यह दिखलाया गया है कि लद्धमी राजा को' मार्नों गुप्त साम्राज्य _ 
समर्पित कर रही हैं, जिसका संकेत एक प्रशस्ति में भी किया गया हैं (फ० १४,१२-१३ ) 


3. फ० १४ पर असावधानी से इस प्रकार का वर्थन राजारानी प्कार में दिया गया द्दै। 


के गुप्कालीन मदाए 


क्याना की निधि में छत्नधारी प्रकार का एक अद्वितीय सिक्का मिला है, जिसके पृष्ठ पर “कमादित्य? 
मुदालेख उत्कीण हैं। सम्मचतः पह स्कन्दग॒प्त की मुद्रा है। वही स्थिति अकेले अश्वारोदी 
मुद्रा की भी है, जिसपर प्रृष्ठ की ओर क्रमजित'-कमादित्य १) खुदा हैं। रुकंदगुप्त का घिरुद 
क्रमादित्य था। 

स्कन्दुप्त के चाँदी के सिक्कों का विवरण आगे एकादश अध्याय में दिया जायगा 

स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी धनुर्धारी प्रकार के ही सिक् तैयार कराते रहे । यही स्थिति 
पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, द्वितीय कुमारयुप्त, विष्णगुप्त तथा वेन्यगुप्त के शासन में रही । इन राजाओं 
की मुद्रा मिश्रित सोने घातु की है, जो तौल में १४४ ग्रन से भी अधिक है । पिछले गुप्त नरेशों 
में केवल प्रकाशादित्य ने सुवर्ण-तोल के शुद्ध सोने की मुद्रा तैयार की थी। उसकी मुद्रा 
अश्वांख्ड सिंह-निहंता प्रकार की थी। प्रकाशादित्य किस गुप्त स्॒ताट का विरुद था, यह अब तक 
मालूम नहीं हुआ है । 


तीसरा अध्याय 
प्रथम चन्द्रगुप्त की मुद्राएँ 


प्रथम चन्द्रगुप्त ने राजा-रानी प्रकार की मुद्रा प्रचलित की, जो कम संख्या में मिली है। 
उत्तरप्रदेश के मथुरा, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, टांडा, गाजीपुर , बनारस आदि स्थानों 
से तथा भरतपुर रियासत के बयाना से भी सिक्के उपलब्ध हुए हैं। आश्चये तो यह दे कि 
बिहार में, क्रिसी- स्थान से भी, उसके सिक्के नहीं मिले हैं; यद्यपि गुप्त सम्राट इस प्रान्त. में 
दीर्घकाल तक शासन करते रहे। उन सिक्कों के व्यास ७५" से ८” तक हैं जो तोल में . 
११३ से १२३-८ ग्रन तक के हैं। उनकी ओसत तौल १२० ग्रन हैं। इस प्रकार की 
दस सुद्राएँ बयाना निधि में मिलीं ओर. नो सिक्के बृटिश संग्रहालय तथा छः लखनऊ संग्रहालय 
में खुरज्षित हैं ।* 


उन सिक्कों के पुरोभाग में राजारानी सम्मुख खड़े हें। राजा रानी को कुछ मेंट कर 
रहा है, जिसे महिषी ध्यानपूर्वक देख रही है। विभिन्न मुद्राओं पर भेंट की पस्तु प्रथकू-प्ृथक 
प्रकट होती हैं। एक स्थान पर यह अंगूठी मालूम पड़ती है, जिसे राजा अंगुठझे और त्जनी के 
बीच पकड़े हुए है (फ० १,८)। किसी पर यह सिन्दूरदानी-सी दिखाई पड़ती है। 
राजा उसके ढककन को अंगुलियों से पकड़े हैं ओर उसका द्त्ताकार या वर्गाकार हिस्सा ऊपर 
दिखलाई पड़ता हैं। तीसरे स्थान पर वही वस्तु कंकणश ( कड़ा ) ( फ० १, १० ) के रूप 
में है; किन्तु उसे उस विशिष्ट ढंग से पकड़ा नहीं जा सकता, जैसा उस मुद्रा पर दिखाया गया 
हैं। एक स्थान पर सिन्दूरदानी * पुष्पकली की तरह इृष्टिगोचर होती है (फ० १, ६ ) 
जो सम्भवतः उसके गोल किनारे को गलत ढंग से दिखलाने के कारण ऐसी हो गई है। 


कुछ दुष्प्राप्य मुद्राओं पर राजा तथा रानी के पेरों के बीच में विन्दु-समूह दिखलाई 
पड़ता है (फ० १, १२-१३ )। * इसीके सहश पूर्ववर्ती सुद्राओं पर विन्दुसमूह के स्थान को 
ब्राह्मीे अक्षर ने ले रखा था। उनको सम्भवतः प्रांतपतियों श्रथवा ८कसाल के नामों के प्रथम 





2०००० ०न-»मक-वननननन गनननननननननान-ननन+न-नननननना न निति++िभिभिनियी कनिनी न निभा नफनन न कल भनननी सनक: * 


१. संमग्रह्मलरयों में मद्राओं की जो संख्या इस प्रथ में दी गईं है, वह डनके प्रकाशित 
फ्रटलॉगों से दी गई है। हो सकता है कि पुस्तक प्रकाशन के याद और सिक्के मिले हों। 


२. हा! सिन्दूरदानी के मूठ को सिन्दूर या कुमकुम से स्पशे करा कर माथे पर बिन्दी 
सतगाती हैं । | 


३. देखिए---वाई० एम० सी०; भा० १, पृ० १००। 
बी० एस० सी० ( सी० ढी० ) फ० दे, २ । 





३० गुंघकालीन भंद्राए 


श्क्तर माना गया हैं। गुप्तकाल में इस ढंग को त्याग दिया गया । कुछ निर्माताओं ने रस 
अत्तर के स्थान पर एक विभूषित वस्तु को रक्खा, जो तारा या विन्दुसमूह के स्वरूप का था 
कुछ स्थानों पर वह ऐसे सुन्दर ढंग से खोदा गया दे कि महिषी की लटकती हुई चादर पर का 
फूल-सा मालूम होता है. (फ० १, १३ )। कहीं-कहीं उसकी खुदाई भई ढंग से की गई 
- है (फ० १,१२ )। 
द राजा का नाम बायें हाथ के नीचे लम्बबत्‌ लिखा मिलता है तथा कुछ अन्तर ध्वजद्रड 
के बाहर भी वैसे ही खुदे गये हैं। कभी नाम चंद्र (फ० १, १३) ओर कभी चन्द्र पढ़ा 
जाता हैं ( फ० १, ८१२ )। महिंषी कुमारदेवी का नाम उसकी खड़ी आकृति के पीढ़े उत्कीर 
मिलता हैं। नाम के पहले सम्मान-सूचक पद श्री जुड़ा पाया जाता है। किन्तु कभी श्री 
शब्द नाम के अन्त में भी मिला है (फ० १, ११)। बिरले ही मुद्रा में श्री शब्द अंत में जुड़ा देखा 
गया है। ऐसा उदाहरण पश्चिमी क्षत्रप नरेश दाभजद के सिक्कों पर मिलता हैं, जहाँ दाभजद- 
प्रियः, यह मुद्रालेख उत्कीर्ण है * । प्रष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी की आकृति मिलती दँं, 
जिसमें उसके पैर नीचे लटके हुए हैं। दुष्प्राप्य सिक्के पर देवी का एक १५२ ऊपर की ओर सुद़ा 
दिखलाई पड़ता है ( फ० १, ११ )। देवी अश्वारोही ढंग से न कभी तिंह पर बेठी दिखलाई 
पड़ती है और न सिंह चलता हुआ दिखलाया गया हैं। पीछे इन्हीं विभिन्नताओं का समावेश 
द्वितीय. चद्धगुप्त के सिंहनिहंता सिक्कों पर किया गया है। प्ृष्ठभाग पर लिच्छुवी जाति का 
नाम 'लिच्छुवय: शब्द से व्यक्क किया गया है । 
पृष्ठभाग पर देवी के व्यक्वित्व के विषय में निश्चित विचार करना कठिन हं। अगले 
पृष्ठों में इस पर विचार किया जायगा कि तृतीय कनिष्क के सिम्कों से कुछ अंश में यह चिह् 
लिया गया था, जद्ाँ देवी विंह पर बेठो है। किन्तु उसका नाम स्पष्ट नहीं है (फ० 2,७)। कुछ 
._ अंश में चह चिह्न शक-सुद्रा का अलुकरण है। जहाँ देवी सिंह!सन पर बैठी हैं और अरदोज्नो नाम से 
. वर्णित की गई है (फ० १,३)। उस देवी को सिंहवाहिनी दुर्गा का रूप देने के लिए सिंहासन के स्थान 
पर जान-बूफकर सिंह को प्रतिष्ठित किया गया है। यह असम्भव नहीं कि दुर्गा लिच्छवी राजवंश 
की संरक्षिका देवी हो, जिसका नाम पृष्ठभाग पर मिलता है। श्री अलन ने लिखा है कि देवी 
_ के पैर कमल पर स्थित हैं ; किन्तु जिस वस्तु पर देवी के पद निहित हैं, बह कमल से सर्वथा 
. भिन्न हैं। यह फ० ३,२-२ में दिखाई गई कमल की आकृति से विदित होगा। संभवत 
देघी के पाद व॒तु लाक़ृति चटाई पर रखे हुए दिखाये गये हैं । 

..छुछ भुद्राओं पर देवी की दाहिनी ओर आधार-रहित त्रिभुज या विंदुयुक्त त्रिभुज अंकित 
किया गया -हैं। बाई ओर जो चिह्न अंकित किया गया है, उप्के सामने उम्रके पमान दसरा 
चिह दिखाने.की इच्छा से घह अंकित किया गया होगा। 

द प्राय: सच्ची - सुद्राशाखवेत्ताओं ने चन्द्रगुप्त कुमारदेवी की मुद्रा को प्रथम चन्द्रगुप्त से 
सम्बन्धित किया हैं। किन्तु श्रीक्षेलल का विचार है कि इसे समुद्रगुप्त ने अपने पिता के 





के १ ब्रि० स्यू० के० ( ए० के० ) प० ८१ | 


तीसरा अध्याये ... २१ 


विवाह तथा अपने लिच्छबी वंशज होने की यादगार में निकाला था *। अस्तुत लेखक नें 
श्री अलन के कथन की विस्तृत आलोचना की हे कि उनके प्रमाण कितने अमान्य तथा कमजोर 
हैं *। मातापिता की स्घृति-रक्षा में सिक्के बनानेवाला भी स्वयं अपना नाम सिक्के के प्रृष्ठभाग 
पर उत्कीर्ण कराता है। उदाहरणार्थ, यूनानी राजा अण्टीमेंकस तथा यूके तिद ने (फ० १,१०२) 

अपनी स्मारक सुद्राओं पर अपना-अपना नाम प्ृष्ठसाग पर उत्की्ण कराया था। उसी प्रकार 
समुद्रगुप्त भी एक छोटा मुद्रालेख मांतृपितृभक्कः समुद्रग्रप्त,-- इष्ठभाग पर दे सकता था। 
अश्वमेध सिक्कों पर अपना नाम न लिख कर उसने अश्वमेध प्रराक्रमः” की उपाधि से ही सभी 
आवश्यक बातों का संकेत कर दिया है। कोई कारण नहीं मालूम पड़ता हैँ कि केवल इसी 
प्रकार के सिक्के पर उसने अपना नाम या विरुद देना उचित न समक्का। 


उन दिनों पाटलिपुत्र, गया और प्रयाग प्रथम चन्द्रगुप्त के राज्य में स्थित थे जो व्यापार 
तथा तीर्थ के प्रधान केद भी थे। वहाँ के बाजारों में पिछले कुषाण राजाओं की स्वरों 
मुद्राएँ अवश्यमेव प्रचलित होंगी । इस तरह का एक पिंक पाटलिपुत्र के कुम्हरार की खुदाई 
में निकला है। हदुर्भाग्यवश बह चुरा लिया गया ॥ स्वर्ण मुद्राओं के अनुकरण पर प्रथम 
गुप्त के सोने के सिक्को तैयार किये गये होंगे। हमलोंग यह मानने को वाध्य नहीं हैं कि 
चन्द्रगुप्त ने सिंके ही नहीं चलाये; वे समुद्रग॒प्त के द्वारा ही शुरू किये गये, जब उसका सामाज्य 
पंजाब तक फैला और गुप्त शासकों की नजर में पहले-पहल सुबर्ण कुषाण मुद्राएँ आई । 
चन्बगुप्त के राज्य-काल में भी, कृषाण -स्वर्णामुद्रा से मगधवालों को परिचय था, जब कि 
गुप्तसाम्राज्य पंजाब के पिछले कुषाण-नरेशों की राज्य-सीमा तक घिस्तृत था । 


श्री अलन इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि यदि चद्द्रगुप्त कुमारदेवीवाले सिक्के 
को प्रथम चन्द्रगुप्-द्वारा प्रचलित मुद्रा माना जाय तो यह समम्लाना कठिन हो जायगा कि 
गुप्त टकसालवालों ने इस प्रकार की मुद्राओं पर दिखाई देनेवाली अभिनवता तथा कल्पकता क्यों 
छोड़ दी और समुद्रगुप्त के ध्वजधारी सिक्के निकालने के समय फिर क्यों कुषाण मुद्राओं का 
अन्धानुकरण शुरू किया । द द 


यह आलोचना ठोस आधार पर स्थित नहीं है। पंजाब में उन दिनों दो श्रकार 
के तिंको प्रचलित थे । शिव प्रकार वाले सिक्क , जिनमें शिवजी पृष्ठ की ओर अपने 


लक: 


वाहन नन्दी के पास खड़े हैं (फ० १,४ ), पश्चिमी पंजाब में सर्वत्र प्रचलित थे। 
शिशमी निकल तर किक लक विकीरिट ली गज गज 
१, ब्री० म्यू० के० सी० ढी० भूसिका ए० १३४-११८ | 
२. न्‍्यूसि० सफ्लीमंट, १५३७ पृ० १०७५-११ । द ि ह 
३ पूर्वी पंजाब में पिछले कुषाणों के प्रचलित सिक्कों पर बायें हाथ के नीचे विभिन्न राजाओं के 
* नाम लिखें हैं। किंतु राजद्‌ण्ड के बाहर सदा शाक शब्द लिखा मित्नता है। इसे सीथियन 
या पिछले कुषाण शेली भी कह सकते हैं। हमने उनका उल्लेख 'कुषाण शेल्ी 
के सिक्के! ऐसा किया है। क्‍ 3 पे 


र्२ गुप्तकाललीन मुद्राएँ 


आरदोक्षो प्रकार का सिक्का, जिसके प्रृष्ठ की ओर देवी सिंहासन पर बेठी है, पूर्व पंजाब में 
प्रचलित था। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समुद्रगुप्त के दराडधारी प्रकार का सिक्का 
दूसरे प्रकार का काफी अनुकरण करता है। उस प्रकार के सिक्कों पर समुद्रगुप्त कृषाण शैली का 
लम्बा कोट तथा पतलून पहने बाई” ओर खड़ा है और बेदी पर आहुति दे रद्दा है। किंतु 
कृषाण ढंग की लुकीली टोपी के स्थान पर भारतीय पगड़ी तथा त्रिशुल्ल के स्थान पर 
गरुदृध्वज दिखलाई पड़ते हैं। गुप्त वंश का यही राज्य-चिह्द था । पृष्ठ भाग पर अधिक 
अनुकरण दिखाई देता है। मूल सिक्कों पर की अरदोक्ञो देवी अपने हाथ में कॉनु कोपिया 
लेकर वहाँ बेठी है। केवल उसका ग्रीक-लिपि का नाम-लेख मिठा कर वहाँ संस्कृत में 
'पुराकमः यह मुद्रालेख खुदवाया है। उस ओर, आरदोज्ो के नाम को संस्कृत लेख “पराक्रम: 
में बदल दिया गया हैं। यही राजा की उपाधि थी ( फ० १,१४-१५;२,१-७ )। 
यह निसंदेह कहा जा सकता हैं कि समुद्रगुप्त के दशडधारी प्रकारवाले सिक्के में 
प्रथम चन्द्रगुप्त के राजारानी मुद्रा से कुषाणों का अनुकरण- अधिक है। परन्तु अनुकरण 
. के तुलनात्मक अध्ययन से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वह ( द्रडधारी प्रकार ) 
कालक्रमानुसार दूसरे से पहले प्रचलित किया गया था। दूसरे में मूल सिक्के से कम अनुकरणा 
- दिखलाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय चन्दबगुप्त के धनुर्धारी सिक्‍कों में (फ० ४,६-१०) 
चन्द्रगुप्त-कुमारदेवी ढंग से भी कुषाण मुद्राओं का अधिक अनुकरण हैं। हम इस बात 
को स्वीकार नहीं कर सकते कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के धनुर्धारी सिक्कों में कुछ ढंग ऐसे भी हैं 
जो स्मारक मुद्रा से पहले के हैं, जिन्हें समुद्रगुप्त ने प्रचलित किया था। यों तो स्कन्दगुप्त 
के घनुर्धारी सिक्कों में सम्राट कुषाण ढंग का कोट तथा पायजामा ( फ० १४७,८५-११ ) 
पहने है ; किंतु काल्नक्रम में यह द्वितीय चन्धगुप्त के उसी प्रकार के सिक्के से पहले का नहीं 
माना जा सकता, जिसमें राजा घोती पहने दिख़लाया गया है । क्‍ क्‍ 
.... चद्गगुप्त-कुमारदेवीवाली मुद्राओं में ढंग की मौलिकता तो अवश्य हैं; किंतु घह 
राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम था। यह सभी स्वीकार करते हैं कि गुप्त शासक चन्द्रगुप्त 
का लिच्छ॒वी वंश में विवाह होने के कारण सम्नाट पद्‌ प्राप्त करना सुलभ हो गया था। 
उसकी रा्ज्यमह्दिष्री लिच्छविकुलोद्धवा कुमारदेवी थी । इंगलैंड में ३६० सन्‌ १६८६ में परिस्थिति 
इस प्रकार की थी--राज्य की वारिस मेरी थी, किंतु पार्लमेंट ने उसके पति तृतीय विलियम 
को राज्य करने को बुलाया। समभौता यह हो गया कि विलियम को केवल रानी का 
सहचर (?/]706 ०078076) न माना जायगा; किंतु राज्याधिकार के साथ राजा की पदवी भी 
दी जायगी । फलस्वरूप तृतीय विलियम तथा द्वितीय मेरी के जीवन-काल में जितने सिक्के 
निकले, उनपर दोनों राजा-रानी के नाम तथा आकृति खुदे गये । सम्भव है कि लिच्छवी 
लोगों ने भी ऐसा आग्रह किया हो कि सुद्राओं पर न केवल चन्रगुप्त का, बल्कि कुमारदेवी की 
आहृति के साथ नाम भी पुरोभाग पर खोदा जाय और लिच्छवियों का नाम पृष्ठ भाग पर 


प्रथम चम्रगुप्त के सिक्कों पर। इसलिए पुरोभाग में राजा-रानी अंकित किये 
उसमें मोलिकता का आभास मिलता है। द सर 


तीसरा अध्याय रहे 


श्री अलन जैसा कहते हैं, उस प्रकार की मोलिकता प्रष्ठ भाग पर दिखाई ही नहीं देती है। 
वहाँ सिंहवाहिनी देवी दिखाई गई है; किंतु वह कुषाण सिक्कों पर भी मिलती है। हुविष्क की 
मुद्रा पर नाना देवियाँ सिंह पर बैठी दिखलाई गई हैं ( फ० १,६ )। तीसरी रुदी में पिछले 
कुषाण नरेश तृतीय कनिष्क के एक प्रकार के सिक्के पर भी सिंहवाहिनी देवी का चित्र है 
( फ० १,७ )। इस प्रकार में देवी के सिंह पर बैठने तथा चादर के ओढ़ने का ढंग प्रथम 
चन्द्रगुप्त के सिक्कों के सहश है ( फ० १,८ओर १० ).। किंतु देवी के बायें हाथ में कॉनु कोपिया 
के स्थान पर दराड है। इसके देखने से प्रकट होता है कि प्रथम .चन्द्रगुप्त के सिक्के के पृष्ठ 
भाग में इन दोनों प्रकार के सिंक्ों का थोड़ा-बहुत अनुकरण कुछ शक झुद्रा के ढंग पर किया 
गया है, उसमें विशेष मौलिकता नहीं है। इससे हमें बाध्य होकर उनका आरंभिक 
काल समुद्रगुप्त के शासन-काल के अंत में मानना पड़ेगा । 


यह भी संभव है कि सिंहवाहिनी दुर्गा लिच्छ॒वी लोगों की कुलपूज्या देवी हो, इसलिए 
प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्के के प्रष्ठटमाग पर इसे स्थान मिला, जहाँ लिच्छवियों का नाम भी 
उत्कीर्ण किया गया हैं। पर यहाँ यह कहना उचित है कि अभी तक यह ठीक प्रमाणित न 
हो सका है कि हदुर्गां लिच्छवी वंश की कुलदेवी थी। तथापि अन्य पुरातत्त्व सामग्रियों के 
आधार पर यह कहना ठीक भी है कि वेशाली में सिंह लोकप्रिय था। वहाँ के अशोक 
स्तम्भ का सिर सिंह से विभूषित है तथा प्रू.वस्वामिनी की सुद्रा पर भी यह चिह्न मिला हैं । 
गुप्त-लिच्छुवी समझौते से वाध्य होकर चंद्रगुप्त को केवल एक ही प्रकार के सिक्के चलाना 
आवश्यक हुआ, इसलिए 'उसकी मुद्राओं के विविध प्रकार नहीं मिलते हैं। उसके सिक्के 
भी शासन के पिछले भाग में प्रचलित किये गये होंगे। अपने राज्यकाल के अंतिम भाग 
में उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा गुप्त संवत्‌ का आरम्भ किया । शिवाजी की 
भाँति राज्यसिंहासन के बाद प्रथम चन्द्रगुप्त चार अथवा पाँच वर्षो के भीतर ही मर गया। 
गुप्त टकसालवाले मुद्रानिर्माण में अनभ्यस्त थे और नये-नये प्रकार के सिक्क निर्मारा करने _ 
के लिए जो अनुभव आवश्यक होता है, वह उनको प्राप्त नहीं था। लिच्छुवी वंश के 
. साथ राजनीतिक सम्बन्ध से राजा-रानी प्रकार के सिक्‍के का प्रचलन अवश्यम्भावी था; क्योंकि 
उससे लोगों को साम्राज्य स्थापन में लिख्छवियों के साहाय्य की भी कल्पना मिल सकती थी। 
मुद्राओं में दूसरे नये प्रकार का आरंभ करना असंभव-सा हो गया था। 


जो प्रमाण उपलब्ध हो सकें हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजा- 
रानी प्रकार के सिक्के, जिन पर चन्द्रगुप्त तथा कुमारदेवी का नाम उत्कीर्ो है, प्रथम चंद्रगुप्त 
के शासन-काल में ही प्रचलित किये गये थे । यह कहना आधार-रहिंत होगा कि समुद्रगुप्त 
ने मातापिता के स्मरणार्थ वे सिक्के निकाले थे। यदि ऐसा होता तो उसका नाम या विरुद 
पुरोभाग या. प्ृष्ठभाय पर अवश्य उत्कीर्णो हुआ मिल जाता । 


चन्द्रगुप्त के सिक्के निम्नलिखित प्रकार के मिले हैं--- 


कप .. गुप्तकालीन मद्वाएँ 
. शजारानी प्रकार 


परोभाग--प्रायः प्रभामण्डल से युक्ष चन्द्रगुप्त कभी मोतियों से विभूषित, पगड़ी, पतलून तथ। 
लम्बा नुकीला कोट पहने बायें खड़ा हैं। उसके कानों में कुर॒डल, छाती पर हार ओर 
हाथों में कड़ा है। बायें हाथ में चम्द्रकोर से अंकित ध्वज है जिसमें कभी-कभी फीता 
भी लगा है। दाहिने हाथ से राजा रानी कुमारदेवी को भेंट दे रहा है,जों उसके संमुख 
: ग्रायः प्रभामरडल से युक्त खड़ी हैं। रानी साड़ी, ओढ़नी तथा शिरोघज्न पहने है । 
किनारे पर कभी मोती दिखाई पड़ते हैं। रानी के शरीर पर कुरडल, हार ओर 
. कऋंकश हैं। दाहिनाहाथ कमर पर है ओर बायाँ नीचे लटका है। राजारानी के 
बीच कभी अद्भ चन्द्र बना रहता है। 


 मुद्रालेख--राजा के बायें हाथ के नीचे लम्बबत्‌ चन्द्र! द्‌रड के बाहरी भाग में उसी तरह 'बुप्तः 
खुदा है। दाहिनी ओर ८,११' के बीच में श्री कुमारदेवी” या 'कुमादेवी श्री” 


- पृष्ठभाग--बिंदु-भुषित बतु ल॑ में,  प्रभामण्डलयुक्क देवी, चोली तथा साड़ी पहने, चादर श्रोढ़े 

हार तथा दीका-सहित, धराशायी सिंह पर बेठी हुई*; दाहिने हाथ में पाश तथा बाये 
हाथ में कॉनु कोपिया, पेर तले गोल मणियों से आभूषित चटाई । सिंहासन के पीठ 
के अवशेष कभी-कभी प्रकंट होते हैं। बाईं ओर प्रतीक ( 877000! ) दाहिनी 
ओर कभी-कभी लेख सीधी पंक्कि में, 'लिच्छुवयःः लिखा है। 


फलकस्थित मरुद्राओं का वर्णन 


“सोना, तौल :११७.६ ग्रे नं, व्यास .८५” बं० निधि फ० १|१ 


. पुरोभाग--राजारानी प्रभामरडलयुक्त नहीं हे जो असाधारण मालूम पड़ता है। राजा भोती-जड़े 

- टोपी पहने और बटनदार पतलून पहने हैं। अंगूठे तथा तर्जनी के मध्य भाग में 

_... अगूठीन्सी मालूम होती है, जिसे वह दे रहा है। बायें हाथ में ध्वज है जिसके सिरे 

...... पर अद्ध चन्ध है। मुद्रालेख “चन्द्रगुप्त-.अंतिम दो श्रक्षर अद्ध लुप्त हो गये हैं । 
.. रानी के पीछे “श्रीकुमार देवी” अंकित है। 


पृष्ठभाग-सिंहासन की पीठ दिखलाई नहीं पढ़ती । सिंह का मुख दाहिनी ओर और चिहृ 
बाई' ओर हैं।. 


3; इन संख्याश्रों का संकेत घड़ी पर दिखी हुई संख्याओं के स्थानों से है, जिससे पाठकों को 
मदालेख के स्थान का ठीक पता आंसानी से मिल जाय । द 

_ $ उसके पंर दोनों श्रोर लटके हैं । किसी मुद्रा पर ( फ० १, ) बायाँ पेर सिंह के सिर 
पर मुद्ठा है। . देवी कभी भी सवारी करते नहीं दिखलाई गईं है; भौर न सिंह चलते हुए 

हे हे मालूम पड़ता है जेसा उसके पौन्र के सिक्कों से मालुम पडता है । 


. तीसरा अध्याय २५ 


२. सोना, .८”, १३१.३ ग्रेन, ब० नि० फ० १३ (क० १, ८) 
पुरोभाग -प्रभामण्डल युक्क राजा, रानी मेंठ की वस्तु मूठ से पकड़े हुईं है, किन्तु उसका गोल 
शिरोभाग बाहर दिखलाई पड़ता है। अ्रद्ध चन्र दिखलाई नहीं पड़ता । मुद्रालेख 
चन्द्रगुप्' तथा श्रीकुमार देवी? 
प्रष्ठभाग--सिंहासन की पीठ दाहिनी ओर दृष्टिगोचर होती है। घराशायी सिंह बाई 
ओर; मुद्रालेख 'लिच्छृवय;? (फलक १,६ )। 
रे. सुबण, ८५”, ११८.४ ग्रेंन, ब० नि० ( फ० १,६ ) - 
पुरोभाग -राजा-रानी के मध्य में अर्धचंद्र , ध्वज का अर्धचंद्र अदृश्य, मुद्रालेख पूर्वबत्‌ , 
किन्तु अस्पष्ट ओर टूटे अक्तरों में । भेंट की वस्तु बड़े गोलवाली सिंदूरदानी हो 
या विचित्र तरह से रक्‍्खा हुआ कंकन । 
पृष्ठडभाग--सिंह-मुख दाहिनी ओर; सिंहासन की पीठ दाहिनी ओर साफ दिखलाई पड़ती 
हैं, बाई ओर का चिह्न मानों उसकी प्रतिरूपता के लिए बनाया है। मुद्रालेख 
--लच्छुवय: (फ० १, १०)। 
४. सुबर्शो; 4;” १३३,४ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कै० गु० डा० (फ० हे, १०)। 
पुरोभाग राजा-रानी के सिर मध्य अद्ध चन्द्र, राजा के हाथ दरड अदृश्य, प्रायः सिन्दूरदानी 
की मूठ तथा गोलाई का भाग स्पष्ट दिखलाई पड़ता हैं। झुद्रा-लेख पूववत , 
किन्तु कुमार देवी का नाम (कु) मारदेव मिलता है। सम्मानसूचक शब्द 
श्री! अंत में । 
पृष्ठभाग--सिंहासन की पीठ दिखलाई पड़ती है। सिंह-मुख दाहिनी ओर। मुद्रा-लेख 
लच्छवयः (फ० १, ११) । । 
सुबर्ण .८०.१३ ८ ग्रेन; बोडेलियन संग्रह (न्यू० क्रा० १८६१ फ० २, १) 
पुरोभाग--गंदी बनावट की मुद्रा, भेंट करनेवाली वस्तु को हँडल से पकड़ा गया हैं ओर 
. उसका शिरोभाग न तो स्पष्ट वर्गाकार हैं, न गोलाकार। मुद्रा-लेख पूवंबत्‌ 
है। किन्तु रानी का नाम अंकित नहीं हो सका हु। राजा-रानी के पैर के 
मध्य तीन बिन्दु । 
पृष्ठभाग --सिंह-मुख बाई' ओर, सिंहासन की पीठ स्वधा अदृश्य, लेख अधुरा, चिह्न 
केवल बाई' ओर ( फ० १, (२)। द 
६, सुबर्ण, ८,” ११३ ग्रेन, व्रिं० म्यू० फे० गु० डा० (फ? ३, १) 
पुरोभाग--दर॒ड के सिरे पर अद बन्द्र, सेंट देनेवाली वस्तु का हँडल्ल सुट्टी में ओर शिरो 
भाग बाहर, राजा-रानी के पैरों के मध्य बिन्दु-समूह | मुद्रालेख -“चंद्गगुप्त 
“श्री कुमारदेव;” “च पर अनुस्वार । 
पृष्ठभाग--सिंह-मुख बाई' ओर, मुद्रालेख अधूरा, लच्छुबय/ (फ० १, १३)। 
है. 


२६ गप्काल्वीन झुद्राएं 


इस अध्याय में उल्लिखित मुद्राओं का विवरण 
(फल्चक १ पर) 
अगंधोकल्स की स्मारक मुद्रा (00777767078096 7789) 
चांदी, १,३:” २६३,५ ग्रेन; ब्रि० म्यू० कै० ग्री० सि० ( फलक ४,३ )। 
पुरोमभाग--बिंदुभूषित वतु ल में यूथिडिसस का दक्तिशमुखी सिर, पद्च्ंधविभूषित, मुद्रालेख 
यूनानी अन्नरों में, यूथिडेमाय थेयाय । 


पृष्ठभाग--चट्धान पर हेरैकिल बैठा है, जाँच पर गदा रखे, सुद्रालेल युनानी अक्षरों में, 
डिकेइऑय श्रगाथोक्लियॉय बैंसिलियाँस (फ० १, ९) । 


यूक्रेतिद की स्मारक मुद्रा 


.चाँदी, १.२," तौल अज्ञात, पं० म्यू० कैट भा १ (फ० ६,४) । 
पुरोभाग--हेलेक्नियस तथा लेआडिके की ऊध्वेभागीय युगल आक्वति; मुद्रालेख यूनानी अक्तर्ों 
में--ऊपर देलियोक्नियाँय, नीचे काथ लेओडिकेस । 
पृष्ठभाग-यूकतिंद का ताज पहने सिर; लेख ऊपर की ओर बँँसिलियोंस मेगालॉय 
नीचे यूक तिडोय ( फ० १,२ 7 


पूर्वी पंजाब के शक या पिछले कुषाण शेली के सिक्के 
सबर्ण, .८;” तौल अज्ञात, क० ले० इ० सि० (फ० २,१ )। 
पुरोभाग--ऊछँची टोपी, बठनदार नुकौीला कोठ, पायजामा बटन वाला, खड़ा राजा, बायें 
हाथ में ध्वज लेकर, दाहिने हाथ से वेदी पर आहुति दे रहा है। राजा के सम्मुख 
त्रिशुल; अधूरे ओर अस्पष्ट यूनानी अक्षरों में वतु लाकार लेख; त्राह्मी में लेख, 
बायें स्कन्द के नीचे भी; ध्वजदंड के बाहर लम्बबत्‌ 'शाक! । 
पृष्ठभाग- ऊँचे पीठवाले सिंहासन पर देवी आरदोचो बेठी है, बायें हाथ में कान कोपिया 


ओर दाहिने में पाश; अधूरे यूनानी अज्ञरों में अस्पष्ट लेख “अर्डों? 
(फ० ९, ३)। 


. पश्चिमी पंजाब के पिछले कुषाण शैली की मुद्रा 


खरा; ६“, तोल अशात; क* ले० इ० सि०, (फ० १, १३-१४) 


पुरोसाग--फलक १,३ के सहश राजा, अधूरे अस्पष्ट यूनानी शक्तरों में बतुलाकार 


है ब के बाहर ब्राह्मी में ले--“रोद!; पैरो के बीच यो! या “धो”, बाई 
र्‌ ँ 


तीसरी भ्रध्याय ः ३७ 


प्रष्ठभाग--शिवजी अपने वाहन नन्‍्दी के समीप खड़े हैं; बायें हाथ में त्रिशुल, द दाहिने में पाश; 
चिह्न बायें; दाहिने मुद्रालेख ओर ग्रीक लिपि में ओएशो (फ० १,४)। 


पूर्वी पंजाब के राजा भद्र द्वारा प्रचलित सिक्‍के 


सुवर्ण, .८”; तोल अज्ञात; क० ले० इ० सिं० (फ० २, १२)। 
पुरोभाग--फलक १,३ की तरह ; यूनानी लेख अदृश्य; बायें हाथ के नीचे भद्र, जिसे चन्द्र 
भी पढ़ा जा सकता है; दरड के बाहर 'शिलद । 
पृष्ठभाग--लेख पू्ववत्‌ , किंतु अस्पष्ट (फ० १, ५)। 


हुविष्क का सिका 


सखबर्ण, .८"; अज्ञात तौल; पं० म्यू० कै० (फ० २०, १०)। 

पुरोभाग--दाहिने राजा की दक्षिणसुखी ऊरध्वभागीय आकृति, दाहिने हाथ में गदा, 
व॒तु लाकर यूनानी लेख कुछ अद्श्य--शाओ नेनोशाओं ओएष्की कोंशानो । 

प्रष्ठभाग--नाना देबी, सिंहवाहिनी, पेर नीचे लटका हुआ, दाहिने हाथ में गदा; अस्पष्ट 
यूनानी लेख, नाना (फ० १, $६)। 


तृतीय कनिष्क का सिक्‍का 


सुवर्ण, १.९”, तौल अज्ञात; ज० ए० सो० बं० १६३३ एन प० ७ (फ० १, ३-४)। 
रोभाग -१-६ सिक्कों के सदश राजा खड़ा है, बायें हाथ में त्रिशुल, सामने भी दूसरा 
त्रिशुल, अधूरा अस्पष्ट वतु लाकर यूनानी लेख “कनेष्को शाओ,” बाई ओर । 
पुष्ठभाग--वाममुखी धराशायी सिंह पर आइरूढ देवी, दाहिने हाथ में पाश, बायें में राज़ 
दराड, कन्धे से पीछे अद्ध चन्द्र चिह, ऊपरी भाग में यूनानी अक्षर का 
लेख पढ़ा नहीं जाता; देघी के सिंह पर बेठने का तथा चादर ओढद़ने का ढंग 
. प्रथम चन्द्रगुप्त की मुद्रा (८५० १, ८, ११, २३) के सहश है (फ० १, ७)। 


...._ चौथा अध्याय 
समुद्रगुप्त के सिक्के. 


ु क्‍ मुद्रा-निर्माण का काये, जो प्रथम . चन्रगृप्त के शासन-काल में देर से प्रारम्भ 
हुआ, उत्साह तथा कौशल के साथ उसके पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के द्वारा 
आंगे चलाया गया। जिन राजनीतिक कारणों से प्रथम चन्द्रगुप्त एक ही मुद्रा प्रकार में सीमित 
. रहा, वह परिस्थिति जाती रही । समुद्रयुप्त लिच्छवी तथा गुप्तवंश का उत्त राधिकारी था। 
इसलिए उसनें अपनी लम्बी अवधि में अनेक प्रकार के सिक्के तैयार कराये । उनमें 
दराड'धारी सिंक्ा अधिक प्रिय था। वह पूर्वी पंजाब में प्रचलित पिछले कुषाण सिक्कों का 
के अनुकरण-मात्र था। उनमें धनुषधारी ओर. परशुधारी प्रकार के सिक्के सुधारकर तैयार 
किये गये थे । इनमें राजा दरड के स्थान पर धनुष या परशु लिये दिखाया गया हैं। 
इन्हें सैनिक ढंग के सिक्के कहना चाहिए। सम्राट्‌ ने दिग्विजय के पश्चात्‌ अश्वमेध यज्ञ 
किया, जिस कारण अश्वमेध सिक्के तैयार किये गये। अपना कीडाओंस तथा गायननैपुण्य 
 आनेवाल्ी पीढ़ी को भी दिखाने के लिए व्याप्रनिहंता और वीणप्रकार के सिक्‍के उसने 
. निकाले। इन सब में दरडघारी प्रकार ही लोकप्रिय रहा, जिसके बाद अश्वमेध ओर परशुधारी 
सिक्कों की गणना की जाती है। अ्रन्य सिक्के उतने प्रिय न रहे । 


समुद्रगुप्त के विभिन्न सिक्कों के ऋमिक विकास को निश्चित करना सम्भव नहीं । 
* दरण्डधारी सिक्का सर्वप्रथम तैयार किया गया ओर पूरे शासन-काल में प्रचलित रहा । धजुषधारी 
: बाद का सिका है। इसमें श्रधिक मोलिकता है । परशुधारी सिक्के को देखने से अच्छी 
. मुंद्राकल्ा के अनुभव का पता लगता है ओर क्रम में घह तीसरा माना जा सकता है । व्याप्र- 
: निहंतां में कंला-निपुणाता . दिखलाई पड़ती है। इसे चोथा स्थान मिंल सकता हैं। कला 
. की दृष्टि में वीणाघारी तथां अश्वमेघ॑ सिक्‍के ऊँची श्रेणी के प्रकट होते हैं। उनमें कुछ 
. परस्पर संबंध भी होगा, अतएव दोनों पर भी 'सि? (सिंद्धम्‌) अंकित किया गया हैं। चूंकि 
राज्य के अंत में अश्वमेघ यज्ञ किया होगा, इसलिए. सम्भवतः ये दोनों प्रकार शासन के 
. पिछले समय में तैयार किये होंगे। सिक्कों की कमिक उत्पत्ति की यह बात केवल अनुमान 
सेकही गई है।. || |/|/|/|/ऑऔऑऔ| 
. इअसमुद्रगुप्त नेचाँदी याताम्बे के सिक्‍के तैयार नहीं कराये। किन्तु श्री राखाल 
: दास बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने बंगाल-के बर्दवान जिले में कटवा गाँव में प्राप्त दो ताम्बे 
के सिक्के देखे थे, जिनके पुरोभाग के ऊपरी सिरे पर “गरुड़' तथा नीचे की ओर समुद्र” 
: अंकित था। पृष्ठभाग पर कुछ पढ़ा नहीं जा सकता । ये सिक्के प्रकाशित नहीं हुए, 


चौथा अध्याय न 


श्रतः जल्दी में यह कहना अनुचित होगा कि समुद्रगुप्त/्ने ताम्बे के सिक्‍के तैयार कराये ।. 
समुद्र से पहले भी उस भू-माग में चाँदी के सिक्के प्रचलित नहीं थे, अतएव उसने भी चाँदी 
का प्रयोग नहीं किया । समुद्रगुप्त की स्वर्ण-मुद्राओं का विवरण निम्नलिखित रीति से है। 


ध्वजधारी प्रकार के सिक्के 


समुद्रगुप्त के सिक्षों में ध्वजधारी सबसे अधिक लोकप्रिय था, जो गुप्त मुद्राओं के 
सुचीपत्र के देखने से स्पष्ड हो जाता हैं। बयाना निधि में समुद्रगुप्त के १८३ 
सिक्के मिले हैं, जिनमें १४३ ध्वजधारी प्रकार के हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में १७; 
कलकत्ता संग्रहालय में १६ तथा लखनऊ संग्रहालय में २६ सिक्के इस प्रकार के 
पुरक्षित हैं। इस प्रकार के सिक्के गुप्त सम्राज्य में सहारनपुर से कलकत्ता तक सर्वत्र पाये 
गये हैं। उनका आकर .७५" से .& तथा तौल १०४.५ भ्रेन से १२२ ग्रन तक बदलता 
रहता है! । द द रु 

इस प्रकार में राजा पुरोभाग पर बाई' ओर खड़ा है ओर बाये हाथ में दराड लिये 
है। दाहिने द्वाथ से बेदी पर आहुति दे रहा है। गरुढध्वज सम्मुख दिखलाई पड़ता है। 
पृष्ठभाग पर देवी सिंहासन पर बैठी है। एक हाथ में पाश तथा दूसरे द्वाथ में काजु कोपिया 
धारण किये दे । द द 


इस तरह के सिक्कों के नामकरण में विभिन्न विचार उपस्थित किये गये हैं। स्मिथ 
का कथन है कि राजा के बायें हाथ में बल्लम दे, अतः उसने ऐसे सिक्के को बल्लम प्रकार का 
बतलाया हैं। श्री शैलन ने इसे ध्यज माना है, अतएवं ध्वजधारी प्रकार के नाम से वर्णन 
किया दै। डा० छात्रा ने इसे राजदरड के नाम से वर्णशित किया हैं। इन सभी नार्मों में 
से किसी को चुनना कठिन है ; क्योंकि सर्वत्र वह वस्तु एक-सी प्रदर्शित नहीं की गई हैं। 
किसी सिक्के पर ( फ? १, १४: फ? रे, २) उसमें नोक दिखलाई पढ़ती है, दूसरे में 
(फ० २, १, २,५) वह राजद्रड के सहृश है, जिसका सिरा मोटा ओर चपटा है। बल्लम 
गत के सिलसिले में यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के. अन्य सिर्कों में राजा बायें हाथ 
में परशु अथवा घलुष्र लिये हैं, अतएव इसे बल्मम मानना झुक्किसंगत होगा और अधिक 
सिक्षों में वही नुकीला हथियार के रूप में प्रक८ भी होता है। इसके विरुद्ध यह कहा ज्ञा 
सकता है कि इसके ऊपरी भाग में ध्वजा का घस्त्र या फीत की तरह एक कपड़े की प्ी 
घी हुई है, (फ० १, १४ २४५ » जिसकी भाले के साथ उपयुक्षता असंभव दे। 
श्री अलन के विरोध में यह कथन यथार्थ है कि राजा के सामने राजकीय गरुदृध्वज की 
उपस्थिति में दूसरा ध्वज निरथक सिद्ध होगा । शासक को ध्वज-धारण करना भारतीय 





१. कुछ बढुत ही विरक्ष सुद्राओं की तौल ३०४ या १०८ भ्न तक कम है। वे शायद 
श्रसावधानी से निकाले गये होंगे । शायद तौल में इस प्रकार से १६५, ११८, ररव भ्नों 
की तीन श्र णियाँ थीं । फ कक द 


३७० गप्कालीन मुद्राएँ 


है 


परम्परा, प्रतिष्ठा तथा मान के प्रतिकूल हं। यदि इसे राजद्रड माना जाय तो कभी- 
कभी कपड़े की फीत जो दिखाई देती है, उसका ओ्ैचित्य नहीं जान पढ़ता और अनेक सिक्कों 
पर भाले की तरह वह नुकीला है। राजदरड की स्थिति मानने पर यह समम में नहीं 
आता कि पिछले सिक्कों पर से यह शाही दरुड सवंधा लुप्त क्‍यों हो गया तथा इसकी 
लोकप्रियता क्‍यों जाती रही । प्रत्येक मत के मानने में कुछ-न-कुछ कठिनाइयाँ हैं, अतः स्थित 
दिद्वान्त के अनुसार इसे ध्वज मान कर इस प्रकार का ध्वजधारी नाम स्वीकृत किया गया है । 


पिछले कुषाणों के स्वर्ण-मुद्रा का दण्डधारी प्रकार से किस तरह अलनुकरण 
किया गया--यह हम पहले ही कह चुके हैं। किन्तु गुप्त ठकसालवाल्नों ने इस प्रकार में 
भी समम-बूककर भारतीयता लाने का प्रयत्न किया, जिसपर पाठंक का ध्यान आकर्षित 
करना आवश्यक है। कुषाण ढंग के लम्बे ठोप की जगह सम्राट के सिर पर एक 
भारतीय टोपी आई है, जो हिन्दू-रीति के अनुसार किनारे पर मोतियों की छड़ी से 
सुप्ज्ित की गई हैं। त्रिशूल का स्थान गरुड्ृध्वज ने ले लिया है, जो गुप्तों का शाही 
ध्वज थय * । विशेष बात यह है कि पुरोभाग की यूंनानी लिपि का सुद्रालेख निकाल कर 
उसके स्थान में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत छंदोबद्ध मुद्रालेख दिया गया है। हाँ, राजा के 
सिर पर या गरुड़ के पास जो अद्ध चन्द्र कभी दिखलाई पड़ता था, उसे कुछ लोग यूनानी 
अज्नर & या ए का अवशेष मानते हैं (फ० १, १४;२ २)। 

किन्तु यह अद्द चन्द्र कुछ दूसरे अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। चन्द्रध्वज तो अनेक 
मुद्राओं परं भी दृष्टिगोचर होता है। प्रष्ठभाग में जो देवी का नाम॑ आरदोक्तो” कुषाण मुद्राश्रं 
पर यूनानी लिपि में लिखा जाता था, उसके स्थान पर ध्वजधारी प्रकार के समुद्रगुप्त का पिरुद 
ध्राक्रम” अंकित- किया गया है। इसका अथ यह है कि गुप्त सिक्कों के निर्माता, जहाँ तक 
हो सकता था, विदेशीपन को हटा कर भारतीयता लाने का प्रयत्न कर रहे थे। इन सिक्कों 
की बनावट उन कुषाण सिक्कों से अधिक सुन्दर है। धातु भी शुद्ध सोना है, जिसमें दस फी- 
सदी मिलावट हैं ; जहाँ पिछले कुषाणों की मुद्रा में ५० फी सदी मिलावट होती थी । 


कुछ दंडधांरी सिक्कों पर सिंहासन की पीठ दिखलाई नहीं गई है ( फ० २-५, ८) ; 
यह निश्चित ूप से नहीं कहा जा सकता कि ये मगध में तैयार किये थे, जहाँ कुषाण मुद्रा का 
प्रभाव कम था । इसका विलीन होना मुद्राओं की भारतीयता की प्रगति का प्रमाण है। 

ईंने सिक्कों पर जो देवी अंकित की गई है वह कोन है, यह बताना कठिन है। मुद्रा- 
निर्माताओं ने उसके नॉम आरदोक्नो को मिटादिया है ; लेकिन उसके स्थान में दूसरा नहीं दिया 
हैं। लेते उनलोगों ने भारतीय देवी के सहश दर्शाया, जो प्रायः विष्णु-भार्या लक्ष्मी-सी प्रतीत 





$. प्रयाग की ग्रशास्ति में वग न आता है कि समदगप्त के ध्वज पर गरुढड का चिह्न 
झकिंत था। इसलिए स्मिथ का मत अमान्य होजाता है कि गरुढ चिट्ट को 


... रोम से लिया गया। गरुद॒ध्वज भारत में ईसा पू्े दूसरी सदी से शात था जिसका 
.. प्रदशन हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ पर मिलता है। - 


चोथा अध्याय... ३१ 


होती हैं। पुरोभाग में विष्णु भगवान्‌ का वाहन गरुड़ अंकित किया गया है ; किंतु देवी 
के संबंध में लद्धमी का कोई विशेष चिह्न दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए उसको दुर्गा भी कह 
सकते हैं। प्रथम चम्द्रगुप्त के सिक्कों पर दिखाई गई देवी सिंह-वाहन के कारण दुर्गा ही 
मानी जा सकती है । 

पुरोभाग पर राजा वेदी पर आहुति देते दिखलाया गया हैं। यह पिछले कुषाणश 
सिक्के पर से लिया गया है ( फ० १, ३-४ )। यह कहते हुए हष होता है कि पुरोभाग 
का चिहसमूह ( 70007 ) क्रमशः भारतीय ढंग पर बदलता गया। ससमुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों 
पर ( फ० १,१४-१४४ फ० २, १ ) राजा के हाथ में गोल पुरोडाश दिखलाई पड़ता है; यज्ञ- 
हविष प्रायः गोलाकार रहता हैं। कुछ सिक्कों पर की बेदी गमला की तरह दिखिलाई पड़ती है, 
जिसमें तुलसी का पौधा उगा हो ( फ० २, ४, ८, ६ )। इस स्थान पर यह कहना आवश्यक है 
कि तुलसी का पौधा विष्णु-पुजारियों के लिए पवित्र माना गया है ओर गुप्त-नरेश परमवैष्णव 
थे, इसलिए इस पौधे का वहाँ स्थान दिया गया हो।.. 

समुद्रगुप्त भारतघर्ष का प्रथम राजा था, जिसने छंंदोबद्ध मुद्रा-्लेख खुदवाये ' । प्रयाग 
की प्रशस्ति से पता चलता है कि सभुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। उसके काब्यों 
के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। परन्तु पुरोभाग पर के छंद में लेख उत्कीर्ण कराने का निर्णय 
ही राजा के काव्य-प्रम का परिचय देता हैं। सम्भव हैं, उसने स्वयं कुछ मुद्रालेखों की पद्म- 
पक्षियों को तैयार किया हो । 

प्रयाग की प्रशस्ति ( पंक्षि १७) से प्रतीत होता है कि पराक्रम का विरुद समुद्रगुप्त ने 
लिया था ; इसलिए पराक्रम, व्याप्रपराक्रमः तथा अश्वमेघपराक्रम: की जो उपाधियाँ ध्वजधारी, 
व्याप्र-निहंता और अश्वमेध सिक्कों पर प्रयुक्त की गई हैं, वे सभी समुद्रगुप्त की ओर संकेत करती 
हैं। इंदौर के बमनाला से प्राप्त समुद्रगुप्त के एक ध्वजधारी सिक्‍क्रे (फ० २, १० ) पर भी 
विक्रम? यह सुद्रालेख प्रृष्ठभाग पर अंकित किया गया है। यह विरुद्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त के 
लिए ही प्रयुक्त मिलता है तथा प्रयाग-प्रशस्ति में पराक्रम” उपाधि सम्ुद्रगुप्त के लिए मिलती हैं, 
अतएव विक्रम विरद का दरडधारी सिक्का गलती से तैयार हो पाया। संभषतः ह्विंतीय 
चन्द्रगुप्त के राज्य में समुद्र के दरडधारी प्रकार के सिक्की के पुरोभाग का टप्पा तथा नये राजा 
के धनुषधारी ढंग के सिक्के के प्रृष्ठभाग का टप्पा गलत ढंग से प्रयुक्त किये गये। उस 
गलती का पता जर्दी ही लग गया, इस कारण और सिक्क इस प्रकार के लैयार न हो पाये । 
यदि यह गल्लती मानी नहीं जायगी तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समुद्रगुप्त ने पराक्रम के 
साथ विक्रम की भी उपाधि धारण की थी | प्रायः गुप्त नरेश एक ही विरुद रखते थे, इसलिए 
सिक्क के आधार पर यही कहा जा सकता हैँ कि यह समुद्रगुप्त का सिक्का था । द 

पिछले कुषाण सिक्के की तरह भद्दी बनावटघाली एक स्वरण॑मुद्रा पर राजा के बायें हाथ 
के नीचे समुद्र अंकित मिलता है ( फ२ २११ )। इसमें संदेह नहीं कि घह सिक्का गुप्त राज्य 


उपाय +-३०का न बजकत-के «८ स्‍नननताओ- कफननलनिकननतित कि भा ढक 


३, श्री अलन ने सर्वश्रथम विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। गुप्तसिके छुंवयद्ध 
हैं, हसक्तिए श्रपूण केखों की पूर्णि भी हो जाती है। स्वर भी निश्चित हो जाते हैं । 


रे गप्तकां लीन सुद्राएँ 


का नहीं है; वरन्‌ पंजाब में प्रचलित पिछले कुषाण ढंग का है। राजा के सामने त्रिशुल हैं 
जरुइध्वज नहीं। एक ब्राह्मी अन्ञर 'सः राजा के दाहिने पेर तले दिखलाई पड़ता है 
( फ० १, ३-४ )। दण्ड था भाले के बाहर एक लम्बबत्‌ लेख छुदा है जिसे कर्निंघम ने गढ़हर 
पढ़ा हैं। यह मुद्रा-लेख ठीक-ठीक पढ़ा नहीं गया है ; क्योंकि अक्षर एक दुसरे से गुथे हैं। 
केघल “ग” निश्चित है। 
.. सम्मव॒तः यह सिक्का समुद्रगुप्त के किसी कुषाण सामंत ने तैयार किया था। प्रयाग 
की प्रशस्ति से यह स्पष्ट है कि शक्ष तथा कुषाण सामंत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक हो 
गये थे । इनलोगों ने अपने राज्य चलाने के लिए राजाज्ञा भी माँगी थी। सम्भव है, उनमें 
से किसीने राजभक्ति दिखाने के लिए यह सिक्का तैयार कराया हो, जिसपर अपने नाम के साथ- 
साथ सम्राट को नाम भी अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के ध्वजधारी प्रकार के सिक्क 
निसंदेह पिछले कुषाणों की सुद्राओं के अनुकरण पर तैयार किये गये थे। किन्तु ऊपर कथित 
. सिक्कों से मालूम होगा कि समुद्रगुप्त की मुद्राओं का भी अनुकरण कुछ क्ुषाण-सामंतों ने किया 
था। हो सकेता है कि, इस प्रकार के सिक्के ओर भीं मिलें, यंद्रपि अभी तक केवल 
एक ही मिला है । ना मर 


दरडघारी सिक्‍के के ऊपर चतुर्थ भाग में अनेक चिह्न (५४7॥00)) मिलते हैं । किसी 

किसी में दांहिनी ओर भी चिह्न दिखलाई पड़ता है। इन चिह्नों का अर्थ अभी तक विदित नहीं 
हुआ है। प्रथम चद्दगुप्त के न घिसे हुए सिक्कों की तौल १२० ग्रेन है। रोम तथा छुषाण 
सुवर्णसिक्कों की तौल भी उतनी ही थी। किन्तु समुद्र के अच्छे सिक्कों में कुछ ११५ ग्रन 
के हैं, कुछ ११८ ग्रेन के, तो कुछ १९१ अ्ेन के। मालूम पड़ता है कि इन तीनों तौलों के सिक्के 
उसने आरम्भ किये थे। समुद्रगुप्त के कुछ दुष्प्राप्य सिक्के तोल में १०८ ग्रन हैं। इस 

तौल के सिक्के प्रायः सभी गुप्त शासकों के समय में मिलते हें। शायद ठकसाल में गलती 
से वे बनाये गये हों । द 
इस प्रकार के सिक्के पर तीन रूप के 'भ? अक्षर का पता लगता हँ--देखिये 
 फ० १,१४,१४ तथा २,१,५। वे जिन्हें पश्चिमी तथा पूर्वी म? कहा जाता है। 'म! के दोनों 

: रूप कभी-कभी न केवल एक सिक्के पर किंतु एक सिक्के की एक ही ओर मिलते हैं (फ० १,१ ४)। 
इससे पता चलता है कि 'म” के सब रूप सर्वत्र प्रयुक्त होते थे, इसलिए उनका पूर्वी तथा 
पश्चिमी नामकरण अज्नरशः सही नहीं है । 


समुद्रगुप्त के दरडघारी सिक्कों पर राजा सदा बाई ओर दिखलाया गया है। एशि- 
योटिक रिसर्च भा० १७ ( फं० १,५ ) में एक सिक्का प्रकाशित हुआ हैं जिसमें राजा दाहिनी 
ओर देख रहां है ओर बायें हाथ से आहुति दे रहा है। गछ्त-मुद्रा-निर्माता बायें हाथ से 
आहुति दिलाने की गलती नहीं कर सकते थे। अतएव चित्र के देखने से पता चलता है 
कि एशियादिक रिसिच में उलटी ओर से रेखा चित्र तैयार किया गया होगा। ढदंडथारी 
- अकार की मुद्राओं में राजा सदा वाममुख ही दिखाया गया है। 


चोथा अ्रध्याय शेर 


समुद्रगुप्त के दरडधारी सिक्‍के तीन वर्गों में विभक्क किये गये हैं-- 
१, इसमें पराक्रम की पदवी है । 
२. इसमें विक्रम का विरुद लिखा हें । 
३. सम्राट के कुषाण सामंत-द्वारा तैयार अंतिम वर्ग के सिक्के गुप्त-ठकसाल में तेयार नहीं 
हुए ओर दूधरे वर्ग का सिक्का गलती से अंकित है, जैसा कहा गया है । 


प्रथथ वर्ग में सात उपप्रकार के सिक्के हैं। पहले में लेख ११ बजे के स्थान पर 
आरम्भ होता है तथा बाँह के नीचे केवल समुद्र है (फ० १,२९४ )। यह उपप्रकार अत्यंत 
साधारण था। .दूपरे में राजा के सिर के पास अद्धचंद्र है ( फ० ९, १४:२, १ ), तीसरा 
उपप्रकार ( फ० २,३, ) पहले के सहश है ; किंतु आकार और बनावट में अधिक सुन्दर हैं। 
उसकी तोल या चिह्न ( 89700] ) में कमी फर्क नहीं पढ़ता है। चौथा भी पहले के 
समान है; किंतु राजा एक कठार लिये है ( फ० २,६ )। इस उपप्रकार का सिफे एक सिक्का 
अभी तक मिलता है। पाँचवें तथा छठे उपप्रकारों में लेख बाई' ओर आरम्भ होता है। 
पाँचवें में यह गोलाकार है ( फ० २,४ ) ; किंतु छठे में लेख सीधी लकीर में हैं (फ० २,३) । 
सातवें उपप्रकार में राजा का पूरा नाम समुद्रगुप्त अंकित किया है, बाँह के नीचे समुद्र 


ओर ध्वजदंड के बाहर गुप्त ( फ० २,७-८ ) । इस प्रकार की मुद्रा का सबविस्तर वर्णन हम 
अभी आगे करेंगे । 


दण्डधारी सिक क्‍ 
पुरोभाग--प्रभामंडलयुक्क राजा बाई' ओर खड़ा हैं। उसके कान में कुराड़ल, छाती पर 
हार ओर हाथ में कड़ा है। वह चिपकी टोपी, कोद तथा पतलून पहने है, बायें हाथ 
में ध्वज है और दाहिने से वेदी पर हवन डाल रहा है; वेदी के पीछे गरुडध्वज 
है, जिसमें फीत पट्टी लगी है। द 
राजा के बायें हाथ के नीचे लम्बबत्‌ समुद्र” तथा कुछ मुद्रारओ में दराड के 
बाहर "गुप्त लिखा हैं। बतु लाकार मुद्रालेख-समर-शत-वितत विजयो जित- 


रिपुरजितो दिव जयतिः--सर्वृत्र विजयी राजा जिसने सेकड़ों 
युद्ध में सफलता प्राप्त की और शत्रु को पराजित किया, स्वर्ग-श्री प्राप्त करता है । 
छुंद---उपगीति । 


पृष्ठणाग-- बिंदुभूषित व॒तु ल में प्रभामराडलयुक्क, लच््मी सिंहासन पर बेटी, जिसके पेर सुन्दर 
रीति से बनाये गये हैं। साड़ी, चोली, चादर, हार, भुजद्रड तथा मोती की 
लड़ी दी अचरी पहने है। बायें हाथ में कॉनु कोपिया तथा दाहिने में पाश ; 
गोलाकार चटाई पर पेर रखे हैं। अधिकतर सुद्राओं पर सिंहासन की पीठ 
दिखलाई पड़ती हैं। कभी उसके चार पैर तो कभी दो दिखलाई पड़ते हैं। . 
चिह्न सदा बाई ओर कभी दाहिने ; सुद्रालेख--पराक्रम: । इस प्रकार के वर्ग और 
उपप्रकार नीचे दिये जाते हैं । 


इ्छ ... गुंपकालीन म॒द्राएँ 
(१ 
प्रथम वग 
. शजा बाईं ओर देख रहा हैं। 
... पहला एपप्रकार' 
लेख एक बजे से; केवल समुद्र बायें हाथ के नीचे। 


... ५, सोना, .«”, ११७.४ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २॥७। 


प्रोभाग--राजा प्रभामसढलयुक्त, आह्ृति स्फूर्तिवान, गएडध्वज का दरुड अदृश्य, बतु लाकार 
मुद्रालेख 'समरसत-वतत” बाई' ओर का लेख स्थान से च्युत, दरड का सिरा 
. भाले की तरद नुकीला। 
..प्ृश्नमाग-- सिंहासन की पीठ दिखलाई पड़ती है। मुद्रालेख-- पराक्रम:” ( फ० (१४ )। 


दूसरा उपग्रकार 
पूवव॒त्‌ अद्ध चन्द्र के साथ 


२. रघ॒र्ण, .६”, ११६. ५ ग्र न, बयाना निधि फ० २, १४ 

. पुरोभाग-गरडध्वज के ऐिरे पर अद्ध चन्द्र, उसका द्‌राड दिखलाई पड़ता हैं। ध्वज-दरुड 
.. का सिर राजदंड के समान मोटा और चंपटा ; बतु लाकार मुद्रालेख ; दाहिनी ओर 

.. . ७ बजे से 'ध्रमरशत-बत? बाई ओर ६ बजे से 'जत रप ( फ० २, १)। 

.. पृष्ठभागं-तिंहासन के चारों पेर दिखलाई पड़ते हैं। इसकी पीठ अधिक कुकी दाहिनी 
झोर भी चिह्न, चारबिंन्दु-समूह के रूप में 'सुद्रालेख--पर।क्रम: । 


क्‍ द इस ग्रथ में अप्रकाशित । 

३. स्वर ; .«४५”, ११३.७ ग्रे न, बयाना निधि फ० २,१२ । 

 पुरोभाग--ऊँचे ढंग का जूता पहने राजा की आक्षति, पिर पर अद्ध चन्द्र ; सुद्रालेख दाई 
ओर 'समर-शत-म (च)त? बाई" ओर 'त बजय जत रपरः व” की जगह 'मः 

. गलती से खुदाया है; व का अधोभाग गोलाकार ; समुद्र का 'मः बूर्वी प्रकार का 
तथा समर का “म? पश्चिमी प्रकार का हैं। इस तरह “'म! के दोनों प्रकार एक 

. ही पिक्क में वतंमान हैं। प्रष्ठभाग का 'म? पश्चिमी प्रकार का । 

. पृष्ठभाग--मुंद्रालेख -पराक्रम, म पश्चिमी ढंग का (फ० १,१४५) । 





.. $- ब्रि० स्थू० क० जी० डी० फ़० १, ५-१०,१२ १३,१६,३७ ज्ञ० ए० सो० ब० ८८४ (फ० २,३-४ ) 
.. है: ऐसे ३२ सिक्क बयाना तथा ४ त्रि० स्यू० कै० में हैं (फ० १,३-४)। 


चौथा अध्यर्य द ३० 


४... स्वर्ण, “८”, ११६.४ भेन ; बयाना निधि ( फ० २,७ ) | 
पुरोभाग--राजा के सिर पर अद्धचंद्र, पुरोभाग पर दो बार टप्पा लगाया गया है जिस कारण 
दो राजा की आकृति तथा दों गरुइध्वज ; बतु लाकार मुद्रालेख अस्पष्ट, कुछ 
अक्तर दो ध्व्जों के बीच, 'म! पूर्वी ढंग का ( फ० २,७ )। 
पृष्ठभाग--लेख--पराकरमः; 'म? पश्चिमी ढंग का ( इस ग्रन्थ में अप्रकाशित )। 
तीसरा उपप्रकार' 
पूर्ववत्‌ किंतु आकार में छोट! 
५. स्वर्ण ; *७२१-१२१*६ ग्रे न, बयाना निधि ( फ० ३,२ )। 
पुरोभाग--वर्तुलिकार मुद्रालेख दाहिंनी ओर 'समरसत वतत?; बाई ओर “तरपुरजितो दिव 
जयत? ०४ 
पृष्ठमाग-- पैरों के बीच में साड़ी की चूनन दिखलाई पड़ती है ( फ० २,३ )। 
चोथा उपप्रकार 
पहले की तरह किंतु राजा कटार लिये हुए 
६. स्वर्ण ; “4५१, तौल अज्ञात, न्यूमिं० स० १६ 
पुरोभाग--लेख-भद्दा, वाईं ओर कटार लटक रही है (समुद्र के स की बाई ओर) (फ० २,६ )। 
प्रष्ठभाग--( इस ग्रथ में अ्रप्रकाशित ) 


पाँचर्वा उपप्रकार . 
पहले की तरह, केवल लेख बाई ओर से आरंश । 
७. स्वर्ण, “६”, ११६' ४ ग्रेन, बयाना निधि ( फ० ३,१२ )। 
पुरोभाग--बायें हाथ की वस्तु राजद्रड प्रकट होती है, बेदी के ऊपर की ज्वालाएँ पौधे की 
शाखा के समान प्रतीत होती हैं । सुद्रा-लेख बायें---“समर-शत-बत?, दाहिनें--- 
तविजय जत? | 
पृष्ठभाग--रसिंहासन को पीठ अदृश्य ; मुद्रा-लेख--'पराक्रम: ( फ० २, ५ )। 
द 5 छठा उपग्रकार * 
ऊपरी सिक्की की तरह, लेख दाहिनी ओर सीधी पंक्ि में । 
८. स्वर्ण ; <” ; ११८ २ ग्रे न,त्रि० म्यू० के० जी डी० फ० १,२। 


१, इस तरह के १८ सिक्के बयाना निधि तथा दो बूटिश म्यूजियम में हैं ( फ० १, १४-३५ ) | 


२. यह बताया गया है कि ज० न्‍्यू० सो० ई० भा० ८ फ० ३, हे पर जो सिक्का प्रकाशित 
किया गया है, उसमें भो सीधी पंक्ति में लेख है । किंतु वह भद्रालेख बतु साकार-सा 
ही दिखाई देता है, सीधी पंक्ति में नहीं । किंतु यदि वद्द सीधी पंक्ति का ल्लेख माना 
जाय तो वह सिक्का इस उपप्रकार का एक नया उपोष॑प्रकार मानना पढ़ेगा। 


हु गुप्तकालीन मद्राएँ 


पुरोभाग-बाई ओर--समरस , दाहिने--'तत विजयो जितरः सीधी पंक्षि में । 
पृष्ठभाग--मुद्रा-लेख-- पराक्रम? ( फ० २५ दे )। 
द सातवाँ उपप्रकार 
ऊपर की तरह; किन्तु राजा का पूरा नाम समुद्रग॒प्त लिखा है । 
६, स्वर्ण ; *६/, ११६*३ ग्रेन ; ब्रि० म्यू० के० (फ०२, ४) । 
 पुरोभाग--वेदी फूल के गमले की तरह जिसमें पौधे की शाखाएँ दिखलाई पड़ती हैं । 'म” पूर्बी 
प्रकार का, सुद्रालेख सात बजे आरम्भ व शपूर्ण, 'समर-शत-वितत” ; विजयो 
दस बजे, दाहिनी ओर--जत रप रजितो दघ? । 
पृष्ठभाग--सिंहासन की पीठ अदृश्य, सुद्रालेंख-'पराकम! (फ० २, ७ )। 
१०, स्वर्ण, "८४०", १२२४ प्रेन, ब्रि० म्यू० के० ( फ० २,७ )। 
पुरोभाग--बाईं ओर लेख स्पष्ट, [स] मर-शत-बतत-ब; बेदी गमले की तरह । 
प्रष्ठणाग--सिंदासन स्पष्ट है ; मुद्रा-लेख-पराक्रमः (फ० २, ८) । 


हदितीय वग 
द क्‍ ( विक्रम उपाधि सहित ) 
स्वर्ण .८”; ११९ ग्रेन; वमनाला निधि * । 
पुरोभाग--मुद्रा-लेख [स] मर-शत-बंतत' 
पृष्ठभाग--मुद्रालेख-श्रीविक्रम! (फ० २, १० ) 


तृतीय वग 


ः समुद्रगुप्त का दरडधारी सिक्का, जिसे कुषाण सामंत ने तैयार किया । 
पीला सोना; '<' तोल अज्ञात, सी० एल० आई० एस (फ० २, ११) 


पुरोभाग-राजा प्रभामए्डल युक्त, बेढंगी आकृति, बाई” ओर खड़ा, कुषाण ढंग का कोट, चिपटी 
टोपी, ज्ञिस पर एक वतु ल शोर दो पंख हैं। बायें हाथ में दरड, दाहिने हाथ से 
वेदी पर हृवन डाल रहा है। दाहिने हाथ के पीछे त्रिशुल, बायें हाथ के नीचे 
लम्बबत लेख-'समुद्र ' भाले के बाहर लेख को कनिंघम ने गड॒हर” पढ़ा, किन्तु 
# लेख अस्पष्ट, दाहिने पेर के समीप 'प! या पु!। ह 
पृष्ठभाग-ऊँचे पीठवाले सिंहासन पर देवी बैठी हैं। मुद्रालेख अनुत्की्ण (फ० २, ११)। तथा- 
कथित दाहिनी ओर खड़े राजाघाला सिक्का । न 


पट पोज मल 2 अप हित- अल मम चिननर जल कर लक 3 अवजक जिनकी पी अकेले पलक लग 7 शक लट शी एकल न टली लटक ४ 8 “पु है कक ४ 5 

हर. जि० स्यू० के० फ० २, १ ; ज० ए० सो० ढां० १८८४ फ० २, ५: जे० आर० प्‌ू० एस 
3. ब८८९ फ० १, ९। द 

२. ज० स्यू० सो? ह० फलक ९, ७। 


चौथा अध्याय हैक 
स्वर, "८" तौल अज्ञात; एशियाटिक रिसर्च भाग १० ( फ० १,५ ) । 
पुरोभाग--राजा दाहिनी ओर खड़ा हे, दण्ड दाहिने हाथ में, सामने वेंदी पर बायें हाथ से 


हवन करता हुआ, दाहिने गरुड़ध्वज, दाहिने हाथ के नीचे समुद्र, बाई' ओर लेख 
के अत्तर उलदे हुए । 


प्रष्ठभाग--सिंहासन पर बेठी देवी, दाहिने हाथ में कनु कोपिया, बायें हाथ में पाश, चिह्न दाहिनी 
ओर, दाहिने के बदले बाई ओर भुद्रालेख-'पराक्रमःः उलठे अंकित (फ० २, 9 )। 


धनुधोरी प्रकार 


इस प्रकार के सिक्क «<से'६*तक आकार तथा ११० से १२० ग्रेन तक तौल में विभिन्नता 
रखते हैं। ऐसे सिक्के भरसार निधि, जोनपुर, बोधगया तथा बयाना में मिले हैं। इस 
तरह के तीन सिक्‍के बयाना निधि में, ब्रिठिश म्यूजियम तथा कलकत्ता संग्रहालय में चार 
चार ओर लखनऊ संग्रहात्नय में एक है । 


धनुर्धारी प्रकार पहले के दरडधारी सिक्‍के का परिवत्तित रूप है, जिसमें राजा बायें 
हाथ में धनुष तथा दाहिने में बाण लिये हें। इसमें दरणडघारी प्रकार के सारतीयकरण 
का प्रयत्न किया गया हैं। भारतीय परम्परा में कोट तथा पायजामा पतलून पहने हवन करने 
की परिपाटी नहीं है । किंतु भारतीय मुद्रा-शास्त्र में प्राचीन बातों का ग्रहण या अनुकरण विशेष- 
तया किया जाता था, इस कारण पहले राजा इस प्रकार दिखाया गया। धीरे-धीरे 
मुद्रा तैयार करनेवाले कुषाण ढंग के ऊपर सुधार करने लगे, जिस कारण राजा को धनुधर 
के रूप में दिखलाया हैं । परशु प्रकार के सिक्कों में राजा को परशुधारी अथवा मऋत्यु के 
देवता का स्वरूप दिया गया है। . पुरोभाग में लेख छंदबद्ध हैं. जिसमें राजा द्वारा प्रथ्वी की 
विजय तथा सत्कर्मो' द्वारा र्व्गे प्राप्ति की घोषणा की गई हैँ। प्रष्ठभोंग पर अप्रतिरथ 
(भ्रद्वितीय रथारोही) का विरुद उल्लिखित हैं। र/जा इस विरुद का गवे रखता था ; क्योंकि 
वह प्रयाग की प्रशस्ति में 'पृथ्वीव्याम्‌ अप्रतिरथ” कहा गया हैं । 


गुप्तसिकों में धनुर्धारी प्रकार अ्रत्यन्त लोकप्रिय था, इसलिए सबसे अधिक समय 
तक इसे तेयार कराते रहे । द्वितीय चदन्वधगप्त के शासन काल में तो यह अत्यन्त प्रसिद्ध रहा । 
किन्तु समुद्रगुप्त के इस प्रकार के कुछ ही सिक्के मिले हैं । क्‍ 

इन सिक्कों पर पूर्वी ढंग का 'म' अक्षर पाया जाता है, अतएवं यह संभव है कि 
पूर्वी प्रान्त में ये सिक्के अधिक प्रचलत्षित रहे । वहाँ कुषाण-मुद्रा का प्रभाव कम था । किन्तु केवल 
'! अज्वर के रहने से कोई मत निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों “म (पूर्वी तथा 
पश्चिमी) किसी सिक्के पर एक ही लेख में मिलते हैं (फ० २, १५)। 


इस प्रकार के प्रायः दो वग माने जाते हें--एक वर्ग में राजा दाहिने हाथ ,में बांण 
लिये है तो दूसरे में उसी हाथ से हवन कर रहा हँ। किंतु दूसरे वर्ग के सिक्‍के . अंप्रैकाशित 


३८ द गेघकालीन न मद्राएँ 


हैं। केवल भरसार निधि में उसके तीन सिक्के मिले थे! । किंतु उनका अभी पता नहीं हं और 
न उनका चित्र ही प्रकाशित हो पाया है। यह श्राश्चर्य की बात है कि तीनों मुद्राओं में दाहिने 
हाथ से बाण पकड़ने के बदले सबमें हवन डालने का दृश्य दिखलाई पड़ता था । यदि फलक 
२. १२ पर लापरवांही से देखा जाय तो च्ण भर के लिए यह आभास होगा कि राजा हवन 
छोड़ रहा है और उँगलियाँ (जिनसे राजा बाण तथा गरुड्ध्वज स्पशे कर रहा हैं) यज्ञ-वेदी 
की तरह ज्ञात होती हैं। भरसार सिक्के का चित्र छुप न संका और अप्रकाशित वस्तु के ऊपर 
कोई मत भी स्थिर नहीं किया जा सकता । सम्भव है कि भ्रम के कारण वह वेदी मानी गई 
होगी । किंतु उनके प्रृष्ठभाग पर पंराक्मम लिखा था ओर अप्रतिरथः का विरुद्‌ नहीं था। 
 आअतः यह अनुमान किया जा सकता है कि द्वितीय वर्ग के सिक्के सचमुच निकाले गये थे । 
वे दराडधारी से धनुर्धारी प्रकार के मध्यवर्ती रूप हैं। राजा बाएं हाथ में घनुष पकड़े हुए हैं 
ओर दाहिने से हवन कर रहा है ( जेसा दराडधारी सिक्के में ) । 

उत्कीर्ण लेख की भिनज्नता से पहला वर्ग दो उपविभाग में बँटा है । पहले में मुद्र|लिख- 
“अप्रतिरथो विजित्य ज्षिति सुचरितैर्दिवं जयति? दूसरे में 'खुचरितैः के स्थान पर (म) घनीशो' 
लिखा दै। 'मवनीशो' शब्द निश्चित नही है ; क्‍योंकि उसके केवल पहले दो अत्चर स्पष्ठ रूप 
में दिखलाई देते हैं । इस प्रकार के केवल दो ही सिक्के मिले हैं । 


इंस प्रकार का वर्णन निम्न लिखित है 


पुरो भांग--राजा खड़ा, प्रभामणडलयुक्क, दंडधारी प्रकार की तरह बच्चन धारण किये, बायें 

हाथ में धनुष जिसको प्रत्यंचा अन्द्र है, दांहिने हाथ में बाण अथवा बेदी पर हवन 

 छोड़ता हुआ, बाई ओर गरुबध्वज फीता के साथ, कहीं करडे और राजा के सिर 

.. अध्य चम्रमा,बाये हाथ के नीचे मुद्रालेख समुद्र”, चतु लाकार भुद्रा-लेख, जो एक बजे 

- आरम्भ होता हैं-अप्रतिर्थो विजित्य ज्षिति सचरितैः (या अवनीशो ) दिवम्‌ 

जयतिः-:पृथ्वी को जीतकर अपराजित राजा सुकर्मी से स्वर्ग प्राप्त करता हैं। 
 छुंद-उपगीति । 

प्रृश्ठभाग--पृष्ठयुक्त चोकी पर लक्ष्मी बेठी, बायें हाथ में कानु कोपिया, दाहिने में पाश, बाई 

है ओर चिह्न,मुद्रालेख-अप्रतिरथः । 


पहला उपप्रकार * 
१. स्वर्ण, “८५”, ११६४ ग्रेन ब्रि० म्यू० कै० फ० ४, १ 

पुरोभाग--राजा के बायें हाथ में धनुष तथा दाहिने में बाण ; इस सिक्कों में गरडध्वज के 
सा ____ इरडे तथा बाण को एक साथ स्पर्श करने से उँगलियों की शकल वेदी के रूप में 
१. ज्ञ० ए० सो० श्० बटणर पृ७ ३९०-४०० । 


२- श्रि० स्थू० केट० फ० ४, १-७ पी० ई० फ० २३, १९ ; ज० रा० ए० सौ० १८८५ पू० ७१। 
ज० पू० सो० बाँ० भा० २१ प० ३९५०३०० | -: 


३, श्रि० स्यू० कै० फ० ४, ३-६ पी० हैं० फ० २३, १०। 





रः्काज्षीनमद्राएँ' 2] 
प्रकट होती हैं। .मुद्रा-लेख अधूरा, 'रथवज! दो-चार बजे के मध्य, उचरितैः 
दिंवंजयति? समुद्र का 'म? पश्चिमी शेली का । 

प्रष्ठमाग--दादिने सिंहासन की पीठ द्खिलाई पड़ती हैं। मुद्रालेख-“अप्रतिरथ” (फ० २,१३) । 

२. स्वर्ण, “६”, १०८-३ ग्रेन, बयाना निधि (फ० ६, १) । 

पुरोभाग--समुद्र का 'म? पूर्वी शैली का वतुलकार मुद्रालेख दाहिने-अप्रतिरथ विजित्य 
ज्षतः बाये लेख मुद्रा के बाहर । 

पष्ठणआाग--पूर्ववत्‌ (फ० २, १७ )। द 

ः दूसरा उपग्रकार' ब 

स्वर्ण, ६”, ११८ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कै० (फ० ४,६)। द 

पुरोभाग--राजा साधारणतया चड्डी और कमीज पहने है, गरुदध्वज के ऊपर अद्धचन्ध्र, 'म? 
पूर्वी शैली का, पतु लाकार सुद्रालेख, बाई ओर-अप्रतिरथो घजत्य ज्ञतमबः 
( अंतिम अज्ञर अधूरे ), दाहिनी ओर “बजत्य? । 

प्रष्ठआमाग--पूव वत्‌, कॉनु कोपिया बायें हाथ में ( फ० २, २४ )। 


द्वितीय वर्ग 
स्वर, आकार अज्ञात, ११० ग्रेन ( दो सिक्के ) तौल ११४ ग्रेन ( तीसरा ) भरसाइ-निधि । 
पुरोभाग-राजा पूर्ववत्‌ दाहिने हाथ से वेदी पर हवन डाल रहा है, बाण का अमाव । 
प्रष्ठमाग-- लेख--पराक्रमः । द 
( सिक्क अभी अज्ञात, उनका चित्र अप्रकाशित ) 


परशुधारी प्रकार 


इस प्रकार के सिक्कों की तौल ११७४ ग्रेन से १२३ “४ ग्रेन तक और व्यास ७५४” 
से -८४औ" तक रहता है। औसत तोल ११८ भ्रन है। कल्नौज, बनारस तथा बयाना में 
ये सिक्के मिले हैं। ब्रिंटिश संग्रहालय में & सिक्के, कलकत्ता संग्रहालय में एक, लखनऊ 

ग्रहालय में तीन तथा बयाना निधि में नो मुद्राएँ सुरक्षित हैं । 

इसके पुरोभाग में राजा बायें हाथ में परशु लिये खड़ा हैं। सामने वामन राजा को 
देख रहा हैं। दोनों के बीच में ध्वजा है जिसके सिरे पर अद्ध चन्द्र है। प्रष्ठभाग में 
देवी सिंहासन पर बैठी हे । कक 

'कृतांतपरशु” का विरुद समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के लेख में उसे दिया गया हैं; किंतु 
प्रयाग की प्रशस्ति में नहीं। उस लेख में समुद्रगुप्त को धराधिवासी देव कह कर उसकी 





१, जु० ए० सो० ढा० १८८४, फ० २, ६; जे० रा० ए० सो० १८८५९ फू० १, १० दोनों सब! 
स्पष्ट ह 
२. ज० ए० सो० बं०, १८५२, पृ ३९०-४००। 


श चोथा अध्याय 


तुलना कुबेर, वरुण, अन्तक या कृतान्त से की गई है ; संभवतः उसके फलस्वरूप राजा को 
क्ृतांतपरशु दिखानेवाले ये सिक्‍के निकाले गये होंगे । 

समुद्रगुप्त को कृतांतपरशु कहने में संभवतः उसके देवांशत्व की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना 
अभिप्र त था; किंतु यह अधिक संभव है कि इस प्रकार के सिक्‍कों से राजा की शक्ति पर ध्यान 
आहक्षष्ट करना अश्िप्रेत था जिस कारण मुद्रालेख में राजा को कृतांतपरशु और अजित राजाओं 
का विजेता बतलाया गया है । द 

पुरोभाग के दृश्य से पता चलता है कि राजा युद्ध का निरीक्षण कर रहा है। एक 
पिक्क्रे पर घामन सचमुच ही सेनिक वेश में दिखाया गया है ( फ० २, १२ ), जो सम्मवतः 
अपने स्वामी को युद्ध विजय का संदेशा कहने के लिए उपस्थित दो, जो एक अच्छे स्थान से 
युद्ध का निरीक्षण ओर संचालन कर रहा था । 

इस सिक्क के ए्ृष्ठभाग पर मुद्रा के भारतीयकरणश में अधिक प्रगति दिखलाई पढ़ती 
हैं। अनेक मुद्राओं पर देवी के बाये हाथ में कॉन कोपिया तथा दाहिने में पाश रहता हैं। 
किंतु कुछ सिक्कों पर कमल ने कॉल कोषिया का स्थान ले लिया है ( फ० २, १४: ३, ३ )। 
इससे प्रकट होता हैं कि मुद्रा बनानेवालों ने उसे लच्ध्मी का रूप दे दिया था, पैर के तले 
कमल का आसन भी है। कर 


इस अकार के सिक्क दो वर्ग में विभक्त हैं। एक वर्ग में राजा बायें भाग में तथा 
वामन दाहिने भाग में है (१० ३,७५-४)। दूसरे वर्ग में इसका उलटा है (फ० २, १ ४,१७)। 
दूसरे वर्ग के सिक्के दुष्प्राप्य हैं ; किंतु पहले में कई उपप्रकार के सिक्के मिलते हैं। पहले 
उपभ्रकार में राजा का नाम समुद्र! बायें हाथ के नीचे लिखा है और यह अधिक संख्या में 
. मिलता है (फ० २,१६ : ३, १ )। दूसरे उपग्रकार में समुद्र के स्थान पर 'कृः लिखा हे 
(फ० ३, २) | यह कृतांतपरशु का संत्षिप्त रूप है। तौसरे उपप्रकर में राजा का पूरा नाम ससुद्र- 
गुप्त मिलता है। समुद्र” राजा तथा वामन के मध्य में तथा 'गुप्त! बायें हाथ के नीचे (फ० ३,४) 
प्रष्ठभाग में देवी कमल की कली लिये है। चौथे उपग्रकार में भी राजा का पूरा नाम 
समुद्रगुप्त मिलता है ; किंतु समुद्र” राजा के बायें हाथ के नीचे तथा 'ुप्त! परशु-दराड के बाहर 
लिखा है ( फ० ३, ३ )। दूसरे, तीसरे तथा चौथे उपप्रकार की मुद्राएँ दुष्प्रपप्य हैं । 

परशुधारी प्रकार के सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित है! -... 


पुरोभाग--राजा खड़ा, प्रभामरडलयुक्त बायें या दाहिने भाग में दणडधारी सिक्के की तरह 
किये ह 

वस्नधाररण किये, तलवार लिये, दाहिना हाथ कमर पर आश्रित, बारें हाथ में 

३ भोर्य था दाहिने बामन पुरुष, सामने खड़ा तथा राजा को देखता हुआ 

| शै 


.... दोनों के मध्य में ध्वजा, जिस के सिर पर चन्द्रमा, वतुलाकार मुद्रा-लेख एक या 
१, ब्रि० स्यू० कैट० फ० ऐ; ह्‌० स्यू० के० फ्‌० १५ 

४ ? ४ ज० रा० ए० सो० १८८५ प० ७२- 

१२; ज० पृ० सो० ब० १८८४ रे १७७-९ फू० २,११। . न्‍ के ५3225 





चोथा अध्याय | ४३१ 


सात बजे आरम्म “कतान्तपरशुजयत्यजितराजजेताजितः--कतांत का परशु 
धारण करनेवाला अजेय राजाओं को भी जीतनेवाला, पराभव से सर्वथा अप- 
रिचित राजा विजयी है। छुंंद्‌ धप्रथ्वी' 


पृष्ठभाग--लद्षमी सिंहासन पर बेठी, बाय हाथ में कानु कोपिया अथवा कमल की कली तथा 
दाहिने में पाश, कमलासन पर पैर, कभी सिंहासन की पीठ दिखलाई पड़ती है 
ओर कभी अदृश्य, कमल पुष्प से ढँके रहने के कारण कभी सिंहासन सवंथा अदृश्य, 
केवल देवी के बेठने के ढंग से उसका अस्तित्व अनुमित होता है। चिह्न कभी 
बायें या दाहिने, मुद्रालेख--कृतांत परशुः । 


क्‍ प्रथम वग 
राजा बायें भाग में और वामन पुरुष दाहिने भाग में 
पहला उपप्रकार* 
समुद्र बायें हाथ के नीचे 
१. स्वर्ण ; .६”, ११४.४ भर न, बयाना निधि फ० ६, ६ क्‍ 
पुरोभाग--राजा का शरीर भव्य तथा प्रभावशाली, बगल में तलवार स्पष्ट, अद्ध चंद्र में 


एक बिन्दु, समुद्र में का 'म! पूर्वी शेली का; सात बजे से लेख, 'कृतांतपरशुजयत्य! 
दाहिनी ओर के अच्षर अस्पष्ठट । । 


प्रष्ठधाग--देवी के बायें हाथ में कमल-कली, मुद्रालेख 'कृतांत परशुः ( फ० २,१६ )। 
२. स्वर्ण ८ .८“, ११६.७ ग्रेन ; ब्रि० म्यू० कै० फ० ४,८ | 

पुरोमाग--पूर्ववत्‌, किंतु लेख एक बजे से, अधचंद्र में बिन्दु, बतु लाकार मुद्रालेख-क्रतांत परशुए।. 

पृष्ठभाग--देवी के बायें हाथ में कॉनु कोपिया, सिंहासन के पीठ पर दाहिनी ओर भी चिह्न, 
मुद्रालेख-- क्रतांतपरशु? ( फ० ३.४ ) 

३, स्वर्ण ; .८*, ११५४-०६ ग्रेन, बयाना-निधि फ० ५,१२ 

पुरोभाग --कोट का आस्तीन ऊपर ल्पेटा हुआ, सिर के पीछे पट्बंध, एक बजे लेख आरम्म-- 
कृतांतपरशु 


प्ृष्ठभाग--देवी के पैर-तले कमल सिंहासन को छिपा देता हैं, पेर रखने के ढंग से उसका 
अनुमान, देवी को पद्मासना बनाने की यह पूर्वतैयारी है (फ० ३,१ )। 


3, ब्रि० स्यू० के० फ० ४,८-१२ इ० स्यू० के० फ० १५,९, ज० रा० एु० सो० १८९४, फ०१३४१। 


४२ क्‍ गुप्तकालीन मुद्राएँ 
दूसरा उपप्रकार 

द (कु? बाँह के नीचे ) 
स्वर्ण ; .८५”, ११३.२ ग्रेन, बयाना-निधि फ॒० ४,१३ 


पुरोभाग--पूर्ववत्‌, बायें हाथ के नीचे क, व॒तु लाकार लेख द दाहिने अदृश्य, बायें 'तरजजेता! ।; 
प्रष्ठभाग--पूर्ववत, पैर-तले कमल, उससे सिंहासन आच्छादित नहीं है, मुद्रालेख--“कृतांत- 


परशु: ( फ० ३,२ )। 
तीसरा उपप्रकार * 


( 'समुद्र” राजा तथा वामन के मध्य में ओर "गुप्त? बायें हाथ के नीचे ) 
स्वर्ण ; ८४, ११७.७ प्रेन, ब्रिव म्यू० के० फ० ४,१४५ 
पुरोभाग--अधेचंद्र में बिन्दु का अभाव ; समुद्र” राजा तथा घामन के बीच, “गुस” बायें 
हाथ के नीचे, वतु लाकार मुद्रालेख अधूरा, बाई' ओर-- त्यजतराजजेताजत” । 
परष्ठभाग-देवी बायें हाथ में कमल लिये, लेख--'कझृतांतपरशु ( फ० ३,४ ) । 
....._ चौथा उपप्रकार 
( समुद्र! बाये हाथ के नीचे, 'गुप्तर दराड के बाहर ) 
स्वर्ण ; .८५”, ११६.७ ग्रे न, ब्रि० स्यू० के० फ० ४, १६ 
पुरोभाग--राजा के पास तलधार नहीं, 'समुद्र” बायें हाथ के नीचे, “गुप्त? परशु-दरड के बाहर, 
.._ मुद्रालेख--दाहिने अदृश्य, बाये 'रजजतजत? । 
पृष्ठभाग--देवी बायें हाथ में कमल-कली पकड़े, मुद्रालेख--“इतांतपरशुः ( फ० ३,३ ) । 


द्वितीय व. 


( राजा बायें भाग में तथा वामन दाहिने भाग में ) 
१ स्वर्ण ; .८”*, तौल अज्ञात, आ० स० इ० घा० रि० १६२७-८ फ० २३ ब 
पुरोभाग--राजा बायें भाग में, दाहिने देखनेघाला तथा बामन, उसके सम्मुख दाहिने भाग में, 
: परशु दाहिने हाथ में, बायों हाथ कमर पर अवलम्बित, कटार दाहिनी ओर, लंबबत्‌ 
लेख “समुद्र” अस्पष्ट, चतु लाकार लेख १ बजे से-'कृतांतपरशुज्ज॑यत्य”, दाहिनी 
द ओर, 'राजजतजत? । 
पष्ठभाग- देवी के बायें द्वाथ में कमल, मुद्रालेख़--कतांतपरशु! ( फ० २, १७ )। 


१, ब्रि० स्यूं० के० ३,३३-१४ ज० रा० ए० सो० १८९४ फ० १,१२। 
२, वही 8,१५७ ; ज० ए० सो० ब० १९०४ फ० १,१। 
हे, ए०ञ ० फ० १८,१० में इस तरह का तीसरा सिक्का प्रकाशित है। 


चौथा अध्याय ४३ 
२ स्वर्ण ; .«”, तौल अज्ञात, न्यू० का० १६२१ प्रृ० ३२१, फे० ६,१।. 


पुरोभाग--पूर्वचत्‌, राजा के गले में हार, वामन असली सैनिक वेष में, चन्द्रध्वज को पकड़ 
रहा है, राजा के बायें हाथ के नीचे समुद्र! । बतु लाकार मुद्रालेख १ बजे से, 
'कृतांतपरशुञ, बाई ओर 'जजेताजितः” अस्पष्ट रूप में । 


प्रष्ठभाग--देवी के बायें हाथ में कमल, मुद्रा लेंख--'क्रतांतपरशुः ( २,१५ ) | 


( ई ) अश्वमेध प्रकार 


समुद्रगुप्त ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के विजय-स्मारक में अश्वमेध यज्ञ किया था ; _ 
जो सम्भवतः शासन के अंतिम भाग में सम्पन्न हुआ था । इस यज्ञ के पुनरुत्थान में उसने 
गये का अनुभव किया होगा और आश्चर्य नहीं कि उसी को चिरस्थायी बनाने के निमित्त सोने 
का सिक्का तेयार कराया हो । वेसे सिक्‍के विपुल संख्या में तैथार किये गये थे* । ब्रिटिश 
संग्रहालय, कलकत्ता तथा लखनऊ संग्रहालयों में क्मशः सात, दो ओर पाँच अश्वमेध सिक्के 
सुरक्षित हैँ । बयाना-निधि में बीस सिक्‍के मिले हैं । 


ये सिक्के आकार में '७५" से *६” तथा तौल में ११२५ से ११६ ग्रेन के मिले हैं । 
ओसत तौल में ११४ ग्रेन के बराबर हैं ओर कभी ११८ ग्रेन भी हैं। ऐसे सिक्के पटना से 
सहारनपुर ( उत्तरप्रदेश ) तक मिलते हैं । 

इसके पुरोभाग में यज्ञ का घोड़ा यूप ( यज्ञ-स्तम्भ ) के सामने खड़ा है। वह एक 
चबूतरे पर खड़ा हैं ओर यूप के ऊपर से पताका घोड़े के पीठ पर उड़ रही है। प्रष्ठभाग पर 
राजमहिषी मरणियों की लड़ी से सुसज्जित चटाई” पर खड़ी है ओर दाहिने हाथ में चँवर तथा 
बायें में तोलिया पकढ़े हुए है। भाल्वानुमा लुकीली वस्तु सामने रखी है, जिसका 
नाम सूची! था। 


प्राचीन भारत की मुद्रा-सम्बन्धी कला में अश्वमेंध सिक्के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते 
हैं। पुरोभाग पर का घोड़ा भव्य तथा सुन्दर दीखता है; वह अपनी अटल झुत्यु के बारे में 
बेपरवाही दिखाता है। रानी की आकृति सुन्दर और पतली है; यज्ञ में अपने सेवाकाय 
के लिए वह सतक खड़ी हैं। ऐसे टप्पे' को तैयार करने के लिए अच्छे-से-अच्छे कलाकार चुने 





१. समद्रगुप्त ने पिछले समय में श्रश्वमेघध चिह्न को म॒द्रा पर भी अंकित कराया था। 
रपसन ने ब्रिटिश-संग्रहालय से एक मिद्दी की म॒द्रा का वधन किया है जिसमें अश्व 
एक खम्से से बे धा है, जिसके नीचे पराक्रम लिखा है। ज० रा० ए० सो० १९०१ 
पृ० १०९। माल्मम पढ़ता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी मुहर ( 5८४ ) पर भी भअश्वमेध 
चिह्नसमृह को पिछुले समय स्वीकृत किया था । 


२. फ० ३, ६ पर कमल प्रकट दोता है, पर वह कमल्ननुमा चटाई है। 


श्र गुपकाकीन म॒दाएँ 


गये । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे अश्वमेथ यज्ञ के स्मारक रूप में बनाई जानेवाली 
मुद्राओं का महत्त्व पूर्ण रूप से जानते थे, ओर उनको कलापूर्ण बनाने पर तुल्ते हुए थे । 


.. सभी सिक्कों में घोड़े की पीठ पर जीन नहीं है । किसी दुष्प्राप्य मुद्रा में उसके गले में पद्म 
दिखलाया गया है ( फ० ३, ८) और किसी पर ( फ० ३, ७-११ तथा १२) उसके केश में 
मोती पिरोये गये हैं। यह शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही किया गया था, जहाँ यज्ञ-अश्व के 
अ्रयाल तथा पुच्छ में एक सौ मोती पिरोने की बात कही गई है ; परन्तु पूछ में कहीं 
भी मोती दिखल्ाई नहीं पड़ते। अयाल के अतिरिक्त अश्व की पीठ पर मोतियों की एक 
लड़ी दिखलाई पढ़ती है (फ० ३, ७-१० )। सम्भवतः यह रूप आभुषण के निमित्त प्रयोग 
किया गया था। ः 

प्रत्येक सिक्के में घोड़े के नीचे 'सि श्र्ञर अंकित मिलता है। यहद्द सिद्ध शब्द 
का संक्षिप्त रूप मालूम पढ़ता है। चबूतरा जिसपर घोड़ा खड़ा है, बेदी का रूप प्रकढ करता 
है। यूप का निचला भाग कुछ बेदी के बाहर तथा कुछ भीतर दिखलाया गया हैं। तैत्तरीय 
. संहिता (४, & ४ ) में ऐसा वर्णान आता है कि यदि यूप वेदी के अन्दर स्थित हो तो यज्ञ- 
ः क्षर्त्ता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि वह वेदी से सर्वथा बाहर हो तो उठे सांसारिक वैभव 
प्राप्त होता है। किन्तु यदि वेदी से थोड़ा बाहर और कुछ भीतर स्थित हो तो यज्ञकर्त्ता को दोनों 
लोक में यश मिलेगा। सिक्का-निर्माताओं की यह अभिलाषा थी कि राजा को दोनों लोक 
में यश प्राप्त हो,इसीलिए, उन्होंने बेदी से कुछ भीतर तथा बाहर यूप को स्थित रखा । सुन्द्रता 
के विचार से एक लकीर द्वारा वेदी से यूप को कुछ मुद्राओरों में मिला दिया है ( फ० ३, १० )। 
कुछ विरल सिक्के पर वेदी के ऊपर एक दूसरा छोटा चबूतरा दिखलाई पढ़ता हैं (फ० ३, 
१२) | श्री अलन के मतानुसार वह सोने का पत्थर है, जिसपर यज्ञ के समय द्वोता बेठा करता 
. हैं।* यदि यह माना लिया जाय तो प्रश्न उठता है कि उसे अश्व के परों के तले क्‍यों 
दिखाया गया है! इस छोटे चबूतरे का वास्तविक प्रयोजन अज्ञात ही है। 

यूप-निर्माण में गुप्त कल्लाकारों ने कुछ शास्त्रीय तथा कुछ कलात्मक विचारों से काम 
लिया है। प्रत्येक मुद्रा पर यूप के नीचे दो सीढ़ियों का चबूतरा दिखलाया गया हैं। यह 
. शास्त्राज्ञा के विरुद्ध है; क्‍योंकि शास्त्रों में बताया है कि यूप की जमीन चारों ओर से पीटकर 
समतल बनानी चाहिए *। किंतु चबूतरे पर स्थित यूप के समान समतल जमीन पर का यूप 
सुन्दर नहीं दीखेगा, इस विचार से मुद्रा-निर्माताओं ने यूप के चारों श्रोर दो सीढ़ियों 
का चबूतरा दिखाया है, यव्रपि वेसा करना शास्त्रानुकूल नहीं था | 


4 अभ्रश्यमानान्मणीन्सोवर्णानेकशतमेकशत्त केशपुच्छेषु अवयन्ति भूभुवः स्वारिति । 


( काल्यायन श्रोत सूत्र २३, ८ ) टीकाकार ने लिखा है--भूरिति सहिषी अश्वस्य शिरोरोमसु 


आबे इति वांवाता गवारोमसु स्वरिति परिवकता पुच्छरोमसु । 
रे श्रिं० स्थूं० के० गु० डा० प० 5७ ः पे 02302 । 
३ ब्द्म वनित्वा इति पांसुःभिपयू हति ( क्वा० औन्न 
हि ; का ० ६॥३॥३) टीकाकार | मल 
कुट्टनेन च पांसूनवदे 5घः प्रवेशयेत्‌॥ .... के ॒ र लिखता है 


चौथा अध्याय *... झुण 


यूप के ऊपर उड़ता हुआ कपड़ा भी झुन्द्रता के विचार से रखा गया है। यद्यपि 
वेदिक साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता, तथापि रामायण में राजा दृशरध के अश्वमेथ 
यज्ञ के समय इक्कीस यूपों. के ऊपर कपड़े का आवरण दियां गया था '*। यूप के दूसरे 
अलंकरण में निर्माताओं ने शास्त्रीय चचन का पालन क्रिया था। यह सिक्का छोटा था, 
अतएवं यूप दरुड को अठकोन दिखाना सम्भव नहीं था। किन्तु उसको शास्त्रीय ढंग से 
मध्य तथा अन्त में कुकता हुआ दिखलाया है * । यूप की रशना आवश्यक होती हैं जो 
.यूप के मध्य में बेंघी दिखलाई गई है ओर उस रशना के दोनों टोक नीचे लठक रहे हैं । 
शास्त्रों में वणंन आता * हैँ कि रशना के दोनों ठोक यूप-शकल३ई के चारों ओर घिरे रहने 
चाहिए। यह दिखाना छोटे सिक्को पर सम्भव नहीं था । किन्तु झुद्रा निर्माताओं ने चषाल 
को, जो लकड़ी की अँगूठी के समान दीखता है, यूप के किनारे पर छुचारु रूप से दिखलाया है। 
सभी सिक्कों पर यूप के पिरे पर दो बिन्दुओं से उसको व्यक्त क्रिया हैं* । चषाल मध्य में 
सकरा रहता है, इसीलिए दो बिन्हुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया हैं। दोनों के मध्य स्थान 
को उसका सकरा केन्द्र कह सकते हैं । ि 


श्री ऑलन ने इत पसिक्क के पुरोभाग पर 'राजाधिराज: प्थिवीमवित्वा दिव॑ जयत्य- 
प्रतिवार्यवीर्य * लेख पढ़ा है। अन्त के अत्चर सिक्कों पर अस्पष्ठ हैं। १६९१४ ई० में एक उप- 
लब्घ सिक्क पर बेनिस ने त, व, ज, मं, घ अक्षरों को अंत में पढ़ा था, इसलिए उसने इस आधार 
पर लेख को इस तरह पूरा किया---दिवं जयत्याहृतवाजिमेघ:ःः ।४ बयाना-निधि में ऐसे 
कुछ सिक्के मिले हैं, जिनमें अंतिम “वाजिमेघः” स्पष्ट है। अतः यह कहा जा सकता है 
कि लेख 'दिव॑ जयत्याहतबाजिमेध:? से अन्त होता है । 

श्री अलन का कथन है कि डा० हॉय के पास की एक झुद्रा पर तथा बोडिलयन-संग्रह के 
एक सिक्के पर की पहली पंक्नि 'प्रथिवों विजित्य” से समाप्त होती हैं। किंतु इन मुद्राओं का 





४ शोभाथ' तस्य यज्ञस्थ काश्चनालंकृता भवन्‌ 

एकविशतिखरूपास्ते एकविशव्यरत्नया: 

वासोभिरेकविंशन्विरेकेक॑ समलंकृताः । 

रामायण १, १४, २२ 

२. अ्रथ य एप आनत उपरिष्टादुपननो मध्ये 

सो न्नायरय रूपं॑ तस्मात्तादशमनाद्रक्रामः कुर्बीत 

( शतपथ ब्रा. १०, ७, ३, २ ) 
३. यूपशकलमस्यामवगुहति--हा० श्रो० सू० ६, ३. १३। 
४. यूपशकल उस पेड की शाखा के एक छोटे ठुकड़े को कहते हैं, जिससे युप (लकड़ी का स्तम्भ) 
काटा जाता है। द 

५ अग्राच्चषालं पथामात्र अष्टाश्रिमध्यमसंगुहीतम्‌ । का० श्रों० सू० ६, १२७,८ । 
६, ब्रि० म्यू० क० ग ० डा० प० २१ | 
७, ज० ए० सो० ढां० १९१४ प्‌ृ० २०५ | 


४६... गुप्तकालीन मद्राएँ 


झयाचित्र प्रकाशित नहीं है। व्याना-निधि में एक सिक्के पर 'प्थिवी! के बाद ज, त, द्‌ 
तथा व अत्तर दिखलाई पढ़ते हैं (फ० ३६)। अतएव यह स्पष्ट हैं कि कुछ सिक्कों पर 
“राजाधिराज: प्रृथिवीं विजित्य दिव॑ जयत्याहृतवाजिमेधः” अंकित किया गया है । 

परष्टभाग पर राजमहिषी चंवर पकड़े दिखलाई गई हैं जो उसके दाहिने कंधे पर अब- 
लम्बित है। बायें हाथ में कपड़े का ठुकड़ा या तौलिया दिखलाई पड़ता हैं जो बाई' ओर 
लटका हैं। रानी-का कर्त्तव्य था कि वह यज्ञ अश्व को जल से घोवे तथा हवा करे, जिसके 
लिए तौलिया तथा चंवर दि्गि गया हैं। ब्रिटिश म्यूजियम केटलाग में फ० ४,१४ 
पर जो सिक्का प्रकाशित किया गया है, उस पर रानी के पेर-तले तुम्बा ( जलपात्न ) रखा हैं ; 
परन्तु अस्पष्ट है। रानी का कर्तव्य था कि वह अश्व को धोवे, किंतु किसी भी मुद्रा पर 
रानी जलकुम्म ढोनेवाली नहीं दिखाई गई हैं। सम्भवतः वह कार्य नोकर करते थे। घोड़े 
को पोछ लेने पर उसका कत्त व्य समाप्त हो जाता है। पहले तो नोकर पानी डालते और 
रानी धो देती ओर पोछ लेती थी । 

... रानी के सामने नुकीले दराड को यज्ञ का बर्द्ना कहा गया हैं' । उसपर पताका नहीं 
हैं, अतएवं ध्वज नहीं माना जा सकता। यद्यपि घह बर्दा की तरह दिखलाई पड़ता है, तथापि 
यज्ञ में इसकी कोई आवश्यकता न थी.। घोड़े के रृत्यु के पश्चात्‌ शास्त्रीय नियम के अनुसार 
तीन रानियाँ सुई ( सूचि ) से उसके शरीर को छेदती थीं ताकि शरीर में तलवार शसानी से 
घुस सकें। राजमहिषी रवर्ण सुई, बावाता चाँदी की सुई तथा परिब्रक्का ताम्बे की सुई प्रयोग 
में लाती रही' । सम्भवतः रानी के सम्मुख नुकीली वस्तु 'युई” है। जिसके मध्य भाग के 
मूठ को पकड़ कर रानी थोड़े के मोदे चमड़े में सूई चुभोती थी। रानी की सम्मुखवाली 
वस्तु छो नुकीली यज्ञ-सुचि समझना ही उचित मालूम पढ़ता हैे। 

अश्वमेध सिक्के का वर्णन निम्नलिखित हैं-- 


अश्वमेध सिक 


पुरोभांग-जीनरहित घोड़ा, कभी गले में पट्टा, बाई' ओर चबूतरा के साथ यूप, स्तम्भ के 
पिरें पर से घोड़े के ऊपरी भाग में वस्त्र पताका उड़ रही है, कभी-कभी श्रयाल 
मोतियों की लड़ी से आभूषित, कभी पीठ पर. भी मोक्किक माला ओर अद चन्द्र, 


आ#अआछ जा १ आए था 
3, धावित्र रुपवीजयंति। पातन्नेंजनंहस्तां वाचयति। 
ी] ज० २० एु० सो० (१८८९ पु० ६७॥ ब्रि० स्यू० के० प्‌० २१। 
हे तिस्तः पत्य; असिपथान्कल्पयंति। . अश्वस्यं॑ सूचिभिस्ताभ्रराजतसौवर्णी भिः, मणि- 
संख्याति; ( का० श्रौं० सू० २०, ७) दीकाकार-अश्वस्य शरीरे असे: सुखेन प्रवेशार्थ' सू्चिमिः 
विंतुद्य तुनुः जजस कुय॒ :। ध | द 
३. ब्रि० स्यू० कै० फ० ५, ९-१० $ ज॑० ए्‌० सो० वे ० १८८४ फ० २, ९४ ज० रा० ए्‌० सो० श्प्र्€्‌ 
फ० १, ४ :ए० अर ० फ० १८; २४ प्रि० ए० फ० १३; ३११ ज० ए० सो० बँ० १६१७ पृ० ४७८। 


चौथा श्रध्याय ५७ 


घोड़े के नीचे 'सि? अक्षर, कभी उसके नीचे छोटा चबूतरा, घतु लाकार मुद्रा लेख, 
छः, नो या बारह बजे आरम्भ, 'राजाधिराजः प्रथिवीमवित्वा ( या विजित्य ) दिव 
जयत्याह्तवाजिमेधःः-राजाधिराज, जिसने अश्वमेघ किया है, प्रथिवी का रक्तण _ 
कर ( था जीत कर ) स्वर्ग को प्राप्त करता हैं। छंंद-उपजाति । 
प्रष्ठभाग--महिंषी ( दत्तदेवी ) बायें खड़ी हे, मणी लगी चटाई पर, साड़ी, चोली, कुसडल, 
हार, भुजद्रड॒ तथा कंकरण शरीर पर धारण किये हैं। दाहिने कंबे पर चंबर 
धारण किये, बायें हाथ में तोलिया लटकता हुआ । सामने फीत से आभूषित 
सूचि”, साड़ी की किनारी किसी सिक्के पर पैरों में रस्सी की तरह प्रकट होती है, 
मुद्रालेख अश्वमेधपराक्रमः '-शक्षिशाली राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है । 


फलक पर के सिके 


१, स्वर्ण .६२*, ११५.७ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० ४,६ 
पुरोभाग--घोड़े के केश विभूषित, मोती की लड़ी पीठ पर, सुद्रालेख ग्यारह बजे आरम्भ 
राजाधिराजः पथवममवत्व दवज', बाई' ओर “वजमध? ( वाजिमेध ) स्पष्ट है, 
कुछ अक्षर अधूरे । क्‍ 
पृष्ठभाग--राजमहिषी सुन्दर तथा पतली चटाई कमल-सा प्रकट होती है। मुद्रालेख- 
द अश्वमेधपराक्रमःः ( फ० ३,६ )। द 
२. स्वर्ण ,८७”, १११ ग्रेन, बयाना निधि फ० ४,१३ ; सिक्का किनारे में ६ बजे 
जगह फठा है। 
पुरोभाग--मोती की लड़ी पीठ पर, वेदी यूप से लकीर द्वारा सम्बन्धित, आठ बजे से सुद्रालेख 
अंतिम अन्ञर धोड़े के पेर-तले, पेर से बाई' ओर ६” ओर दाहिनी ओर 'तवजमघ? 


कुछ और अधूरे अत्तर भी दृश्यमान ( फ० ३,१० )। 
प्रष्ठभाग--पुवंबत्‌ । 
३. स्वर्ण .८७”, ११३.३ ग्रेन ; बयाना निधि, फ० ४,१२ 
पुरोभाग--घोड़े के अयाल में मोती की लड़ी, पीठ पर अद्ध चन्र नहीं, लेख आठ बजे से-- 
राजाधिराज प्रथवमवत्व दव जय! हि 
प्ृष्ठभाग -रानी के पेर तले मणी लगी चटाई; मुद्रालेख--“अश्वमेधपराक्रमः” (फ० ३,७) । 
४. स्वण .८”, ११ ४.८ श्रेन ; बयाना निधि, फ ० ५,४ 
पुरोभाग--घोड़े के गले में पद्चा, मुद्रा लेख पाँच बजे से--'रजघरज प्रथव? । 
प्ृष्ठभाग --रानी का कद छोटा, मणी लगी चटाई, मुद्रालेंख--“अश्वमेधपराक्रम” ; २” 
जुड़ा हुआ ( फ० ३,८ )। 


गईं 


क्र 


| गुप्तकालीन म॒द्राएं 


४. स्वर्ण .८", ११५. २ ग्रे न, बयाना निधि, फ० ५५१ न्‍ 
पुरोभाग--नौ बजे से सुद्रालेख शुरू, पहला अचचर अदृश्य, बारह बजे से 'जु त द वज', यह 
. पर लेब् विजित्य दिवं! ज, या जु गलती से खुदा गया “जि! के स्थान पर, 
पताका के बढ़े होने के कारण स्थानामाव' से त्य! के स्थान पर 'त?” (फ० ३,६) | 
पृष्ठभाग--रानी नाठे कद की, लेख-अश्वमेघपराकमः? । 
६. स्वर्ण, .८«४” ११५.१ ग्रेन, बयाना निधि, फ० ५.९ 
पुरोभाग--नौ बजे के स्थान पर सिक्का फटा ; घोड़े की पीठ पर अ्रद्ध चंद्र, आठ बजे से लेख ; 
क्‍ धसवत दब जंयत्यहतः यूप तथा घोड़े के मुख पर फट का निशान (फ० ३,१९१, | 
. पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌ । द * 
७ स्वर्ण, .८, ११४५ ग्रे न, न्यू० क्रा० * १८६१, फ० २,३ 
पुरोभाग--ोड़े के गले में पद्मा, घोड़े के नीचे चबूतरा ; वेदी के ऊपर सुद्रालेख बारह बजे से 
आरम्म-राजाघधिराज प्रथिं ः 
पृष्ठभाग--मुद्रालेख-अश्वमेधपराक्रम! ( फ० ३, १२) 


(3) व्याप्रनिहंता प्रकार 
समुद्रगुप्त के दुष्प्राप्य पिक्कों में व्याप्रनिहंता का नाम लिया जा सकता हूँ। इसके केबल 
छः सिक्ष अभी तक मिले हैं--दो बयान! से प्राप्त, किन्तु शेष अन्य का स्थान ज्ञात नहीं। 
आकार .८५*₹ तथा तोल १११ से ११७ गन । कम तौलबाले सिक्के घिसे हैं; पर ओऔसत 
तौल ११५ श्र न है। 
इसके पुरोभाग पर राजा बारये खड़ा है ओर व्याप्र को पैर से दबा कर धनुष से निशाना 
लगा रहा है। राजा तथा व्याप्र के मध्य में चन्द्रध्वज हैं। प्ृष्ठभाग पर भकरवाहिनी गंगा 
खड़ी हैं। उसके बायें हाथ में कमल है ; किंतु दाहिना हाथ खाली है। देघी के सम्मुख भी 
 चन्रध्चज है।.... हु रा द ह 
.... कलात्मक दृष्टि से व्याप्रनिहंता प्रकार अत्यन्त सुन्दर है तथा दृश्य का प्रदर्शन प्रभावो- 
.. त्पादक है + राजा का शरीर भव्य तथा आकृति आवेशपूर्ण है। चिपके बस्त्रों में से राजा 
_ का सुगठित मांसल शरीर दीख पढ़ता है। पिक्क में विदेशीपन का लेश भी नहीं है। 
कुषाण पोशाक की जगह सारतीय सत्र दिखलाई पड़ते हैं। प्रृष्ठभाग पर सिंहासनारूढ़ देवी 
के स्थान गंगादेवी है, जिसकी शरीर-यश्टि सुन्दर है। वह कुशलता से अंकित की गई है।.. 


3, श्री श्रेत्रन का कथन है कि बोडलिन तथा डा० हॉय के एक सिक्के पर पहली पंक्ति में 
“पृथिवीं बिजिस्य' यह अुद्रालेख है। दोनों ही सुद्राएँ अप्रकाशित हैं। ८ ब्रिं० स्‍्यू० के० 
 पु०शैनोट३)। ./.|||र्य्य्रः़ द 

. ३ इ० म्यू० के० भा ३ फ० १५, ३ पर ऐसा 
_. अस्पष्ट है। ऐसे दो सिक्के मिले हैं। 


ही सिक्का प्रकाशित है, पर 'सि” के नीचे चबूतरा 





घोथा अध्याय ४५९ 


दीर्घ अनुभव के कारण ठकसालवालों को जो कुशलता मिली थी, उसका आभास इन 
सिक्कों से मिलता हैं। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रकार के सिक्के समुद्रग॒प्त 
के अंतिम काल में तैयार किये गये होंगे। इसी प्रकार से सिंहनिहंता प्रकार का सिक्का उत्तरा- 
घिकारियों के समय नकल किया गया था जो अगले समय में बहुत ही लोकप्रिय हो गया । 


पृष्ठभाग पर की देवी कौन है, यह कहना कठिन हैं। स्मिथ का विचार था कि 
यदि देवी के दाहन मकर का विचार किया जाय तो उसको वरुण पत्नी वरुणानी मानना 
चाहिए, राजा का नाम समुद्र भी वरुण से संबंधित है। उनका यह भी सुझाव था कि देवी 
कामदेव की भार्या रती भी हो सकती जिसका वाहन मकर है * । गुप्तकाल में गंगा यमुना 
का प्रदर्शन मिलता है और देवी यहाँ मकर पर खड़ी है जो मकर गंगा का वाहन हैं। इस 
पर विचार करने से गंगा ही मालूम पड़ती हैं । बायें हाथ में कमल है ; किंतु वह पुष्प केवल 
लक्ष्मी से ही सम्बन्धित नहीं हैं । क्‍ ््ि 

पृष्ठ भाग पर गंगा की स्थिति अश्वमेघ सिक्के पर स्थित रानी से मिलती-जुलती हैं। 
दोनों सुन्दर रीति से अंकित की गई हैं । दोनों पर कोई भी चिह्न (897700] ) नहीं है । 
सम्भवतः दोनों समकालीन थे । 

इस प्रकार के प्रथम उपप्रकार के प्रष्ठभाग पर सुद्रा-लेख 'राजा समुद्रगुप्त, लिखा है। 
उसमें कोई राजकीय पदवी नहीं है जिसके लिए कई अनुमान उपस्थित किये जाते हैँ। स्मिथ 
ने कहा था कि समुद्र ने अपने पिता के जीवन में युवराज काल में चलाया था “। जायस- 
बाल क। मत था कि वाकाटक राजा प्रथम प्रवरसेन के शासन में जब गुप्त राजाओं का दर्जा 
गिर कर सामंतों का हुआ था, तभी यह प्रकार निकाल गया था _ । किंतु समुद्रगुप्त वाकाठकों 
का सामंत कुछ काल के लिए हुआ था, इसका कोई भी प्रमाण नहीं हैं। इसमें संदेह नहीं 
कि यह सुद्राप्रकार समुद्रगुप्त के शासन के पिछले समय में तैयार कराया गया था। मुद्रानिर्माण 
की परिपाटी के कारण पृष्ठ माग का सुद्रालेख हमेशा छोठासा रहता था। इसलिए उससें 
समुद्रगुप्त को केवल राजा की उपाधि दी गई है, उसके युवराज या सामंत होने के कारण नहीं। 
इसलिए समुद्रगुप्त के वीणाघारी तथा श्रथम कुमारशपत के खज्नधारी प्रकार के सिक्‍कों पर प्रृष्ठभाग 
में इस से भी अधिक संत्िप्त लेख अंकित हैं । उधर सब प्रकार की पद्वी का अभाव है और 
केवल नाम मात्र खोदा गया है। 'समुद्गगुप”ः तथा “श्री छुमारणुप्त!। अथम कुमारण॒ुप्त के 
खब्ननिहंता प्रकार के सिक्कों पर पुरोभाग या प्रष्ठभाग में कोई पदवी अंकित नहीं है। क्‍या. 
इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुमारगुप्त उस समय सामंत भी न था : क्‍ 

इस प्रकार के सिक्के के दो उपप्रकार हैं। पहले में व्याप्रपराक्रमः' मुद्रालेख दोनों ओर 
: है; परन्तु दूसरे में पुरोभाग पर “व्याप्रपराक्रमए और प्रष्ठभाग पर “राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। 


8... लननीनयणझणणघओननियनण »भघ+ज 077०“ +क++*___+ _““_“ 





१. जु» ए० सो० ढॉ० १८८८७, २ पु० १७७ | 
२. ज० रा० ए० सो० १८८५९ पृ० ६५। 
३. भारत का इतिहास प॒० ११८ | 

है । ह 


घू० गृप्तकालीन मुद्राएँ 


इसका विवरण निम्नलिखित हैं-- 
व्याप्र-निहंता प्रकार _ 
पुरोभाग--राजा बायें खड़ा, पगड़ी, जाकेंट तथा धोती पहने, हार, कुएडल, भुजबंध घारण 
किये, मपटता हुआ व्याप्र को पैर से कुचलते हुए, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा कान तक 
खींचते हुए ; व्याप्र पीछे गिर रहा है, उसके पीछे चन्द्रध्वज फीता से विभूषित ; 
बतुलाकार मुद्रालेख केवल दाहिने भाग में व्याप्रपराकमः? ( व्याप्र की तरह 
शक्तिशाली ) । 
पृष्ठभागं--विंदुविभूषित धतु ल में मकरवाहिनी गंगा, साड़ी, चोली, कुराडल, दर, भुजबंध 
व कंकश कड़ा पहने हुए, बायें हाथ में खिला कमल, दाहिना द्वाथ खाली, फीता 
लगा चन्द्रष्वज, मुद्रालेख “व्याप्रपराक्रमः:? अथवा “राजा समुद्रगुप्तः । 
प्रथम उपप्रकार 
स्वर्ण ; ,८, ११६ ग्रे न, बयाना-निधि फ० ६, १० 
: पुरोभाग-राजा की आकृति भव्य तथा आवेशपूरो, व्याप्र को कुचलता हुआ ; लेख अधूरा, 
केवल ्याप्र” तथा 'र' दिखलाई पड़ता है; व्याप्र गिरता हुआ दीखता है, ब्रि० म्यू० 
कै० (फ० २, १५ ) से यह मुद्रा अधिक अच्छी हालत में । 
पृष्ठभाग--सुद्रालेख “व्याप्रपराकम: (फ० ३, १३ )। 
द ह्वितीय उपग्रकार 
स्वर्ण ; ८४६, ११६१६ ग्रे न, त्रि० म्यू० के० फ० ३, १४। 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, मुद्रालेख “व्याप्रपराक्म:? । 
पृष्ठभाग- मुद्रालेख अधूरा, 'राजा समुद्रगुप्त ( फ० ३, १४ )। 


(ऊ) वोणाधारी प्रकार 


.. प्रायः वीणाधारी प्रकार के सिक्के दुष्प्राप्य हैं। पहले ढंग के सिक्के तो पॉँच, दो 
तथा एक की संख्याक्रम से ब्रिटिश सग्रहालय, कलकत्ता तथा लखनऊ के संग्रहालयों में सुरक्षित 
 हैं। बयाना निधि में इस प्रकार के दो सिक्के मिले हैं । 

दूसरे उपप्रकार के सिक्के सी कम मिलते हैं । ब्रिटिश संग्रहालय में तीन हैं और 
वयाना निधि में चार मिलते हैं । बमनाला निधि में एक मिला है। इन सिक्कों का भ्राकार “८५० 
(प्रथम उपप्रकार तथा '७५” (द्वितीय उपप्रकार! है; परन्तु बड़े आकारवाले सिक्के तौल में 
१. श्रि० स्यू० के० फ० २, १४-१५; ज० ए० सो डॉँ० १4<८४ फ० क्‍ 
| ७ ९, १०: 
ज० रा० ए० सो० १८८६ फ० $$ २ | ह ह ४8683, 
२. ज० ए० सो० ब० १८८४ फ० २, १० $ ज० रा० ए० सो० १८८६ फ० १,९ | 


चौथा भ्रंध्यायं प्र 


कम हैं, जिनकी तौल १११-११७ गेन तक पाई जाती है। छोटे आकारवाले सिक्के तौल में 
भारी हैं तथा ११६ से १२१ ग्रन तक के पाये गये हैं । 


वीणाधारी प्रकार में राजा गई दार पर्यद्भ पर बेठकर वीणा बजा रहा हैं जो उसकी 
गोद में रखी है। प्ृष्ठभाग पर देवी मोद़ पंर बैठी है। बाये' हाथ में कानु कोपिया 
तथा दाहिने में पाश धारण किये है । 

वीणाधारी ग्रकार में निहित भावना सघंथा भारतीय है, ओर उनकी बनावट खु'दर 
है। कानु कोपिया को छोड़ दिया जाय तो उनमें विदेशीपन की कोई भी निशानी नहीं 
मिलती है। महाराजा ऊँची पीठवाले पर्यह्ठ पर बैठे वीणा बजा रहे हैं। शरीर के 
अद्ध भाग पर वे कुछ भी बस्त्र नहीं पहिने हैं । संभवत: महाराज गर्मियों में महल के खुले बुज 
पर वीणा बजाकर अपने विरले अवकाश का सदुपयोग कर रहे हैं । समुद्रगुप्त के गान-नेपुरय 
का वर्णन प्रयाग स्तम्भ-प्रशस्ति में भी मिलता है, जहाँ नारद और तुम्बरू से भी समुद्र ग्रुप 
का संगीत अच्छा बतलाया गया है । 


आजकल की सीधी वीणा से समुद्र के वीणायंत्र में अन्तर हें! आजकल की वीणा 
आकार में सीधी रहती है और उसमें दोनों ओर खुटियाँ लगी रहती हैं। ऐसी वीणा पाल- 
युग से आगे के काल में मिलती है । किन्तु इसके पहले काल में वीणायंत्र श्वगाकार 
या अर्ध-बतु लाकर रहता था, और उसमें सात तार लगे रहते थे । ऐसी ही वीणा भारहुत, 
सांची तथा बेसनगर की कला में मिली है । " 
चबूतरे के नीचे 'सिं? अन्तर से सिद्ध का छोटा रूप प्रकट होता है। चूँकि समुद्र के 
अश्वमेध सिक्के पर भी यह अक्षर मिलता है, अतः यह सुझाव रखा जा सकता है कि 
किसी शुभ घड़ी अथव। शुभ घटना के अवसर पर इस प्रकार के सिक्‍के तैयार किये गये 
होंगे। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता हैँ कि एक राजन्य को ऐसे अवसर पर वीणा पर 
स्वरचित तीन गाथा (गीत) गाना जहरी था, जिससे यज्ञकर्त्ता को सामथ्यं ओर ऐश्वय का पता 
लगे। * यह असम्भव है कि समुद्रगुप्त के अश्वमेघ में खुद राजा ने एसी गाथाओं को गाया; 
किन्तु अश्वमेध यज्ञ का गाथागान ओर ससुद्रगुप्त का गान-प्रेम इन दोनों के कारण वीणाधारी 
प्रकार की कल्पना टकसालवालों को आई होगी । 
पृष्ठभाग पर देवी मोढ़े पर बेठी है। यहाँ मुद्रा निर्माताओं ने देवी के बैठने में 
नवीनत। दिखाने का प्रयत्न किया हैं। स्मिथ के मतानुसार यद्द उस द्मितर देवी का अनुकरण 
है जिसकी आकऋृति ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित एक परास द्वीप के सिक्के पर दिखाई देती 
हे।* जब तक यह पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो जाता कि ये विदेसी सिक्के भारत में प्रचलित 
थे, उस समय तक विदेशी सिक्‍कों के अ्रतुकरण की बात यथार्थ नहीं मानी जा सकती है । 


१. ज० अऋ० झो० सो० १९३० पु० २४४ । 
२. श० ब्रा० १३ , ४, २:९५।. द 
३. ज० एू० एु० स्रो० श्षपक प्‌० २४। 


५१ आल ग॒प्तकालीन मुवराए 
मोदे पर स्थित देवी का चिद्व समूह (70) उत्तर कोड में लोकप्रिय होता गया 
जो द्वितीय चन्द्रगुप्त तथा प्रथम कुमारणुप्त के अश्वरोही प्रकार में प्रयुक्त है । 

. इस प्रकार के एक सिक्के के प्ृष्ठभाग पर 'समुद्रगुत लिखा मिलता है (फ० ३, १४)। 
श्री अलन का कथन है कि सुद्गरा-निर्माता ने प्रथम अनवधान से काच सिक्के के पृष्ठभाग पर 
खुदे पसर्वराजोच्छेता' लेख लिखना शुरू किया, किन्तु जब से” खोदने के पश्चात्‌ गलती 
ध्यान में आई तो “व! अक्षर का रुपान्तर मु! करने का प्रयत्न किया है। अ्रज्ञर निस्संदेद 
'मु” के समान दीखता है। किन्तु स्मिथ महोदय का मत तभी स्वीकार किया जा सकता 
है जब हम काच और. ससमुद्रगुप्त को एक ही व्यक्षि का नाम मानें। किन्तु आगे चलकर यह 
दिखाया जायगा कि काच समुद्र से भिन्न था। 

वीणा प्रकार के दो उपप्रकार मिलते हैं । पहले उपप्रकार के सिक्‍क्रे पतले, आकार 
में बड़े और कलाकी दृष्टि से सुन्दर हैं। उनपर पुरोभाग में राजा के पैर-तले तिपा£ है ; पर 
पृष्ठभाग पर चिह्न का अभाव हैं। द्वितीय उपश्रकार के सिक्के छोटे तथा सौन्दर्य-द्वीन हैं । 
. इनके पुरोमाग में प्रायः तिपाई नहीं रहती है और प्रृष्ठभाग पर चिह्न मिलता है । किंतु हाल छी 
मैंने एक द्वितीय प्रकार की सुद्रा देखी थी जिसके प्रष्ठभाग पर चिह्न नहीं था। 


इस सिक्के के प्रथम उपग्रकार का निरीक्षण करने से प्रकट द्ोता हैं कि यह राजधानी 
में तैयार किया गया था । एक तो अधिकतर सिक्के काशी और अवध में उपलब्ध हुए हैं और 
दूसरे इसमें पूर्वी शैली का 'ह' अक्षर खुदा हैं। द्वितीय ढंग के सिक्‍क्रे तो राज्य के चारों ओर, 
अलवर में १, बयाना में चार, तथा बमनाला में १ ऐसे प्राप्त हुए थे। 'म' अक्षर पश्चिमी रैली का 
. है। विभिन्न शैली के अक्षरों का अंकन कोई सबल प्रमाण नहीं है; क्‍योंकि सोने के सिक्के दूर 
तक भ्रमण किया करते हैं.। समुद्रगप्त के ध्वजघारी सिक्के पर दोनों शैली के भा एक ही सिक्के 
पर खुदा देखा गया है। तथापि यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि पहले उपप्रकार के 
.. सिक्के राजधानी में तथा दूसरे उपप्रकार के सिक्के प्रान्त में दैयार किये गये हंगि। राजधानी 
. मे तैयार सिक्‍कें के लिए अच्छे कलाकार भी मिले होंगे। अतः वे अधिक सुन्दर हैं । 


 चीणाधारी प्रकार के सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार का होगा-- 

पुरोभाग--प्रभामएडलयुक्क राजा, पैर मोढ़े गद्देदार पर्यक् पर बेठा, जाँघिया पहले, मोती 
द लगे टोपी, द्वार, कुएडल, भुजबंध पहने, बीणा बजाता, गोद में वीणा रक्खे; 
-पर्यछू के नीचे तिपाई जिसपर 'सि? अक्षर (पहले उपप्रकार में); वतु साकार मुद्गा- 
.. - लेख बारह बजे से --महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्त:! (मद्ाराजाओं का अधिराज़ 
प्रष्ठभाग--लक्ष्मी प्रभामएडलयुक्क, मोढ़े पर बेठी, साड़ी, चोली, चादर, हार, कुएडल, 
भुजबंघ, कंकण पहने, बायें हाथ में कानु कोषिया, दाहिने में पाश (दूसरे उपप्रकार 

. में चिह्न) बाये लेख एक लकीर से देवी से विभक्त समुद्रगुप्तर 


चौथा श्रध्याय भर 


खा 
फलक-स्थित मुद्रा का वशन 
प्रथम उपप्रकार _ 
(१) स्वर्णा--*८५, ११० ग्रेन, बि० म्यु० के ०, फ० ५, १ 
पुरोभाग--पर्यक्ल के चारों पेर दृष्यिगोचर होते हैं। पीठ पर गद्गं, राजा टोपी पहने, 


पर्यक् के नीचे पादासन, बारह बजे से लेख--“महाराजधिराजश्रीसमुद्र गुप्त;” 
अधूरा । द 


पृष्ठभाग--मोढ़ में कलात्मक पश्टियाँ, लेख समु दृगुप्त; सु” 'मु' के स्थान पर (फ० ३, १४) 
(२) स्व, ४५, ११६५ ग्रे न, वही, फ० ५, ३ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, टोपी पहने राजा, शरीर के दबाव से गद्दी में गहराई, पर्यक्ष का पीठ 


एक ओर मणिभूषित । वीणा के तीन तार स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। घतु ला- 
कार लेख दाहिने--“महाराजाधराज?, बायें-'समुद्रगुप्त:' । 


प्रष्ठभाग --चिह्न का अ्रभाव, पर्यक्न के नीचे पादासन, मुद्रा-लेख,-समुद्रगुप” (फ० ३, १६) । 


द्वितीय उपप्रकार * 
(३) स्र्ण--"७५, ११६१ प्रेन, बयाना निधि, फ० ६, ८ 
पुरोभाग--राजा नंगे सिर, केश तीन लड़ों में नीचे गिर रहें हैं, पक के नीचे पादासन _ 
नहीं, एक बजे से लेख-'महा' *' * ** '?दाहिने, सात बजे से समुद्रगुप्त:” अधूरा । 
प्रृष्ठभाग--ऊपर बाई ओर चिह्न, लेख 'समुद्रगुप्त” (फ० ३, १७) 














अैलन+ «तन कल५-म + “नननमम-ीन3 लक कक. <+-क-१-33+०-+ नल न+4३० 3 3: पकना»कप पक नमन न “कटा 5०553>+ कम, 


६ की ब्रि० स्‍्यू० के० ( फ० प्र १-७ ) ज़० ए० सो० डॉ०; श्य्णई एु० ८२( फ० २५७) ध 
२. ब्रि० म्यू० क० (फ० ५; ६); ज० न्‍्यू० सो० इ०, भा० ५ ( फ० ९, ७ ) ; ज० ए० सो० डां० 
श्यय्ड (फ० २, ८); ज० रा० ए० सो० १८८३ (फ० १, ६) । 


पाँचवाँ ग्रध्याय 
काच के सिक्के 


काच राज! का केवल एक ही प्रकार का सिक्का उपलब्ध हुआ है, जिसका आकार 
७५” से ,८४१ हैं तथा तौल १११ से ११८ ग्रेन तक मिला हैं। उसकी सुद्र। दो तौल की 
थी, जिसमें एक की तौल ११४ ग्रोन तथा दूसरे की ११८ ग्रेन थी। इसके सिक्क बहुत 
दुष्प्रप्य नहीं हैं। इसके सात सिक्क ब्रिटिश संग्रहालय, तीन कलकत्ता संग्रहालय 
तथा चार लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बयाना की निधि में काच के सोलह पिक्क मिले 
हैं। बयाना की तरह जौनपुर तथा टांडा से भी इस राजा के फिक्क प्राप्त हुए हैं । 

काच के सिक्के समुद्रगुप्त के ध्वजधारी सिक्के से मिलते-जुलते हैं। दोनों के पुरोभाग 
पर्‌ राजा बाईं ओर खड़ा वेदी पर आहुति दे रहा है। समुद्रगप्त के हाथ में साधारण दराड 
हैं; किंतु काच के हाथ में 'चक्रध्वज” है जिसके सिरे पर चक्र है। प्रृष्ठभाग पर बहुत विभिन्नता 
दिखलाई पड़ती है। काच के सिक्के पर देवी बाई ओर खड़ी हैं श्रोर दाहिने द्वाथ में पुष्प 
धारण किये है । किंतु समुद्रगुप्त के सिक्के पर घह सिंहासन पर बेठी है खड़ी नहीं दे । 


इन सिक्कों को चलानेवाला कौन गुप्त राजा था या घह गुप्त तर वंश का कोई शासक 
था, यह कहना कठिन हैं। काच नाम के किसी राजा का नाम गुप्त वंशावलियों में कहीं भी 
नहीं मिलता है। यह सर्व॑सम्मति से स्वीकृत है कि काच राजा का काल गुप्त राज्य के आरंभ में 
ही हो सकता है। कारण यह है कि इसके प़िक्क्रे प्रायः प्रथम चन्धगुप्त, समुद्रगुप्त तथा द्वितीय 
चन्द्रगुप्त के साथ ही मिले हैं। जसे टठांडा-निधि में प्रथम चन्रगुप्त, समुद्रगुप्त तथा कांच के सिक्के 
मित्रे हैं। बलिया में केवल समुद्रगुप्त के ओर काच के सिक्के उपलब्ध हुए। बयाना के १८२१ 
सिक्कों में से एक भी ऐसा सिक्का नहीं है, जो गुप्त राजाओं का न हो । उसी में काच के सोलद 
सिक्के प्राप्त हुए थे । अतः यह सम्भव है कि काच एक गुप्त शासक था । यद्यपि यह असम्भष 
नहीं समझा जा सकता कि काच एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने प्रथम चन््रगुप्त से गद्दी छीन ली 
. श्रथवा समुद्र के दक्षिण विजययात्रा के दिनों में पाटलीपुत्र में बगावत की ओर कुछ काल राज्य 
चलाया। अधिकतर विद्वान प्रायः काच को एक गुप्तवंश का राजा मानते हैं ; किंतु बह कौन 
था, इस घिषय में गहरा मतभेद है। आरम्म में प्रिन्सेप तथा ठामस ने यह मत प्रकट किया 
था कि काच ओर घटोत्कच ( प्रथम चन्गुप्त के पिता ) एक ही व्यक्कि हैं। परन्तु यह मत 
अ्रमान्य हो गया। घटोत्कच एक सामन्त था, अतएव उसके द्वारा सिक्का तैयार करने की सम्भा- 
धना नहीं। कई फिकक्‍्कों पर कच के बदले स्पष्ट रूप से काच दीखता है। श्रतः यह सम्भव 

नहीं है कि घटोत्कच को संत्तेप कर के कच कर दिया गया हो ! 


पाँचवाँ अ्रध्याय.. ... ७५ 


अब इसके सम्बन्ध में दो मुख्य मत हैं । एक मतानुसार काच तथा समुद्रगरप्त की एकता 
स्थिर की गई हें । दूसरे मत से वह ससमुद्रगुप्त का पुत्र या भाई माना जाता हैं। किंतु किसी 
भी मत की पुष्टि के लिए प्रबल प्रमाण नही है। प्रमाण कितने विवादास्पद ओर. अनिर्णा 
यकारी हँ--यह इससे ज्ञात होगा कि स्मिथ-ऐसे विद्वान ने तीन बार अपना मत बदल दिया हं" । 


समुद्रभुप्त तथा काच की एकता के बारे में निम्नलिखित प्रमाण दिये जाते हैं -- 

(१ ) काच सिक्‍कों की ओसत तोल ११६ ग्र न समुद्रगुप्त के बराबर है। 

( २ ) उसके पुरोभाग का लेख--काचो गामवजित्य कर्म भिरुत्तमैदिंवं जयति?--समुद्रगुपत 
के लेख ( अप्रतिरथो विजित्य ज्षितिं सुचरितैदिय जयति ) का परिवर्तित रूप है जो धनुर्घारी 
सिक्कों पर उत्कीर्ण मिला है। 


( ३ ) इसका प्ृष्ठभाग समुद्रग॒प्त के व्याप्र-निहंता तथा अश्वमेधघ सिक्कों के उसी भाग द 
से बहुत अंश तक मिलता है। 


(४ ) काच सिक्‍कों के प्रृष्ठभाग पर खुदा हुआ घिरुद 'स्वराजोच्छेता” गुप्त लेखों में 
केवल समुद्रगुप्त के लिए ही प्रयुक्त मिलता है । 


(५ ) नामों की विभिन्नता व्यक्ति की एकता के लिए बाघा नहीं डाल सकती है । 
द्वितीय चन्रगुपत का एक दूसरा नाम देवगुप्त भी था। ससमुद्रग॒प्त का मूल नाम काच था, 
बंगाल तक राज्य फेलने पर समुद्र से सम्पर्क होने के बाद उसने समुद्रगुप्त नाम रख लिया । 

... किन्तु अभिमत तिद्धान्त प्रस्थापित करने के लिए ऊपर के प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं । प्रथम 
प्रमाण केवल यह बतलायेगा कि काच द्वितीय चद्वगुप्त से पीछे नहीं रक्खा जा सकता | उस समय 
गुप्त सिक्कों की ओसत तोौल १२५, १२६ श्रेन तक बढ़ गई थी । द्वितीय प्रमाण भी विशेष 
पुष्ट नहीं हैं। सुद्रालेखों के साधम्य या समानता के आधार पर चलानेवालों की एकता 

नहीं सिद्ध होती। काच के मुद्रालेख से मिलने-जुलनेवाला लेख 'गरामवजित्य सुचरिते 
. कुमारणुप्तो दिव॑ जर्यातः प्रथम कुमारणुप्त के खन्नघारी सिक्के पर मिलता है। घह “काचो गाम- 
वजित्य सुचरितैः दिव॑ जयति?” से मिलता-जुलता है। इस लख में साधरम्य के आधार पर 
यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि प्रथम कुमारगृप्त काच या समुद्रग॒ुप्त एक ही व्यक्षि हैं । 
तीसरे प्रमाण से यह प्रकट होता हैँ कि काच सिक्‍का ब्याप्रनिहंता या अश्वमेघ सिक्का के 
. बाद में प्रचलित किया गया था। उसे काच अथवा किसी उत्तराधिकारी ने तैयार किया होगा ; 
किंतु अंतिम दोनों प्रमाण काफी सबल हैं। सम्भवतः हितीय चन्द्रगुप्त की तरह समुद्रगप्त के 
दो नाम थे ओर दोनों को भी सिक को पर स्थान दिया गया था। 'सबराजोच्छेता? पदवी गुप्त 
राजकीय लेखों में समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त की गई हैं। ओर बह काच की सुद्राओं पर मिलती 

१. ज० रा० ए० सो०१८८१प०७५-७६ में स्मिथ ने समुद्र ओर काच को एक ही माना; फिर रेपसन 
से सहमत होकर दोनों को विभिन्न घोषित किया [ ज० रा० ए० सो० १८१श१प ० ६५ | कुछ साल 
बाद वह अपने पूवमत को फिर से पुष्ट करने लगे (३. अ० १६०२ पू० २५६ ) छीोट तथा 
श्री एलन ने दोनो को एक ही माना है (कॉ० इ० ०२; ५० २७; ब्रि० स्यू० के०, प्‌ स्तावना प्‌. ०३२)। 


४५६ गप्कालीन म॒द्राएँ 


अतएव काच तथा समुद्र एक माने जा सकते हैं। चद्गगुप्त के द्वितीय नाम देवगुप्त 
की तरह समुद्र का दूसरा नाम काच था। है 

किंतु उपयुक्त प्रमाण निर्णायक नहीं है, हमें काच का समुद्रगुप्त से भिन्न द्वोना ही 
संभवनीय मालूम पड़ता है। द्वितीय चद्दगुप्त का दूसरा प्रिय या घरेलू नाम देवगुप्त था। तथापि 
उसे सिक्कों पर स्थान नहीं मिला । ससमुद्रगप्त के दूसरे नाम को सिंक्ों पर क्यों स्थान दिया 
गया, यह सममना कठिन है। “सर्वराजोच्छेत्ता” की पदवी पिछले गुप्त लेखों में समुद्र गुप्त के 


लिए प्रयुक्त की गई थी। यह असंभव नहीं है कि समुद्र से पू्ष या समकालीन राजा ने भी 
उसका प्रयोग किया होगा । उत्तरकालीन लेखों में समुद्रगुप्त के दिग्विजय के उपलकच्दय में उसे 
यह भी पदवी दी गई होगी। हे 
... कांच को समुद्रग॒प्त से प्रथक व्यक्ति मानने में निम्नलिखित प्रमाण हम उपस्थित कर सकते हैं । 
(१) गुप्तसब्राटों की विभिन्न पदवियाँ जैसे अ्रप्रतिरथध या सबराजोच्छेता उनके 
सिक्कों पर मिलती है, किंतु एक सम्राट्‌ के सिक्के पर उसका एक ही व्यक्तिगत नाम सर्घत्र रहता 
है जो बाँह के नीचे लिखा जाता था। चूँकि बाँह के नीचे 'काच” और “समुद्र लिखा गया 
हैं, इस वजह से हमें काच व्यक्लि को समुद्र से प्रथक्‌ मानना उचित होगा । ॥॒ 
.. (३) चक्रध्वज किसी अन्य राजा की मुद्रा पर नहीं मिलता है। अतएव काच 
उन सभी गुप्त राजाओं से मिन्न व्यक्ति है, जिनके सिक्के पर यह चक्रध्वज नहीं मिलता है। 
(३ ) यदि काच तथा समुद्र एक ही व्यक्षि हैं तो समुद्रग॒प्त के अन्य सिक्कों पर भी 
“क्रध्वज” रहना चाहिए। यह पताका केवल काच के सिक्के पर ही मिलती हैं । 
(४ ) यदि समुद्र का प्रिय नाम काच था तो “चक्रध्वजः प्रकार के अतिरिक्त किसी 
भी सिक्‍का पर वह क्यों नहीं अंकित कराया गया, यह समझना कठिन है । 
 काच को समुद्र से प्रथक्‌ मानने से ही सब मसला तय नहीं हो जाता, बरन्‌ यह 
समस्या जटिल हो जाती हैं। क्योंकि साहित्य तथा प्रशस्तियों से ऐसे राजा का पता नहीं 
लगता । अनेक स्थानों पर गुप्त दंशावली का उल्लेख मिलता हैं ; पर सब इस नाम से 
अनभिज्ञ हैं। द 
.. श्री राखालदांस बनर्जी का मत था कि समुद्गगुप्त ने अपने आता की यादगार में कांच 
सिक्के को अचलित किया,' जो ( भाई ) देश को मुक्त करते समय युद्ध में मारा-गया। 
उसका निजी नाम काच था और पदवी सबेराजोच्छेत्ता। उस सिक्‍्क्रे की सुन्दरता तथा 
.. भोलिकता का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि समुद्रगुत्त ने अपने शासन के अंतिम 
.. दिलों में इस प्रकार के सिक्के निकाले थे । 
. __. किंतु यह ध्यान में रखना है कि हिन्दू परम्परा में स्मारक सिक्कों को कोई स्थान 
नहीं । यह भी अ्माशित नहीं हो सका है कि काच नामक व्यक्ति समुद्र का कोई भाई था, जो 


कुषाण युद्ध में मारा गया था। 


१. एज आफ इम्पीरियल गप--प्‌ ० ९-१३ 


पाँचवाँ अध्याय घछ 


अभी हमें विचार करना है कि क्‍या काच समुद्गगुप्त का भाई था, जिसने उसके राज्या- 
रोहण का विरोध किया था। समुद्र को युवराज घोषित करते समय उसके प्रतिस्पर्द्धियों के 
चेहरे पीले पड़ गये थे । प्रयाग प्रशस्ति के पाँचवे पद्म में प्रारम्भिक युद्ध का भी वर्णन किया 
गया है जो उत्तराधिकार का युद्ध हो सकता हैं। मंजुश्नीमूलकल्प में समुद्रगुप्त के कनिष्ठ 
श्राता का उल्लेख मिलता हैं, जिसने गद्दी के लिए, युद्ध किया था। यह सही है कि वहाँ. 
उसके आता का नाम “भस्म? दिया है; किन्तु यह भी भूलना नहीं है कि इस ग्र'थ में ग्रथकार ने 
कई जगह राजाओं के नामों के केवल आधे अक्षर दिये हैं ओर कई जगह उसका वृत्तांत अस्पष्ट 
है। काच राजा का दूसरा प्रिय नाम भस्म भी हो सकता है। काच के समुद्र॒ग्गप्त का समकालीन 
होने के कारण उसके सिक्के प्राय: चंद्रगुतत ओर समुद्रगुप्त के सिक्कों के साथ मिलते हैं । समुद्रगुप्त 
ने थोड़े ही समय में उसका विद्रोह कुचल डाला ; इसलिए वह एक ही प्रकार का सिक्का _ 
निकाल सका। किंतु सुंद्राशाब्लीय प्रमाणों से यह अधिक संभवनीय दीखता है कि काच 
समुद्रगुप्त के पीछे राज्याधिकारी हुआ होगा, न उसके राज्यारोहणा के समय पर । काच के 
सिक्के समुद्र की दराडधारी तथा धनुर्घारी मुद्राओं के बाद तैयार किये गये हों। उनमें जो 
कला-कोशल तथा चिह्-समूह ( 70007 ) दिखाई देते हैं, वे प्रथम चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ तुरंत 
असंभव थे। इस आधार पर काच की स्थिति समुद्रगुप्त के बाद ही रखना उचित होगा, 
क्योंकि उसके सिक्‍के के प्रृष्ठभाग पर व्याप्रनिहंता तथा अश्वमेघ प्रकारों के प्रष्ठभाग का 
अनुकरण निससंशय किया गया है। अभी यह देखना हैँ कि क्‍या समुद्र तथा दितीय 
चन्द्रगुप्त के बीच कोई राजा सचमुच हुआ था?! 


देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में जो कथानक आया है इससे यह मालूम पड़ता है कि 
द्वितीय चंद्रगुत का एक रामगुप्त नामक बड़ा भाई था जिसने समुद्रगुप्त की झृत्यु के पश्चात्‌ 
कुछ समय तक राज्य किया था। | 


किंतु शिलालेख या मुद्राओं पर रामगुप्त का नाम नहीं मिलता है। ऊपर दिखाया 
गया हैं हि काच समुद्रगुप्त से भिन्न था और उसके पश्चात्‌ राज्याधिकारी हो चुका था। उसे 
रामगुप्त से अभिन्न मानने से कुछ समस्याएं हल होती हैं। इस सिंद्वान्त की पुष्टि के लिए 
निम्नलिखित प्रमाण दिय्रे जा सकते हैं-- 

(१ ) जिसतरह द्वितीय चद्धगुप्त का दूसरा नाम देवगुप्त था, उसी तरह रामगुप्त भी 
कांच होगा।. यह भी सम्भव है कि चन्द्रगुप्त के ज्येष्ठ भ्राता का वास्तविक नाम कांच! था 
जो लिखने की अशुद्धि से “राम! हो गया। डा० डी० आर० भरण्डारकर ने इसी मत का 
प्रतिपादन किया है ' | गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर 'का? के मध्य की लकीर हट जाने पर 
बह “रा? की तरह प्रकट होने लगता है। “म” अ््चर की बाई' ओर मोड़ हटा दी जाय तो चह 
“या से मिलने. लगता दै। इस तरह केवल लेखकों की लापरवाही के कारण काच का राम 

बन जायगा । काच नाम अज्ञात नहीं कहा जा सकता ; क्‍योंकि एक ही वंश के दो बाकादक 
१, साक्षवीय कामेमोरेशन द्वॉलुम, प्‌ ० १८५। क्‍ पक 


का 


न गप्तकालीन मह्राएँ 


सामंतों ने ऐसा नाम घारण किया था। यदि साहित्य के रामयुप्त को मुद्रा के काच से एकता 
स्थापित करें तो काच सिक्के की विशेषता को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता हे। 

. (१) काच समुद्र का उत्तराधिकारी होने के कारण उसके सिक्के समुद्र के व्याप्र- 
निहंता तथा श्रश्वमेघवाली मुद्रा का अनुकरण करते हैं 

(३) उस दशा में यद्द स्वाभाविक है कि काच ने प्रारम्भ में यद तय किया कि पिता 
की मुद्रा पर खुदे लेख कुछ परिवर्तन के साथ अहण कर ले । 

(४) समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों के प्रष्ठ भाग पर 'सर्वराजोच्छेत्ता! की पदवी नहीं 
ली है। काच ने अधिक राजाओं के जीतने के विचार से इस पदवी को धारण किया ताकि 
पिता से भी अधिक ख्यातिवाला हो जाय । जिन्हें पिछले इतिहास का ज्ञान है, वे समझ सकेंगे 
कि यह पदबी अत्यधिक आशा के कारण धारण की गई थी। क्योंकि पंजाब के युद्ध में घिर 
जाने से पहले उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसने पदवी की साथंकता प्रकट हो। 


(५ ) काचगुप्त या रामगुप्त ने थोड़े समय तक शासन किया । यही कारण था कि 
उसने एक ही ढंग के, तथा कम संख्या में, सिक्के तेयार करवाये । 


(६ ) इसके सिक्कों की धातु तथा तौल यह बतलाती है कि यह मुद्रा चम््रशुप्त के 
१२५ ग्रन वाले सिक्कों से पहले तेयार हो चुकी थी। काचगुप्त तथा रामगरुप्त की एकता मान 
ली जाय तो यह समस्या इल हो जाती है । 


( ७ ) ठांडा-निधि'* से प्राप्त २४ सिक्षों में से दो प्रथम चन्द्रशुत का तथा शेष 
समुद्र ओर काचगुप्त का है । इसपर विचार करने से प्रश्न हल हो जाता है कि काच सिक्के 
समुद्रगुप्त से पीछे निकाले गये । द 

(८ ) काच उपनाम रामगुप्त अपने भाई चन्द्रगुप्त के सहश वैष्णव मत का मानने 
वाला होगा ; इसीलिए उसने चक्रध्वज का प्रयोग किया है। 

(६ ) पिछले गुप्त लेखों से जान-बूफकर काच का नाम हटा दिया गया था । इसके 
सिक्क को भी पिछले राजाओं ने अनुकरण नहीं किया । 

( १० ) इसमें कुछ आश्चये नहीं हैं कि गुप्त वंशावली में काच था रामगुपत के नामों 
ल्लेख का अभाव है। रामगुप्त की संतान उत्तराधिकारी नहीं हुई और वह स्वरय॑ कुल-लांछन 
था । इसलिए उसका नाम जानबूक कर मिठाया गया । स्कन्दगुप्त के छोटे भाई पुरणुप्त के 
.. पोत्र द्वितीय कुमारगुप्त के मुहर के बंशावली में स्कन्दगुप्त का नाम नहीं पाया जाता है। 
. चूं कि वह उसके पितामह का भाई था न कि पिता । वंशावलियों में समकत्न वंश्जों के नाम 

प्रायः छोड़ दिये जाते है ॥ . 
. .. रामयुप्त का काच से एकता स्थापित करने के उपरिनिर्दिष्ट प्रमाण काफी महत्व 
के हैं. इसमें शंका नहीं है। किन्तु हाल में रामगुप्त के ताम्बे के सिक्के प्रकाशित हुए है, 





१, ज० एु० सो० बे० १८८४ पृ० १५२; इ० झ०,हु१ए०२ पृ० २४५६ ।. 


पाँचायाँ श्रध्याय ५९ 


उसके कारण उस सिद्धान्त के मानने में कुछ बाधा आने लगी है। ये सिक्क मालवा में मिले हैं, ' 
ओर उनपर रामगुप्त नाम स्पष्ट लिखा है | यदि इस रामगुप्त को गरुप्ततंशी माना जाय तो 
देवी चन्द्रगुप् के चन्द्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त की ऐतिहासिकता निस्संदेह सिद्ध होगी; 
किन्तु रामगुप्त कौ काच के साथ एकता मानने में कुछ वाधा होगी । यह विचित्र-सा मालूम 
होगा कि एक ही राजा सोने के सिक पर कांच अंकित करें ओर ताम्बे के सिक्के पर रामगुप्त । . 
यदि सचमुच उसके दो नाम हो तो यह करने में अशक्य नहीं था । किन्तु हमें अभी तक एक ही 
राजा के दो व्यक्किगत नाम सिक्‍के पर नहीं मिले हैं । अभी तक द्वितीय चन्द्रगुप्त के किसी भी 
पूर्धाधिकारी के ताम्नसिक्के नहीं मिले हैं। ताम्रमुद्रावाला रामग्रुप्त मालवा का कोई छोटा 
राजा हो सकता है। जो प्रमाण इस समय ज्ञात हैं, उनसे हम रामगरुप्त ओर काच की एकता कें 
विषय में कुछ भी सिद्धान्तहप से नहीं कह सकते । यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांच 
गुप्तवंश का था या नहीं। अधिक ठोस प्रमाण मिलने से ही इस समस्या का हल होगा। 

. बयाना-निधि के पता लगने से पूर्व काच का एक ही प्रकार का सिक्का ज्ञात था । 
बयाना-निधि से दूसरे उपप्रकार का सिका मिला है, जिसमें गरुडध्वज पुरोभाग पर तथा 
पाशयुक्क देवी प्रष्ठ भाग पर दिखिलाई पड़ती है । 


सिक्कों का विवरण 


पुरोभाग--समुद्र के दरडधारी सिक्‍क्रे की तरह राजा वस्त्र पहने, बाईँ ओर खड़ा, बायें हाथ 
में चक्रध्वज, दाहिने से वेदी पर आहुति दे रहा है; सामने गरुडध्वज, बायें हाथ के 
नीचे 'काच”, वतु लाकार मुद्रालेख, एक बजे से आरम्भ “काचो गामवजित्य 
दिव॑ कमभिरु त्तमेः जयति' : 'प्रथ्वी को विजय कर काच पुण्यकम से स्वर्ग की 
प्राप्ति करेगा ।” छंद--उपगीति 
पृष्ठभाग--प्रभामरडल युक्त लच््मी, गोल कालीन पर खड़ी, साड़ी, चोली, चादर, कर्णफूल, 
हार, भुजबंध पहने, दाहिने हाथ में फूल ( पहले उपप्रकार में ), पाश ( दूसरे उप- 
प्रकार में ), बायें हाथ में कॉनु कोपिया, चिह्न वर्तमान (मध्य में अथवा सिरे 
पर ), सुद्रालेख 'सबराजोच्छेत्ता। 
पहला उपप्र कार " 
गरुड़ध्वज के साथ क्‍ 
(१) स्वणं,---७५“, तौल, ११४,२ ग्रेन, बयाना-निधि फ० ६,१४ 


पुरोभाग-काच में का का” मात्रा पड़ी (॥0775078] ) लकीर के रूप में सुस्पष्ट । 
मुद्रा लेख बाई' ओर से आरम्भ । 








4. ज० न्यू० सो० ईं०, १२, प० १०३, फ० ९ । क्‍ 
रे बि० स्यू० क्‌० 'ग़ु० ढा० फ० २,६--११;३ ज० ए० सो० बे० श्य८्छ फ० २, १; ज० रॉ० ए्‌० 
सो० १८८६, फ० १, ३ । 


8० - ग्कालीन म॒वाएँ 


“काचोगामव्जित्य दव”, दाहिने 'मभरुत्तमें ज! 
पृष्ठभाग--फूल अस्पष्ट, मध्य में चिह्न, लेख 'सबराजोच्छेत्ता' ( फलक ७, १) । 
(२) स्वर्ण, ८५,११६ ग्रेन, ब्रि० म्यू० के०, २, 
पुरोभाग--मोती लगा थोपी राजा के सिर पर, चेहरा सुस्पष्ट, वेसी ही का की आ मात्रा 
शंग-प्रत्यंग स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं । पड़ी मात्रा आ ( का में ); लेख बाई' ओर-- 
“काचो गामवजित्य दव', दाहिने ओर, 'कमभरुत्तम ज। 
फृष्ठभाग --फूल का लम्बा नाल सुन्दर है, मध्य में चिहय, लेख सर्वराजोच्छेता! (फ० 8,२)। 
(३) स्वर्ण, ८”, ११७.ह ग्रे न, ब्रि० म्यू० के० गु० डा०, ११, १३ द 
पुरोभाग--का की आ मात्रा स्पष्ट है जो तिरछी लक्ीर-सी दिखलाई पड़ती है। मुद्रा-लेख 
दाहिने, कर्म मिरुत्तमजय! 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, मुद्रा लेख, सर्वराजोच्छेत्ता' ( फ० ७,३ ) । 
(०) स्वण, .«८”, ११६ ग्रेन पुरोमाग, ११४ ग्र न प्ृष्ठभाग, बयाना निधि, फ० ७,५ 
पुरोभाग--दाथ के नीचे राजा का नाम कच (काच नहीं ), सुद्रा-लेख बाई ओर 
कच गामवजित्य द', दाहिनी ओर, “भरुत्त? 
पृष्ठभाग--देवी की सुन्दर मूर्ति, साड़ी ओर शिरोवस्त्र के साथ, वैचित्रपूर्ण चिह, लेख “सर्ब- 
णजोच्छेता' (फ० 9,9 )।.. 
दूसरा उपप्रकार 
गरुडृध्वज के साथ 
(४) स्वण, ,७५", ११६ ग्रेन, बयाना निधि फ० ७,११ . 
पुरोभाग--बायें हाथ के नीचे काच अस्पष्ट, बांयें हाथ में ध्वजदंड' का उध्वंभाग दिखलाई नहीं 
देता किंतु उसके ऊपर का चक्र राजा के प्रभसामरडल के समीप अस्पष्ट रूप में 


दीखता है। बाई ओर मुद्रा-लेख, दाहिनी और गरुइृष्वज!, मुद्रालेख “रत्तम 
जयत?, इसपर अंतिम अचक्तर न साफ है। द 


. प्रष्ठभाग--देवी दाहिने हाथ में फूल के बदले पाश लिये, बाई' ओर ऊपर चिद्द, लेंख अ्रस्पष्ट 
तथा अधूरा . (फ० ७,४ )। 





१, इस चित्र के पुरोभाग ओर एष्ठ भाग अलग सिक्‍के के हैं। 


छठा अध्याय 
द्वितीय चन्द्रगुत्त की स्वर्ण॑मुद्राएँ 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सदश किसी अन्य हिन्दू राजा ने सम्भवतः इतने बड़े पैमाने 
पर स्वणमुद्राएँ तेयार नहीं कीं । उसके राज्य में सभी टकसाल कार्य में व्यस्त रहे । 
वत्त मान काल में भी साधारणतया प्राचीन सोने के सिक्कों में इसकी सुद्रा अधिकतर पाई जाती 
है । कुछ समय पूर्व तक द्वितीय चन्द्रगुप्त के छः प्रकार के सिक्के ज्ञात थे; किन्तु हाल में ही चक्र- 
विक्रम तथा दरण्डघारी सिक्‍के ज्ञात होने के कारण उनकी संख्या आठ हो गई है । ह्ितीय 
चन्द्रशुप्त ने अपने पिता के कई प्रकार के सिक्के को बंद कर दिया। प्रर्यात विजेता होते हुए भी 
उसने अश्वमेध पिक्के तैयार नहीं किये | क्योंकि संभवत: वह वेष्णवर्धर्मानुयायी था। परशुधारी 
: प्रकार का भी सिक्का छोड़ दिया गया । जिसका कारण यही था कि कृतांतपरशु केवल उसके 
पिता क्रा विदद था । समुद्रगुप्त के दरडघारी सिक्क अत्यंत बिपुल थे ; किंतु. चन्द्र गुप्त के 
सिक्कों में उस प्रकार का केवल एक नमूना मिला है। धनुधारी प्रकार, जो शायद समुद्र- 
गुप्त के अपने अंतिम दिनों में निकाला गया था, चंद्वगुप्त ने अत्यधिक संख्य! में निकाला। 
इस प्रकार में आश्वयंजनक उपप्रकार दिखलाई पड़ते हैं । ममुंद्रगुप्त के व्याप्रनिहंता को 
चंद्रगुप्त ने सिंहनिहंता के रूप में बदल दिया, जो लोकप्रिय हो गया । वीणाधारी प्रकार को 
पयडू प्रकार के रूप में लाया गया, जिस प्रकार के सिक्के दुष्प्राप्य हैं । इसीको सुधार कर पर्यक्ू 
स्थित राजारानी प्रकार निकाला गया होगा, जो और भी दुष्प्राप्य है। इस प्रकार के केवल दो 
सिके आज तक प्राप्त हुए हैं | चक्रविक्रम तो अत्यंत विरल है ओर आज तक उसका एक ही नमूना 
मिला है। अश्वारोही तथा छत्र प्रकार सवंथा नवीन है और वे पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं । 


चद्धगुप्त के सिक्कों में केवल्न विक्रम, या अजित, सिंह या चक्र शब्दों से जुड़ी हुई 
घिक्रम की पदवी मिलती है। स्टेसी के संग्रह में ठामस ने एक सिक्का देखा था, जिसे वह 
मूल सिक्के का प्रतिरूप कहते हैं | वह सिंहनिहंता प्रकार का सिक्का है जिसके पुरोभाग पर 
टामस ने “'सिंहविकम कुमार ( गुप्त परिधि ) सिंह महेन्द्र” लेख पढ़ा है जिसके आधार पर, 
उनका सुझाव हैं कि विक्रम ओर महेन्द्र दोनों द्वितीय चन्द्रगुप्त के विरद थे । वह सिक्का 
जाली प्रकट होता है ओर उसका लेख भी अस्पष्ट है । हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि 
चन्द्रभुप्त की पदवी महेन्द्र भी थी । उसका विरुद विकम था जिंसका उपयोग उसने -ही प्रथम 
किया । हम दिखा चुके दें कि समुद्रगुप्त के लिए विक्रम पदवी का प्रयोग अत्यन्त 
संदेह्ात्मक दे । | द 


६२ गप्तकातल्नीन मद्राए 


द्वितीय चन्द्रगुप्त ने शासन के पिछले दिलों में चाँदी के सिक्को चलाये थे जो नये विजित 
प्रदेश गुजरात तथा काठियाबाड़ की आवश्यकता-पूर्ति के निमित्त तैयार किये गये थे । ताम्बे 
के कई प्रकार के सिम्के निकाले गये; पर उनकी संख्या बहुत कम है। 

इस राजा के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का वर्णन अभी किया जायगा। 


( अ ) धजनुर्धारी प्रकार 


द्वितीय चन्रगुप्त के समय में यह धनुर्धारी प्रकार का सिक्का अत्यन्त लोकप्रिय था। 
बयाना-निधि में ६७३ सिक्कों में से ७६८ सिक्के धनुर्घारी प्रकार के प्राप्त हुए हैं । ब्रिटिश 
तथा भारतीय संग्रहालयों में भी यह साधारणतया पाया जाता है। इस प्रकार के पक्के 
अधिक संख्या में मिले हैं । ब्रिटिश-संग्रहालय में ३६४ तथा कलकत्ता संग्रहालय में २८ सिक्के सुर- 
त्षित हैं| धनुर्घारी प्रकार अगले दिनों में भी काफी लोकप्रिय रहा । गुप्तवंश के गवनतिकाल 
में भी दुबंल शासक इसी प्रकार के मिश्रितधातु के सिक्‍के निकाल कर संतुष्ट होते रहे । 


इस प्रकार के सिक्के का व्यास ,७४” से ,६” तक होता दे । उनकी तीन तौल 
मिली है--१२१ ग्रेन, १९४ ग्रे न, ओर १२७ ग्र न । धनुर्धारी प्रकार के सिक्के गंगा की घाटी 
में सवत्र मिलते हूँ । 

इस प्रकार में साधारणतया राजा बाई ओर गरुडध्वज के साथ खड़ा रहता है। 
बायें हाथ में घनुष तथा दाहिने में बाण | इसके पहले वर्ग में देवी सिंहासन पर बैठी दिखलाई 
पढ़ती है; किन्तु दूसरे वर्ग में कमल पर बैठी है। दूसरे वर्ग में देवी को निर्संशय लक्ष्मी 
बनाया है, चूंकि उसके बायें हाथ में कमल है ओर वह कमलासन पर बेठी भी है। बयाना- 
निधि में दूसरे वग के ७५४७ ओर पहले वर्ग के केवल ४१ सिक्के मिले हैं । इस निधि के सिक्के 
उत्तर-प्रदेश के उत्तरी भाग में इकट्ठे किये गये थे, जहाँ एक समय पिछले कुषाणों की मसुद्राओं 
पर आरदोच्नो देवी लोकप्रिय हुई थीं। अभी उस प्रदेश में भी कमलासना लद्॑ंगी रूढ़ होने 
लगी थी।. 

यद्यपि पहले वर्ग के कम सिक्के मिले हैं; तथापि उनमें पुरोभाग तथा प्र॒ष्ठभाग पर 
पर्याप्त विविधता या विचित्रता घतेमान हैं। पहले उपप्रकार में राजा का नाम बायें हाथ के 
नीचे लिखा गया है, प्रृष्ठभाग पर देवी के बायें हाथ में कॉतुकोपिया या कमल है. तथा 
दाहिना हाथ खाली, पाश लिये हुए अथवा सुबण मुद्रा बिखिरते हुए दिखलाया गया है। दूसरे 
ओर तीसरे उपग्रकारों में राज़ा का नाम धनुष तथा प्रत्यंचा के मध्य अंकित है । किंतु दूसरे 
उपग्रकार में प्रत्यंचा भीतर की ओर है ओर तीसरे में बाहर की ओर है । लेख बाई' ओर से 
आरम्भ होता है। चोथे प्रकार में राजा धनुष का मध्य भाग पकड़े है । प्रत्यंचा बाहर है । राजा 
का नाम डोरी के बाहर है। पाँचवें उपग्रकार में राजा का नाम “चन्द्र! बाँह के नीचे अवियमान 
है। कमर से तलवार लठक रही है। इस प्रकार के सभी सिक्के १२१ भ्रोन तौल में 
हैं। कोई भी १२४ या १२७ ग्रेन का नहीं मिला है। 


छुटा अध्याय .. इइ३ 


धनुधारी प्रकार 
पहला वर्ग... 
(पृष्ठ पर सिहासनाधिष्ठित देवी) 


पुरोभाग--राजा बाई' ओर खड़ा है। प्रभामणडल युक्त कोट तथा पायजामा पहने, चिपकी 
टोपी--कभी-कभी मोती की लड़ी से युक्क, कुएडल हार, भुजद्रड, पहने हैं। 
बाएँ हाथ में घनुष ओर दाहिने में बाण, सामने गरुड़ध्वज, “चन्द्र! लम्बवत्‌ अंकित; 
वतु लाकार मुदालेख, 'दिवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्दगुप्त:” । 

पृरष्ठभाग--विन्दुविभूषित वतु ल में सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी, साड़ी, चोली तथा चादर पहने, 
कुगडल, हार, भुजद्रड, टीका धारण किये, पैरोंतले कमल का आसन 
या चटाई, किसी में सिंहासन की पीठ दिखलाई पड़ती है किन्तु दूसरे में 
अ्रदृश्य ; देवी के बायें हाथ में काल कोपिया अथवा कमल, दाहिने हाथ में 
पाश, जो कभी खाली तथा कभी मुद्राएँ बिखिरते दिखाई पढ़ते हैं। मुद्रालेख- 
श्रीविक्रम:” ; चिह्न दाहिनी ओर कभी-कभी, बाई ओर सर्चन्र । 


_ फलकस्थित सिक्के 


पहला उपप्रकार 
( राजा के बायें हाथ के नीचे “चंद्र? ) 
(१) सोना, .«५(पुरो०), .«” (प्रष्ठ०), तौल ११७४ प्रेन (पुरो०), १२२.४ (पृष्ठ ०), 
बयाना निधि फ० 4, १९ पु०, फ० ८, ६ पृ०. क्‍ 
पुरोभाग--राजा सुन्दर मोतियों की लड़ी से युक्त टोपी पहने है। मुद्रालेख बायें--“देव- 
द श्रीमहाराजधिराज,--दाहिने, “चन्द्रगुप्त” अस्पष्ठ । 
पृष्ठभाग--देवी के दाहिने हाथ में पाश, बायें में कॉल कोपिया, सिंहासन की पीठ दृष्टिगोचर 
होती है। लेख--'श्री विक्रमः | १ (फ० ४, &) 
(२) सोना, *<, १२०.१ भ्रेन, बयासा निधि, फ० ८, ८१ 
पुरोभाग--राजा की टोपी सुन्दर है, सिर के पीछे पटबंघ के दो खूंठ उड़ते दिखलाई पड़ते 
हैं। बायें मुद्रालेख-- देव श्री महाराजाधराज”-- दाहिने “चन्द्रगुप्तः । 
पृष्ठभाग--देवी के मु हुए बायें हाथ में कमल, दाहिने में पाश, सिंहासन की पीठ 
अदृश्य, लेख-“श्री विकमः (फ० 9, ७) | द 
(३) सोना, .७४१, ११६ ग्रेन, बयाना निधि, फ० ८, ६ द 
पुरोभाग--लेख अस्पष्ट तथा अधूरा, बायें--देव श्री महाराजाघराज! । 





१, पुरोभाग त्॒ पृष्ठभाग अलग-अलग सिक्‍तके के हैं । 


न गप्तकाल्लीन मुद्राएँ 


: प्रष्ठभाग--देवी के बाये हाथ में कॉल कोपिया, दाहिने हाथ से वह वतु ल मुद्राएं बिखर रही ह। 
सिंहासन की पीठ दाहिने कोने में दिखलाई पड़ती (फ० ४, ८) । 
(४) सोना, .७५", ११८-४ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० 4, १ 
पुरोभाग--राजा की टोपी सुन्दर, दाहिनी ओर लेख--दिवश्रीमहाराज” बायें--चद्रगुप्त' । 
पृष्ठभाग--देवी का दाहिना दवाथ खाली, बायें हाथ में कमल्ल (फ० ४, ६)। 
दूसरा उपप्रकार 
रे ( नाम “चन्द्र! घनुष तथा प्रत्यंचा के बीच में ) 
सोना, .<५", ११६.८ ग्रेन (पुरो०), १२१६ ग्रेन ( प्रृष्ठ० ) ब्रि० ग्यू० के० जी० डी०,. 
फ्‌० ४,४; तथा बयाना-निधि, फ० «4, १३ 
पुरोभाग -राजा का चेहरा सुस्पष्ठ, कोट में एक किनारे बटन, उसकी बाँहें छोटी, बायें हाथ 
में भुजबंध, राजा का नाम “चन्द्र, धनुष तथा प्रत्यंचा के मध्य खुदा, प्रत्यचा 
भीतर की ओर । 
पृष्ठभाग --सिंहासन के चारों पाये दिखलाई पड़ते हैं, दाहिने ओर भी चिह्न, लेख-'श्रीविक्रम? 
॥ द | (फ० 9, १०)। 
तीसरा उपप्रकार 
क्‍ ( प्रत्यंचा बाहर की ओर ) 
सोना, -«<”, ११६५४ ग्र न, बयाना-निधि फ० ६, १२ 
पुरोभाग--सिक्‍्के का टप्पा भद्दा हैं, सात बजे से वतु लाकार लेख आरम्भ, किन्तु बाई' ओर 
ग लेख सिक्‍क्रे की सौमा से बाहर, दाहिने- श्री चन्द्रगुप्तर ; “चन्द्र” धनुष तथा ग्रत्य॑चा 
के मध्य, जो बाहर की ओर हं। 
प्ृष्ठभाग--देवी के दाहिने हाथ में पाश तथा मुड़ें हुए बायें में कमल, सिंहासन की पीठ अदृश्य 
द | (फ० ४, १ १)। 
चोथा उपप्रकार 
( चन्द्र! प्रत्यंचा के बाहर अंकित ) 
: सोना, «८, १२०.६ ग्रेन, ब्रि० स्यु० के० गु० ड)०, फू० ६, 
. पुरोभाग--राजा के कोट में दोनो किनारे बटन, बाँहेँ छोटी, धनुष बीच से पकड़े है, प्रत्यंचा 
- बाहर की ओर, “चन्द्र प्रत्यंचा के बाहर अंकित है। 
. इष्ठभाग--देवी के बायें हाथ सें कॉनु कोपिया, दाहिने में. पाश, लेख श्रधुरा, “श्रीविकमश 
द डे (फ० ४,१२)। 


छुठा अ्रध्याय प्‌ 


पाँचवाँ उपप्रकार 
( पुरोभाग “चन्द्र? रहित ) - 
इस सिक्का का केवल घरोन किया है ।. उसका चित्र, तोल और आकार, अप्रकाशित है। 
पुरोभाग--राजा बायें खड़ा है, धनुष पकड़े, प्रत्यंचा बाहर की ओर, बगल में तलवार लटकती 


हुई, लंबवत्‌ मुदालेख-चन्द्र' अनुत्कीर्ण । 
पृष्ठभाग--सिंहासना[रूढ देवी 
क्‍ दूसरा वग 
इसमें पुरोभाग पहले घगे की मुद्रा के सहश हैं । किन्तु राजा की स्थिति से कई ढंग 
'में सिक्के विभाजित किये गये हैं। पतलून या पायजामा के स्थान पर राजा प्रायः घोती 
पहने हैं। प्रष्ठ की ओर देवी सदा कमल पर बैठी हैं। दाहिने हाथ में पाश तथा बाओें 
में कमल वर्तमान है। बायाँ हाथ कभी मुड़ा है, कभी कमर पर स्थित है या कभी जाँच 
पर रखा हैं। इस वर्ग में ऐसा कोई भी सिक्का नहीं मिला है, जिसमें देवी का दाहिना हाथ 
खाली हैं या उससे स्वरणमुद्राएं बिखिर रही हैं। इस वर्ग में १६ उपप्रकार के सिक्के पाये 
गये है। पहले उपप्रकार ( फ० ७,१३-१४ ) में राजा बाई' ओर खड़ा हैं। बायें 
द्वाथ से धनुष का सिरा तथा दाहिने में बाण पकड़े है । बायें हाथ के नीचे नाम “चन्द्र! लिखा 
है। इस ढंग के सिक्के अत्यधिक मिले हैं। बयाना निधि के ७६८ धनुर्धारी प्रकार के 
सिक्कों में 3०० इसी उपप्रकार के हैं। इस उपप्रकार में तीन विभिन्न तोल के सिक्के तैयार 
किये गये थे--१२१ ग्रेन, १२४ ग्रेन तथा १२७ ग्रंन। पहली तौल लोकप्रिय थी । 
दूसरे उपप्रंकार के ( फ० 8,१४ ) ( फ० ४,१ ), सिक्कों में गरूड़ध्वज के ऊपर अथवा राजा 
के सिर के समीप अद्ध चन्द्र दिखलाई पड़ता है। तीसरे उपप्रकार के ( फ० ४,२ ) सिक्के 
में उसी स्थान पर चक्र दृष्टिगोचर होता है, जो काच के चक्रध्वज के सदश प्रकट होता हैं। 
चोथे उपग्रकार के (फ० ४,३ ) सिक्क में राजा बायें खड़ा है किन्तु दाहिने देख रहा है । 
इस उपप्रकार की मुद्राएँ केवल १२१ ग्रेन तौल की मिलती हैं । पाँचवें उपप्रकार ( फ० ४,४ ) 
में रांजा के बगल में छोटा चाबूक (77687) तथा छठे प्रकार में (फ० ५,५) तलवार दिखिलाई 
पड़ती हैं। पॉँचमें उपप्रकार में सिक्के १२१, १२४ तथा १२७ ग्रेन के मिलते हैं; परन्तु 
छुठे उपप्रकार के सभी सिक्क १२७ ग्रेन के हैं। सातवें उपग्रकार ( फ० ५,६ ) पहले के 
सहश है ; किन्तु इसके प्रृष्ठ ओर देवी सुन्दर कमलासन पर बेठी है, जिसका दाहिना पैर 
नीचे लटका हैं। इस उपप्रकार के सभी सिक्क १२१ ग्र न तौल में हैं। आठवें उपप्रकार 
( फ० ४,७ ) के सिक्की पहले उपप्रकार के समान ही हैं। किन्तु उनके प्ृष्ठभाग पर मुद्रा 
लेख 'श्रीविक्रम:” के स्थान पर “चन्द्रगुप्त मिलता है। नवें उपग्रकार ( फ० ४,८ व ११ )' 
१५ फ० ५,८, फ० ५, ११ से अभिन्न है। अनवधानता से फलक बनाते समय एक मद्रा के 
दो फोटो अन्तभत हुए है । क्‍ 


€&. 


६६ .... गृप्तकाल्लीन सुद्राएँ 


में राजा बायें खड़ा है किन्तु दाहिने में धनुष तथा बायें में बाण धारण किये हैं। उसका 
नाम चन्द्र दाहिने हाथ के नीचे लिखा है, बायें के नीचे नहीं। गरुडध्वज दाहिनी ओर 
वर्तमान है। दसवाँ उपप्रकार (फ० ४,६ ) नवें के समान है; किन्तु राजा दाहिने देख रहा 
है तथा बायें हाथ से बाण लुप्त सा हो गया है। वह हाथ कमर पर अवलम्बित है। इन 
दोनों उपप्रंकारों में बायें हाथ में बाण दिखलाने का यह कारण हो सकता है कि टकसालवाले 
राजा को सव्यसाची दिखलाना चाहते थे। यह भी हो सकता है कि कलाकारों ने केवल 
विभिन्नता खाने के लिए यह परिवर्तन किया हो। इन दोनों उपप्रकारों के सिक्के तौल 
में १२० ग्रेन के लगभग मिलते हैं। ग्यारहवें उपप्रकार ( फ० ५,१० ) में राजा का नाम 
वचन्धः धनुष तथा प्रत्यंचा के मध्य में खुदा हैं। राजा बायें हाथ से घन्रुष का मध्य भाग 
पकड़े है तथा दाहिने हाथ से तरकस से बाण निकाल रहा हैं। ध्वजधारी प्रकार के यज्ञवेदी स्थान . 
पर तरकस दिखलाया गया है, जिसे बन ने भ्रम से एक समय वेदी ही समझ लिया था। * 
श्री अलन ने उसे तरकस कहकर उल्लिखित किया है। उसमें कई बारणों की नोक बाहर 
दिखलाई पड़ती है। किन्तु यह भी बतलाना आवश्यक है कि सिक्‍के में प्रदर्शित ढंग से 
तरकस कभी जमीन पर रखा नहीं दिखलाया जाता । बारहवें उपप्रकार में (फ० ५,१७४ ) 
राजा दाहिनी ओर देख रहा हैं तथा मध्य में धनुष को पकड़े है जिसकी प्रत्यंचा बाहर की 
तंरफ हैं। “चन्द्र? प्रत्यंचा की दाहिनी ओर खुदा है । * तेरहवें उपप्रकार ( फ० ५,१५ ) 
पूर्ववर्ती सिक्के के सहश है ; पर राजा बाई' ओर देख रहा है ओर उसका नाम पुरोभाग पर 
लिखा नहीं मिलता। चोदहथें उपप्रकार का सिक्‍का प्रकाशित न हो पाया है। * उसके 
उल्लेख से प्रकट होता है कि वह पहले उपग्रकार की तरह तैयार किया गया है ; किन्तु राजा 
का नाम बाण से बाहर बाई" ओर अंकित है। यह कहना सम्भव नहीं कि. पंद्रहवें उपप्रकार 
के सिक्‍कों को द्वितीय चन्द्रगुप्त ने तैयार किया था या किसी तृतीय चद्द्रगुप्त ने, जिसका 
अस्तित्व अभी तक अज्ञात है। इस प्रकार के केघल तीन सिक्के मिले हैं जो कलकत्ता 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उनकी क्रम संख्या ३२०,२१,३२ है। ये सब सिक्के तौल में 
लगभग १४० अ्रन के हैं। उनमें से केवल एक पर राज। का नाम “चन्द्र! लिखा है 
( फ० ४,१७ )। दूसरे दो सिक्कों पर नाम न होते हुए भी स्मिथ ने उनको द्वितीय चन्द्रगुप्त का 
माना हैं। क्‍या ये सिक्‍के सचमुच द्वितीय चद्दगुप्त ने निकाले थे, यह कहना कठिन हैं । 
फ० ४,२१७ पर राजा का नाम “चन्द्र! लिखा है। किन्तु उनपर राजा के मुह के सामने 
एक चिह् हैं जैसा द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर नहीं पाया जाता है। तीनों सिक्कों के 
घातु में मिलावट बहुत है। ३१ न० का सिक्का तो पीतल की तरह दीखता है। द्वितीय 
चन्द्रगुप्त के समय गुप्तसाम्राज्य वैभव-पूर्णा था । इसलिए यह असम्भव-सा प्रतीत होता 
है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने ऐसे मिश्रितधातु के सिक्के निकाले हों। १४० ग्रेन तौल के भारी 


१. 'न्‍्यू० क्रों० १९१९ प० ३६९। क्‍ 
२. ज० रा० ए० सो० १८६३ पृ० १०५। यह सिक्का रिव्हेंट कर्नाक के संग्रह में था। 


छुठा अध्याय ६ 
सिक्के द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय ग्रचलित नहीं थे। यदि इन कारणों से हम इन्हें द्वितीय 
चल्द्रगुप्त के न मानें तो उनको तृतीय चन्द्रगुप्त का समझना पड़ेगा, जिसका राज्यकाल छुठी 
सदी के आरम्भ में हो। ठोस प्रमाण मिलने तक यह मानना अनुचित न होग। कि इस 
उपप्रकार के सिक्‍के द्वितीय चदन्धगुप्त ने ही प्रचलित किये होंगे। उसका एक श्रश्वारोही 
सिक्‍क! १४० ग्रेन का है जो बोडलियन संग्रह में है ।* 

स्मिथ के विचार में ये सिक्के द्वितीय चन्द्रगुप्त की झृत्यु के पश्चात्‌ तैयार हुए थे। 
पर इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं हे । 


सोलह्॒बाँ उपप्रकार ( फ० ४,१३ ) का एक सिक्‍का बम्बई के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 
यह पहले ढंग-सा होने पर भी तोल में अद्ध दीनार हैं। दूसरे वर्ग का साधारण वर्णन पहले 
वर्ग के सदश है, इसलिए उसकी पुनरात्ृत्ति न कर सिक्कों का वर्णन किया जायगा । 
पहला उपग्रकार हु 
( चन्द्र बायें हाथ के नीचे ) 
सोना, .८” ; १२३.८ ग्रे न, बयासा-निधि फ० १०, १४। 
पुरोभाग--राजा बायें खड़ा है, धोती पहने है ; बायाँ हाथ धनुष के सिरे पर तथा दाहिने में 
बाण स्थित है।. राजा के सिर पर बालों का फैलाव सुन्दर तथा भव्य हैं। सामने 
गरुडध्वज हैं। बायें हाथ के नीचे “चन्द्र” लिखा है, घतु लाकार मुद्रा-लेख एक 
बजे से आरम्भ-दि्वश्रीमहाराजाधिराज? के नीचे अस्पष्ट अक्षर “चन्द्रगुप्तः 


पृष्ठभाग--देवी लच्तगी कमलासन पर बेठी, दाहिने हाथ में पाश तथा बार्थे में कमल हैं। 
बाई ओर चिह्य, लेख--श्रीविक्रम? ( फ० ७, १३ )। 
सोना, .«८/, १२१.६ ग्रे नू, बयाना-निधि फ० 6७ 
पुरोभाग--पूर्व वत्‌ , राजा पायजामा पहने हैं। दाहिने लेख--अश्री चन्ध गुप्त? । 
 पृष्ठभाग--देवी का हाथ फैला हुआ, जाँच पर अवलम्बित नहीं, लेख अधूरा पर पूर्ववत्‌। 
द (फ० ४७, १४ )। 
दूसरा उपप्रकार द 
क्‍ ( अद चन्द्र युक्त ) 
(११ ) सोना, .«”, १२०. ग्रे न, बयाना-निधि फ० ११, ११ पुरोभाग, फ० १२,२ प्रृष्ठभाग 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, राजा के कोट में किनारे पर बटन हैं, मोती की लड़ी से युक्त टोपी .पहलने 


मोती की माला, अद्धचन्र सिरे पर, बाई ओर लेख---देवश्रीम!---दाहिल्े-- 
नचन्द्रगुप्तः । 


१. ज० एु० सो० .ढं० १८८४ घू० १८२ $ ज० रा० एु० सो० १८५९३, पृ० १०५-६ |. 


ह्द्द न्‍ गैंपकालीन मुद्राएं 


पृष्ठभाग--पृर्ववत्‌ , लेख अधूरा, देवी का बायों हाथ जाँच पर स्थित है। (फ० ४, १५ ) 
(१२ ) सोना, .८”, १२६.७ प्रेन, ब्रि० म्यू० के० ७, १४ 
पुरोमाग--राजा घोती पहने, अस्पष्ट लेख, अद्ध चन्द्र राजा के सिर तथा गरुढ़ के मध्य में । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌ (फ० ५, १)। 
द तीसरा उपप्रकार 
( चक्रयुक्क ) 
(१३ ) सोना, .७५”,.१३१.७ ग्रे न, ब्रि० म्यू० के० ७, १५ 
पुरोभाग--राजा धघोती पहने, केश समूह में गिरते दिखलाई पड़ते हैं। गरुड्ध्वज का दण्ड यंत्र 
से तैयार किया गया है। राजा तथा ध्वज के मध्य चक्र |. 
_चृष्ठभाग-पूर्व॑षत्‌ ( फ० ४५, २ )। 
। चोथा उपग्रकार 
( राजा दाहिनी ओर देख रहा है ) 
. (१४ ) सोना, “७५ “,१२१-४ भ्र न, बयाना निधि १२.१५ 
पुरोभाग--राजा बाये भाग में खड़। है, दाहिने भाग में देख रद्दा है, अनाइत शरीर स्नायुयुक्त 
ओर सुन्दर, लेख बाई ओर-देवश्रीमहाराजाधिराज श्री” द 
पृष्ठभाग- देवी का हाथ फैला हुआ तथा घुटने पर स्थित, कमलासन सैंदर्ययुक्त हैें। लेख 
भीविकमः ( फ० ५,३ ) ! 
पाचर्वाँ उपप्रकार 
| .... ( राजा हंटर के साथ ) 
( १५. ) सोना, *«”, १२६.३ ग्रेन,बयाना-निधि फ० १२२ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, केवल हंटर बाई ओर लटका हुआ है, उसके निचले भाग का चमड़ा 
| उसके दंड से स्पष्ट भिन्न दीखता है । 
पृष्ठभाग--पूर्व वत्‌, बायाँ हाथ कमर पर अवलम्बित, कमल बिन्दुसमूह की तरह सभी अ्स्पष्ट । 
(फ० ५, ४) । क्‍ 
छठा उपप्रकार 
क्‍ .. ( राजा तलघार सहित ) 
(१६ ) सोना, .७४१, १२७.३ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० १२, ३ 
पुरोमाग--रांजा धोती पहने, कमरबंद के नीचे तलवार लटकती हैं। मूँठ म्यान से बाहर 
क्‍ दिखलाई पढ़ती है। भुजबंध दर्शनीय है, उसकी आकृति सुन्दर तथा सौष्ठवयुक्क । 
पृष्ठणाग--पूर्वंचत्‌ , देवी का बायाँ हाथ जाँध पर स्थित है। ( फ० ४५, ५ ) 


छुठा अध्याय ६६ 


सातवाँ उपप्रकार 
( देवी प्रष्ठभाग पर एक पैर लटकाये बेठी है ) 
सोना १२६.६ ग्र न, बयाना-निधि फ० १२, ८ 
पुरोभाग--राजा कोट तथा पायजामा पहने, दाहिनी ओर लेख--'दिवश्री महाराजाध!। 
: पृष्ठणाग--देवी के बायें हाथ में कमल, कमर पर अघलम्बित, दाहिनेमें पाश, बायाँ पैर 
कमलासन पर, दाहिना नीचे लटका हुआ ( फ० ५, ६ )। 
आठवाँ उपप्रकार 
( प्रष्ठभाग पर लेख “चन्द्रगुप्तर ) 
सोना, .८", १२६.६ आन, बयाना-निधि फ० १२, १० क्‍ । 
पुरोभाग--राजा घोती पहने, दाहिने भाग में खड़ा, किंतु बाई ओर देख रहा, शरीर की 


मांसपेशियाँ सुन्दर, गरुइध्वज का द्राड यंत्र से तैयार, वतु साकार मुद्रा-लेख का. 
केवल श्री? अक्षर दृग्गोचर, एक बजे । 
पृष्ठभाग--देवी का दाहिना हाथ खाली, एक विचित्र नुकीली वस्तु ऊपर की ओर, दाहिनी ओर 
लेख अस्पष्ट; किंतु 'चन्द्रगुप्त” मूल मुद्रा पर पढ़ा जा सकता है। ( फ० ४, ७ )। 
न्वाँ उपप्रकार 
( दाहिने हाथ के नीचे “चन्द्र” अंकित ) 
सोना, ८”, तौल अज्ञात ; न्‍्यू० क्रा० १६३७.३५,१ 
पुरोभाग--राजा बाई ओर खड़ा, दाहिने हाथ में धनुष, बायें में बाण, शरीर अनाइृत, और 
मांसपेशियाँ सुदृढ़, दाहिने हाथ के नीचे चन्द्र लिखा, दाहिनी ओर गरुड्ध्वज, बाई 
ओर का लेख अधूरा तथा अस्पष्ट, दाहिने “न्वगुः ( नव बजे ) तथा 'पः (११ बजे)... 
धनुष से “दर? कट गया हैं । द ः 
पष्ठआाग--देवी का बायाँ पेर ऊपर की ओर उठा हुआ, बायाँ हाथ उसी पर अवलम्बित । लेख 
अश्रीविकम? ( फ० ४५, ८, ११ )' । 
सोना, .७४”, १२०.७ ग्र न, बयाना-निधि फ० १२, २। 


पुरोभाग--पूर्ववत, गरुड्ृध्वज अस्पष्ट, बाई ओर लेख--'दिव?, दाहिने नव बजे “चद्धयु! 
तथा ११ बजे प्र ( फ० ४, १६ ) । 


पृष्ठभाग--बायाँ हाथ नीचे ओर घुटने पर स्थित लेख --'श्रीविक्रम:? । 
द द .. फल्ञक पर अप्रकाशित 


१. फ० ५५ ८ व ११ एक ही फोटो है। 


रद गुप्तकालीन मुद्राएं 
दूसरवाँ उपप्रकार * 
( चन्द्र बाँयें हाथ के नीचे ; राजा बाण रहिंत ) 
सोना ग्र ११८-४ ग्रे न, ब्रि० म्यू० के० 3. १६ | 


पुरोभाग--पूर्वचत्‌ , दाहिने हाथ के धनुष पर झुका हुआ राजा दाहनी ओर देख रहा है । 
बायाँ हाथ कमर पर अवलम्बित, बाण का अभाव, दाहिने भाग में गरुड़ध्वज, लेख 
प्रायः सिक्के की सीमा से बाहर, केवल “शुः & बजे दृश्यमान। 


पृष्ठभाग--देवी का बायाँ हाथ जाँघ पर स्थित (फ० ५५६ )। 


ग्यारहवाँ उपप्रकार 
( चन्द्र घनुष तथा प्रत्यंचा के मध्य ) 
सोना, .८४”, १२१.६ ग्र न, ब्रि० म्यू० के० ६,१० 


पुरोभाग - पहले ढंग के सदृश किंतु चन्द्र” धनुष तथा प्रत्यंचा के मध्य में लिखा, राजा पाय- 


जामा तथा छोटी बाँहबाला कोट पहने, सामने तरकस है जिससे दाहिने हाथ से 
बाण निकाल रहा है। 


पृष्ठभाग--देवी के दोनों हाथ ऊपर उठे हैं। जाँव को स्पर्श नहीं करते, लेख “श्रीविक्रम:? 
( फ० ५, १० )। 
बारहवाँ उपप्रकार * 


( चन्द्र प्रत्यंचा के बाहर, घलुष को बीच से राजा पकड़े है ) 
सोना, .७५, १२१,७ भ्र न बयाना निधि फ० १३,४ 


पुरोभाग--राजा बाईं ओर भुका है; किन्तु दाहिने देख रहा है, बीच से धनुष पढ़े 


है। प्रत्यंचा बाहर की ओर “चन्द्र” खुदा है, वतुलाकार मुद्रालेंख बाई” 
ओर, दिवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्ध” कुछ अधूरा; “नर! राजा के बायें पैर के 
पास ( फ० ५,१४७ )। द 


प्ृष्ठभाग--देवी के हाथ जाँध पर स्थित है । लेख श्रीविक्रःः, । (फलक पर अप्रकाशित) 
१, ज० ए० सो० ढाँ० १८८४ फ० ३, ३२ वही १८८९--५, १। 


२. एक सुद्रा-विक्रेता के पास फरवरी १९५३ ईं० में मेंने इस उपप्रकार का एक सिक्का देखा था 
जहाँ राजा बाई ओर देखता खढ़ा था, न कि दाहिनी ओर, धनुष मध्य में पकडा था 


प्रध्यंचा बाहर थी । उस मुद्रा का पुरोभाग ४.१२ के समान था; किंतु देवी पद्मासना थी 
न कि सिंहासना। अत्यधिक दाम के कारण सिक्का खरीदा नहीं जा सका । 


. छुठा अध्याय 9१ 


| तेरहवाँ उपप्रकार 
( बायें हाथ के नीचे “चन्द्र! लेख का अभाव ) 
सोना, <”“, ११७७, ग्रे न, बयान निधि, फ० १२,६ द 
प्रोभाग--राजा बाई” ओर देखता है, बायाँ पैर कुछ ऊपर उठा है, बीच से धनुष पकड़े, जो 
राजा की कमर से चिपका, प्रत्यंचा अदृश्य, लेंख अधूरा तथा अस्पष्ट, दिवश्रम? 
तथा “नद्र? दिखलाई पड़ता है ( फ० ५,१४५ )। 
पृष्ठभाग--देत्री के दोनों हाथ फेलें, कुछ ऊपर की ओर उठे, कमल में छोटा नाल, लेख अस्पष्ट । 
द ( फलक पर अप्रकाशित ) 
चोद्हवाँ उपप्रकार 
( बाई ओर “गुप्त” बाण से बाहर खुदा ) 
सोना, आकार ओर तौल अज्ञात, ज० रा० ए० सो० १८६३ प्रू० १०४. 
पुरोमाग--राजा के बायें हाथ में धनुष और दाहिने में बाण, “गुप्त! बाण के बाहर नीचे । 
( इस सिक्क का चित्र अप्रकाशित ) 
पंद्रहवाँ उपप्रकार 
( तौल में १४० ग्रेन से अधिक ) 
सोना, ४, १४१.६, ग्रे न, ३० म्यू० कें० भाग १, १५,१२ 
प्रोभाग--राजा घोती तथा नुकीला कोट पहने हुए, बायें हाथ के नीचे “चन्द्र', वतुलाकार 
भुद्रालेख सीमा से बाहर, गरुड़ तथा राजा के सिर के नीचे विशेष चिह्न (फ० ४५,९७)। 
प्रष्ठभाग--विशेष प्रकार का चिह्न, स्मिथ के कथनानुसार मुद्रालेंख 'श्रीविक्रम:? । 
द ( फलक पर अ्रप्रकाशित ) 
सोना, <“, १४५.८ अ्रेन ईं० म्यू० के० भाग १,१८,४ 
परोभाग--राजा धोती पहने, कमरबंध का एक किनारा लटका, स्मिथ के कथनानुसार बारे 
हाथ के नीचे “चन्द्र? ओर अस्पष्टः लेख देव श्री, किंतु प्रकाशित चित्र में ये मुद्रा- 
लेख पढ़ नहीं जाते । 
पृष्ठभाग - लेख अधूरा तथा अस्पष्ट, स्मिथ ने 'श्रीविक्रम” पढ़ा, किन्तु चित्र में पढ़ा नहीं जा 
सकता। (फ० ४५, १२ ) 
सोलहबों उपप्रकार ' 
( अद्ध दीनार से ज्ञावाल! ) 
सोना, .«',५७. ६*ग्र न, बम्बई संग्रहालय 
पुरोभाग--पहले ढंग के सहश, भद्दी बनावट, गरुडध्वज को पहचानना मुर्श्किल, मुद्रालेख, 
चन्द्र! बाँह के नीचे पर अस्पष्ट, बतु लाकार मुद्रालेख का अभाव । 
4. ज० न्यू० सो० इं, १, फ० ५ ए०। 





छ२ गुप्तकाल्ीन मुद्राएं 


पृष्ठभाग -पहले ढंग की तरह देवी, दोनों हाथ अपर उठे, चिह् का अभाव, पूरे लेख में से 
केवल “%्र' वर्तमान ( फ० ४५,१३२ )। 


सिंह-निहन्ता प्रकार 


इस प्रकार के सिक्क दुष्प्राप्य नहीं हैं ; किन्तु कलात्मक होने के कारण उनकी माँग 
. अधिक हैं। बयाना निधि के चद्दयुप्त के ४७३ सिक्कों में से ४३ इस प्रकार के ई--बत्रिटिश, 
कलकत्ता तथा लखनऊ संग्रहालयों में क्रम से १३, १० तथा १२ सिक्क सुरक्षित हं। 
इनका आकार ७५१ से ८५" तक रहता है। अधिक संख्या में सिक्के १२१ प्रेन के बराबर 
तौल में पाये जाते हैं; पर कुछ १२४ या १२७ ग्रेन तक मित्नते हैं। बयान। निधि का एक 
सिक्का १३०,५ ग्रे न तौल में पाया गया है। इस प्रकार के सिक्के जोनपुर, कोटवा, मिर्जापुर, 
कन्नौज तथा बयाना में पाये गये हैं । 


सिंह-निन्‍्द्ता प्रकार में पुरोभाग पर राजा सिंह को मारते हुए दिखलाया गया है। 
राजा घनुष, बाण अथवा तलवार का उपयोग करता दिखलाया गया है । पहले वर्ग के सिक्षों 
में राजा ओर सिंह एथक-प्रथक्‌ किंतु डटकर सामना करते हुए दिखलाये गये हैं । दूसरे वग में 
राजा पैर से सिंह के पेट को कुचलता दिखलाया. गया है। प्ृष्ठभाग पर देवी सिंह पर 
बैठी दिखाई गई हैं । वाहन के कारण उसे दुर्गा का नाम दिया जा सकता है ; किन्तु हाथ में 
कमल लिये भी दिखलाई पड़ती है । अतएव उसे लक्ष्मी की संज्ञा देने का विचार त्यागा नहीं 
जा सकता। दाहिना हाथ कभी खाली है, कभी उसमें पाश है। देवी का वाहन कभी दाहिने 
कभी बायें भाग सें घूमता तथा कभी घुटने पर बैठा अंकित किया गया है । 


सिंह-निहन्ता प्रकार का वर्गोॉकरण करना आसान काय नहीं हं। स्मिथ ने प्िक्कों को तीन 
वर्गों में विभाजित किया था। पहले बग में सिंह ओर राजा डटकर सामना कर रहे हैं । किन्तु 
 स्था प्ृथक्‌ हैं | दूसरे बग में राजा सिंह को कुचल रहा है | तीसरे वर्ग में सिंह भागता हुआ 
दर्शाया गया हैं। थह वर्गीकरण संतोषजनक होने के कारण इस ग्रंथ में स्थान पा सका हैं। 
: ब्रिठिशन्संग्रहात्यय के सूची ग्रथ में ये सिक्के लेख के अनुसार विभाजित किये गये हैं । 
अधिकतर सिक्कों में एक ही लेख-“नरेन्द्रचन्दधः प्रथितरणो रणेजयत्यजेयो भुवि सिंहविक्रम:'--- 
लिखी मिलता है, अतः एक या बहुत से सिक्के एकसा वर्ग में रखे जा सकते हैं 
और कतिपय ही अन्य वर्गों में ॥ इसमें संदेह नहीं हैं कि राजा सममनबूक 
.. कर सिंह को कुचलता हुआ दिखलाया गया जिससे उसके पराक्रम तथा साहस 
का परिचय मिल जाय । इस कारण इस ढंग के सिक्कों को अलग वर्ग में रखना चाहिए । 


._$ इसका नाम “सिंह का शिकारी” अच्छा होता। परन्तु सिंद 'निहन्ता' पुराना नाम होने के 
. कारण यहाँ स्वीकृत किया गया है। इसमें मुख्य विचार है राजा के हाथों सिंह पर श्राक्रमण 
करने तथा मारने का। अतः सिंह-निहन्ता भी सवथा अनुचित नाम नहीं है। 


छुठा अध्याय - -छ्े 


भागते हुए सिंह के दृश्य को ध्यान में रखकर प्रथक्‌ बग में रखना स्वेथा न्याय-संगत है। 
बचे हुए सिक्के, जहाँ सिंह ओर राजा डटकर लड़ते हैं, स्वाभाविक ही अलग वर्ग 
में जायेंगे । 


: प्रथम वग 


( सिह से डटकर युद्ध करता हुआ ) 

इस वर्ग के पुरोभाग पर राजा तथा सिंह की अवस्था ओर, पृष्ठभाग में देवी की 
विभिन्न दशाओं तथा उसके घाहन की स्थिति के अनुसार सिक्के के अनेक उपप्रकार निश्चित 
किये जा सकते हैं । सुविधा के लिए राजा के दाहिने अथवा बायें होने की बात ध्यान में रख- 
कर पहले विभाजन किया गया है और तत्पश्चात्‌ उसके उपप्रकार निश्चित किये गये हैं । 
पहले उपप्रकार ( फ० ६, १-३; ७,२१० ) में राजा बायें देख रहा है। प्रृष्ठ की ओर 
देवी घुटने पर स्थित सिंह की पीठ पर बैठी है, जिसके दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में 
कमल स्थित है। दूसरे उपप्रकार ( फ० ६, ४ ) का केवल एक ही सिक्का मिला हैं । इसका 
पुरोभाग पहले ढंग के समान है, किन्तु राजा का नाम बाई ओर सिक्के पर लम्बवत्‌ खुदा 
 है। प्रृष्ठभाग पर कमल लम्बे नालयुक्त है जो मध्य में सुड़ गया हैं | देवी इसे पकड़े हुए है 
जिसका हाथ कमर पर अवलम्बित है और केहुनी ऊपर की ओर मुड़ी हैं। तीसरे तथा चौथे 
उपप्रकारों में राजा दाहिने देंख रहा हैं श्रोर बायें हाथ से प्रत्यंचा खींच रहा है, जो सब योद्धा 
नहीं कर सकते । शायद राजा को सब्यसाची दिखलाने की कलाकार की इच्छा थी; शायद बह 
केवल विभिन्‍नता दर्शाने के लिए यह करना चाहता था। तीसरे उपप्रकार में देवी (फ० ३,४ ) 
दाहिने हाथ में पाश ओर बायें में कमल लिये हुए है । चोथे उपप्रकार (फ० ६, *) में देवी 
का दाहिना हाथ खाली है । पाँचवें में राजा दाहिने देख रहा हे परन्तु प्रत्यंचा खींचे हुए नहीं 
है। इस ढंग का एक सिक्का बयाना-निधि में पाया गया है, जिसमें राजा प्रत्यंचा को स्पशे तक 
नहीं करता । धनुष बायें हाथ से पकड़े है तथा बाण भी उसी ओर दिखलाई पड़ता हे। 
पिछले उपप्रकार की तरह देवी का दाहिना हाथ खाली है । भारत के अत्यंत कलात्मक उदा- 
 दरणों में दूसरे, तीसरे तथा चोथे उपप्रकार के सिक्के नमूने के रूप में उपस्थित किये जा 
सकते हैं । उनमें राजा का स्नायु-युक्क शरीर सन्दर रीति से दर्शाया गया हैं । 


द्वितीय वर्ग 
( राजा सिंह को कुचलते हुए ) 


क्‍ इस बग के प्रथम चार उपप्रकारों में राजा बाई! ओर देख रहा हे। अगले छ उप- 

प्रकारों में वह दाहिने देखता है। इन सिक्कों के प्रृष्ठभाग पर अनेक प्रकार की विभिन्नता 

प्रकट होती है। इसलिए देवी के विभिन्न विशेषताओं तथा वाहन के स्थानों के कारण ही 

उपप्रकार निश्चित किये गये हैं। पहले उपप्रकार ( फ्‌० ६, ७ ) में देवी घुटने ठेके सिंद पर 
१० ह 


ईछ ... ग॒प्कालीन सुदाएँ 


बैठी है और बाई' ओर देख रही है । दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल वत्तमान है। 
दूसरे ( फ० ह, ८) में देवी दोनों तरफ पैर फैलाये सिंह पर बेठी है। दाहिने हाथ में कमल 
है तथा बायाँ खाली लटक रहा है । तीसरे और चोथे में सिंह दाहिने चल रहा है। इसके विभिन्न 
लेख हैं। तीसरे ( फ० ६,६ ) का लेख अधूरा है. जो 'महाराजाधिराज श्रीचन्द्रुप्त' पढ़ा जा 
सकता है। चोथे ( फ० ६, १० ) में इसी लेख के आरम्भ में दिव” शब्द जुड़ा है। 

पाँचवें उपप्रकार से दसघें तक राजा दाहिने प्रकट होता है । पाँच (फ० ६,२११) में सिंह 
बाई ओर छुटने पर बैठा और देवी दोनों पेरों को लटठकाये बैठी हैं| उसके दाहिने हाथ में पाश 
तथा बायें में का कोपिया हे । छठे उपप्रकार (फ० है, १२) में देवी का पेर सिंह की पीठ पर 
मुड़ा है । दाहिना हाथ खुला तथा खाली हैं । बायें हाथ में कमल वर्तमान है । सातवें में 
(फ० ६, १३ ) देवी पैरों को फैलाये सिंह पर बैठी हैं। दाहिने हाथ में कमल है तथा बायाँ 
हाथ खाली बाई' ओर लटका हैं। आठवें तथा नवें उपप्रकारों में सिंह (वाहन) क्रमशः बायें ओर 
दायें चल रहा है। उन दोनों प्रकारों में और भी देख ने योग्य विशेषताएँ हैं । आठवें उपप्रकार 
में ( फ० ६, १४-१४५;७, १ ) देधी कभी बाईं ओर देख ती हुई चित्रित की गई हैं जो उनके 
वाहन की भी-दिशा है । अन्य सिक्कों पर देवी सम्मुख दिखिलाई पड़ती हैं ; पंर घास्तव में बाई' 


.. ओर दृष्टि दौड़ा रही है (५० ६, १४)। उसके पैर सुड़े हैं; किन्तु एक सिक्के में वह बाहन के 


. सिर पर पैर फेंक रही है (फ० ७, १)। सभी सिक्कों में देवी के दाहिने हाथ में पाश तथा 
बायें में कमल वर्तमान हैं । नवें उपप्रकार (फ० ७, २-३ ) के सिक्के बढ़े आकार के 
हैं ओर मुद्राकला के सब से सुन्दर नमूने हैं। सिंह से भीषण युद्ध के समय राजा का दृढ़ 
. आत्मविश्वास, प्रचंड घैये ओर कोशलयुक्त आकमण बड़ी सफलतापूर्वक कलाकार-द्वारा प्रदर्शित 
. किया गया है। प्रष्ठभाग में सिंह दाहिने चल रहा है; किन्तु देवी सम्मुख पैरों को मोड़े बेठी 
_है। बह कभी दाहिने (फ० ७, ३) ओर कभी सामने देख रही है ( फ० ७, २) | 
दसवें उपप्रकार (फ० ७, ४) का सिक्का पूर्व उपप्रकार की सुद्राओं से विभिन्न 
: है। इसके पुरोभाग में एक दूसरा लेख खुदा है, यह पूरा पढ़ा नहीं गया है। किन्तु प्रतीत 
: होता कि वंह शायद नरेन्ध्रसिंहचद्वगुप्त: प्रथिवीम्‌ जित्वा दिवं जयति? होगा । पृष्ठभाग में 
देवी का दाहिना हाथ खाली है तथा बायें में कमल लिये हैं। उसका त्राहन ( सिंह ) 
दाहिने घुटने पर बेठा है।.....ः द 
. तृतीय वग 
की .. (सिहलोटता हुआ)... 
इस वर्ग में बहुत थोड़े सिक्के मिले हैं, जिनमें सिंह भागता या लौटता हुआ दिखलाया 
गया है। श्रथम दोनों उपग्रकारों (क० ७, ५-६) में राजा बायें खड़ा है । वह दाहिने हाथ से 
धनुष पकड़े हैं ओर बायें में बाण लिये है। पहले उपग्रकार के पृष्ठभाग पर सिंह घुटने पर बैठा 


हे, दूसरे में दाहिने चलता है । तीसरे तथा चौथे उपग्रकारों में राजा दाहिने खड़ा हैं।. 


 छुठो अध्योंय ? क्‍ छः 


तीपरे उपप्रकार ( फ० ७, ७ ) में राजा सिंह को मारने के लिए प्रत्यंचा चढ़ा रहा है। चोथे 
( फ० ७, ६ ) में वह तलवार से मार रहा हैं। पाँचवाँ उपप्रकार ( फ० ७, ८ ) तीसरे की 
तरह हैं । किंतु इसमें राजा लोटते सिंह को पैर से कुचल रहा है । 


इस विवरण के बाद तीनों वर्गों का चशन उपस्थित किया जायगा । 


प्रथम वग 
( सिंह से डटे हुए लड़ता हैं ) 
पुरोभाग--राजा दायें या बायें खड़ा है, सिंह पर अत्यंत समीप से बाण चला रहा है, घनुष 
बायें या दाहिने हाथ में, तथा दूसरे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा रहा हैं। राजा सिंह को 
मानो छू रहा है ; किंठु कुचल नहीं रहा है। राजा छोटीं धोती या जाँबिया तथा 
पद्मबंध धारण किये हैं। किसी सिक्क में उसका सिर अनादइत है तथा किसी दूसरे में 
उसपर सुशोभित चिपकी टोपी हैं। किसी में उसका उध्बंभाग अनाबत है तो किसी 
में वह कोट पहने है। मुद्रा-लेख “नरेन्धचन्द्रः प्रथितरणो रणें जयत्यजेयो 
भुवि सिंहविक्रमः ।” अथे है -« (चंद्रगुप्त )नृपचंद्र शजाओं में चन्द्रमा, जो युद्ध में 
कोशल के लिए प्रसिंद्, हैं, जो अजेय है, सिंह की तरह शक्किशाली है तथा युद्ध 
क्षेत्र में विजयी हैं।.. 9 
छंदू--वं श स्थविल । 
प्रश्ठणाग--देवी दाहिनी ओर देखते हुए सिंह पर बैठी है। फैलाये हुए दाहिने हाथ में पाश _ 
तथा बायें हाथ में कमल है। बाई ओर चिह्न, सुद्रालेख 'सिंहविक्रमः? * । 
टिप्पणी--बहुत दिनों तक किसी लेख में “रणो रणें” पढ़ा नहीं जा सका। न्युमिस्मेंटिक 
क्रोनिकल १६३५, २३४ प्र॒ष्ठ पर श्री अलन ने एक सिक्का का विवरण दिया था, 
जिसके अक्नरों से श्री अलन ने यह शब्द पढ़ा था। बयाना-निधि के दो सिक्कों 
पर 'रणो रणे! स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सका है । ह 


... दितोय वग... 

( राजा सिंह को कुचलता हुआ ) 
पुरोभाग--राजा दाहिने या बाये खड़ा है, धोती, पट्बंधः तथा किसीमें कोट भी पहने है, 
पगड़ी तथा आभूषण धारण किये, पैर से सिंह के पेट के पास कुचल रहा है, 
धनुष-बाण से सिंह पर आक्रमण कर रहा हैं, धनुष दाये या बायें हाथ सें, प्रायः 


3. डानले ने पृष्ठभाग पर खुदे लेख को एक सुद्रा पर 'सिंघध्नामिज्ञ! पढ़ा था।( ल० ए्‌० सो० 
' जं० ण९ भा० $ फ० ६,५); पर उस मुद्गा के प्रकाशित चित्र पर वह स्पष्ट नहीं है। 
किसी भी सिक्के पर यह लेख अ कित है, इसमें भी संदेह है। 


जद गप्तकांलीन सुद्राए 
दाहिने कभो-कभी बायें हाथ से प्रत्यंचा खींच रहा है, वतु लाकार मुद्रा-लेख, एक 
बजे से आरम्म, 'नरेद्धचन्द्र; प्रथितरणो रणे जयत्यजेयो भुवि सिंहविकमः: । कुछ 
पिक्कों में भिन्न मुद्रा-लेख । द 

परष्ठभाग--सिंह घुटने पर बेठा अथवा दायें या बायें चल रहा है, प्रभामंडलयुक्क देवी सिंह पर 
बैठी हैं, पाश, कमल या कानु कोपिया हाथ में लिये है, बायाँ हाथ कभी खाली 
या नीचे लठका है, कभी दाहिना फैला या खाली, बायें चिह्न, किंतु कुछ सिक्कों में 


अनुत्कीर्ण ; मुद्रा-लेख 'सिंहविक्रम:? । 


0 
तृतीय वर्ग 

( सिंह लोटता हुआ ) 

पुरोभाग--राजा दाहिने या बायें खड़ा है, जाँघिया तथा आभूषण पहने, दाहिने हाथ में 
धनुष तथा बायें में बाण लिये ; कभी सिंह पर बाण छोड़ रहा, कभी तलवार से 
आक्रमण करता है, तो कभी उसे केवल देख रहा है। मुद्रालेख--महाराजा- 
घिराजश्रीचद्धगुप्त? कभी 'दिवश्रीमहाराजाधिराजचंद्रगुप्त”ः तथा किसी पर “नरेद्ध- 

. चन्द्र: प्रथितरणो रणे? इत्यादि । 

प्रध्ठभाग--देवी सामने देखते हुए सिंह पर बंठी है, घुटने पर बेठा या चलता हुआ, देवी के 

दाहिने हाथ में पाश बाये में कमल है, मुद्रालेख श्री सिंहविकमः?” या “सिंहबिकरमः । 


फलकस्थित सिक्कों का विवरण 
पहला व 
सिंह से डटकर लड़ता हुआ 
पहला उपप्रकार 
( राजा बाई ओर ) 
(१ ) सोना, ८”, ११८.७ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० १६, १६ 


पुरोभाग--राजा का दाहिना पैर सिंह के पास किंतु प्रथल, बायाँ उठाते हुए, ताकि समय 
आने पर पीछे कूद जाय । राजा कोठ तथा पायजामा पहने, एक बजे से घतु ला- 
कार मुद्रालेख आरम्म!-नरेन्धचन्द्र प्रथररणो रणे!,--अंतिम चार अच्चर स्प 
जिससे पूरा लेख तेयार हो सका । द 
 प्रष्ठभाग--तिंद बाई ओर बेठा, देवी का एक पैर कुछ नीचे लटका, दाहिने हाथ में पाश 
तथा बायें में कमल लिये हुए, जो जाँच पर स्थित है। मुद्रालेख. नृब्हविक्रम:! 
(फ० ६ १)। ० 


छुठा अध्याय 9७ 
(२ ) सोना १६.९२ ग्र॑ न, बयाना-निधि, फ० १६, १३ 
प्रोभाग --पू्रचत्‌. कोट के बठन अस्पष्ट, वतु लाकार मुद्रालेख “न्चद्धप्रथतरणो रखे 
प्रष्ठभाग--पूर्व बत्‌ (फ० ६, २) । 
( ३ ) सोना, .«८५”, १२१.२ ग्रे न, ब्रि० स्यू० के० फ० ६, ३ 
प्रोभाग--पूरा सिंह सिक्के पर अंकित, राजा का बायाँ हाथ उसके मुँह में, राजा आधी बाँह 
वाला कोट पहने है तथा कूदने की मुद्रा में नहीं हैं। मुद्रालेख दस बजे से 
“सिंहविक्रम:? अधूरा । 
प्रष्ठआमाग--देवी पू्चबत्‌, बायाँ हाथ फैला हुआ, पाश लिये है (फ० ६, ३ )। 
(४ ) सोना, -६”, तोल अज्ञात, बोदलियन संग्रह, न्यू० क्रॉ० १६६१ 


प्रोभाग-- राजा का दाहिना पेर सिंह को स्पर्श कर रहा हैं किन्तु कुचलता नहीं हैं। छोटी 
बाँहवाला कोट तथा पणड़ी पहने है। मुद्रालेख एक बजे से “नर”, छह बजे से 
“जयत्यजेयो भुवि सिंहविक्रम: । लेख का उत्तर भाग सुस्पष्ठ । 


प्रष्ठमाग--देवी सिंह पर बैठी जो दाहिने हैं । दाहिने हाथ में पाश तथा बाय में कमल है । 
चिह्न अधूरा , सुद्रालेख सिंहविकम: ( फ० ७,१० )। 


दूसरा उपग्रकार 
( लंबवत्‌ चन्द्र नाम सहित ) 
( पर ) सोना, ् ११ ६ ग्र्न, ज़्० एु० सो० ब्‌० १६२५४. स्यू० स० फूृ० ३,७ 
पुरोभाग--राजा पूर्बघत्‌ ब॒स्त्र पहने, पूरा सिंह सिक्के पर, दाहिनी ओर “चन्द्र! लम्बव॒त्‌ खुदा, 
व॒तु लाकार लेख अदृश्य, सिर्क् से बाहर । 
प्रष्ठभाग--देवी पुरबंबत्‌, बायें हाथ में कमलनाल, मध्य में मुड़ा, लेख 'डहविकमः (फ० ६,७)। 
के, द तीसरा उपप्रकार 
( राजा दाहिने, देवी पाश तथा कमल सहित ) 
( ६ ) सोना, .<“, ११.२ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० १६, १४ 
पुरोभाग--राजा दाहिने देख रहा है, अनाव्ृत, ललाट पर कंलंगी बाँघे, सुद्रालेख एक 
जे से 'त-य भुवि सिंहविकरमः? अधूरा । 
: पृष्ठभाग--पूर्षे वत्‌, कमलनाल मध्य में मुड़ा नहीं, मोती का आभूषण सिर पर चारो ओर 


( फ० ६, ४ )। 





छ्द द गुँसकालीन मुद्राएँ 
द चोथा उपग्रकार 
( पूववत्‌, देवी का दाहिना हाथ खाली ) 
(७ ) सोना, .«”, ११६,८ ग्रं न, बयाना-निधि, फ० १७, ६ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, राजा का अनादइत शरीर, स्नायुपेशियाँ सुन्दर हैं, वतु लाकार मुद्रालेख 
एक बजे से रेद्ध-द्र! नव बजे,-त्य', अधूरा लेख । 
परश्ठमाग--पूर्ववत्‌, देवी का दाहिना हाथ खुला तथा खाली, चिह्न छूता हुआ, लेख “सिंहबिक,/ 
द अधूरा ( फ० ६,६ )। 
पाँचवाँ उपप्रकार 
( पूववत्‌, राजा प्रत्यंचा चढ़ा नहीं रहा है ) 
(८ ) सोना, .«८”, १३३ ग्रे न, बयाना निधि, फ० १७, १०... 
: पुरोभाग--राजा पूर्ववत्‌, बायें हाथ में घनुष, दाहिने में बाण पकड़े, कमर पर अवलम्बित, 
ः मुद्रालेख एक बजे से-नरेद्धचन्द्र,' त्य भु घ! अक्नरों के अस्पष्ट अवशेष । 
प्रश्नणाग--सिंह की पीठ पर देवी का दाहिना पैर लटका हुआ, दांहिना हाथ खुला और खाली, 
बायें हाथ में कमल लेख-छ विक्रम! ( फ० १६,१ )। 


दूसरा वग 
( राजा सिंह को कुचलता हुआ ) 
... पहला उपप्रकार 
क्‍ ( राजा बाई' ओर, देवी पैर ऊपर मोड़े बैठी हैं ) 
(६ ) सोना, .७४", ११७ ग्रे न, बयाना निधि, फ० १७, १३ 
पुरोभाग--राजा बाई' ओर, कोट तथा पगड़ी, मोती की लड़ी से युक्त, सिंह का शरीर 
अधूरा दिखलाई पड़ता हैं, राजा दाहिने पैर से सिंह को कुचल रहा है, दो बजे से 
क्‍ लेख “नरेन्धचन्द्र प्र! दस बजे ले-'सडहपिकम! अधूरा तथा अस्पष्ट । 
पृष्ठआाग--छुटने पर सिंह दाहिनी ओर बेठा है, देवी सामने बैठी हैं, दो पैर ऊपर सुद़े हैं 
दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कानु कोषिया, विचित्राकार चिह्न, उसके नीचे 
की लंबी लकीर केवल बिंदुओं-सी बनी है। मुद्ालेख 'सिंहविक्रम' ( फ० ६,७ ) । 
दूसरा उपप्रकार 
( पृववत्‌, देवी सिंह के दोनों बगल पेर लटकाये बेठी है ) 
. (१० ) सोना; .७५", १२००७ ग्रे न, बनाया-निधि, फ० १७, ११ 
: पुरोभाग--राजा की स्थिति पूर्ववत्‌, दाहिना पैर सिंह की देह को स्पर्श कर रहा है, बायाँ 
... पैर पूँछ को दबा रहा है, तीन, नव तथा बारह बजे अत्तरों के अस्पष्ट अवशेष । 


१. ब्रि० स्यू० के० फ० 4.१३ ; न्यू० क्रॉ० १९१०; फ० २४,१२। 


छुठा अध्याय. ७8 
पृष्ठभाग--देवी सिंह की पीठ पर घोड़े के समान बायें बेठी है। सिंह सिर उठाये हुए है। 
दाहिने हाथ में कमल तथा बायाँ हाथ खाली, नीचे बगल में लटका हैं जो वाहन 
( सिंह ) के कुल्हे पर अवम्बित है । चिह्व का अभाव, मुद्रालेख पूर्णो- सिंहविक्रमः 
(फ० ६,८ )। 
तीसरा उपप्रकार 
( सिंह दाहिने चल रहा है, भिन्न लेख ) 
( १२ ) सोना, ८", .१२१ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० १७, १२ 
पुरोभाग - राजा की लंम्बी आकृति, टोपी पहने, उसका दाहिना पैर सिंह के पेंट पर रखा हुआ 
बायाँ उसकी पूछ पर है, तिंह सिक्के की सीमा में पूर्ण प्रदर्शित, लेख एक बजे से 


महा”, चार बजे “घर”, दस तथा ग्यारह बजे “चन्दगुप्त! ; अधूरा तथा अस्पष्ट 
सम्भवतः पूरा मुद्रालेख-महाराजाधि राजश्रीचन्द्रगुप्त:? । 


प्रष्ठभाग--पिंह दाहिने चल रहा हे, देवी पेर ऊपर भोड़े सामने बेठी है, दाहिने हाथ में पाश क्‍ 
तथा बायें, द्वाथ में कमल, 'सुद्रालेख सिंहघिकमः? ( फ० ६, ६ )। 


चौथा उपप्रकार 
( पूवंव॒त्‌, किन्तु वतु लाकार सुद्रालेख अधिक विस्तृत ) 
( १३ ) सोना, ८५", १२२,५ ग्रेन, बयाना निधि, फ० १७,१४ 
. पुरोभाग--राजा का लम्बा शरीर, सिर पर कलेंगी, दाहिना पेर सिंह के पेट को कुचलता 
बाई पूछ पर स्थित, लेख एक बजे से, देवश्रीमहाराजः, नव बजे से बारह बजे- 
श्रीचन्द्रगुप्त.” कुछ अस्पष्ट । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌ सुद्रालेख “सिंहविक्रम:ः ( फ० ६,१० )। 
पाँचवाँ उपप्रकार 
: ( राजा दाहिने, देवी पाश तथा कॉनु कोपिया युक्त ) 
(१४ ) सोना, ७६”, ११८.६ श्र न, बयाना निधि, फ० १५१ 


पुरोभाग--राजा दाहिनी ओर, कोट, जाँघिया पहने, लेख दो बजे से, राजा का दाहिना पेर 
सिंह के पिछले तथा अगले पेरों के बीच, सिंह प्राणोत्कमण होने से गिर रहा है। 
लेख 'नरेन्द्रचन्द्र प्रथतः-- अक्षर अस्पष्ट । ः 
प्रष्ठभाग -- देवी सामने सिंह पर बैठी है, दोनों पेर लटक रहे हैं, दाहिने हाथ में पाश तथा. 
बायें में कॉनु कोपिया, लेख-ड्हविकम” ( फ० ६,११ )। 


_॥ बि० स्‍्यू कै० फ० ८, १३ १२; ज० एु० सो० बँ० १८८४ भा० १ फ० ३,६.३८८६ फ०२,५। 


जा 


८० गुप्तकाल्लीन मद्राएँ 


छठा उपग्रकार 
( पूवरबंब॒त्‌, बायें हाथ में कमल, दाहिना खाली ) 
(१५ सोना, -७५*, १२२-१ प्र न, बयाना निधि, फ० १५,१४ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, लेख एक बजे से “नरेन्धचन्द्रप्रथत”, अस्पष्ट, धनुष से “द्र! अच्तर कट 
जाता हैं, सिंह प्राणोत्कमण होने से गिर रहा है। 
प्रष्ठभाग - पूवबत्‌, देवी पैरों को सिंह के पीठ पर उठाये है, दाहिना हाथ खाली, लेख-'सिंह 
विक्रम:” ( फू० ६,१९२ ) । 
साँतवाँ उपप्रकार 
( पू्व॑ंबत्‌, देवी पेर फेलाये बेठी हैं ) 
. (१६ ) सोना .«८“,११८.५ ग्रेन, बि० म्यू० के० गु. डा. फ० ६,१. क्‍ 
पुरोभाग--सिंह के मुँह ( जबड़े ) में वाण घुसता दिखिलाई पड़ता है, सिंह प॑जों से धनुष को 
खाँच लेने का प्रयत्न कर रहा है, मुद्रा लेख नव बजे “नरेख्चन्द्र” 
प्रष्ठणभाग--देवी सिंह पर पंर लटकाये बेठी हे, दाहिने हाथ में कमल तथा बायाँ बगल में 
खाली लटका है, चिह्न वर्तमान, मुद्रालेख-'सिंहविक्र? ( फ० ६,१३ ) । 


श्राठवाँ उपप्रकार 
 ( पूर्ववत्‌, किन्तु सिंह बायें चल रहा है ) 
( १७ ) सोना, .«”, ११८.६ ग्रन, बयाना निधि, फ० १८,८ 
पुरोभाग- राजा को शिखा सिरे पर गाँठ में बेंधी है; बायें पैर से सिंह को कुचल रहा है 
वह जानवर प्राणोत्कमण होने से गिर रहा है। एक बजे लेख नव और ग्यारह 
बजे के बीच कुछ अस्पष्ट अक्तरों के अवशेष । 


उष्टभाग--सिंह बायें चल रहा है, देवी उसपर सामने बैठी है, .किन्तु बायें देख रही है, दोनों 
पर ऊपर मुड़े हैं, दाहिने हाथ में पाश तथा कटि-स्थित बायें हाथ में कमल, चिह्न 


लुप्त, मुद्रालेख- सिंहविक्रमःः ( फ० ६,१४७ ) । 
( १८ ) सोना, .८”, ११६०-६ ग्रोन, बयाना निधि, फ० १८,७ 


पुरोभाग--राजा की स्थिति पूर्ववत्‌, लेख बारह बजे नरेन्रच,' ६-१० के मध्य कुछ अस्पष्ट 
अचचरों के अवशेष । द 


पृ बि० स्यू० कै० फ० ८5,९४-१५॥$ ज० रा८ ए० सो० द८र फृठ २,४; जू० ए० सो० र्ढँः 
श्णप४, फ० ३,५। ॥ 
$ श्रि० म्यू० के० गु० डा० फ० ९०,१-२। 


छुठा अश्रच्याय ८९ 


प्रष्ठणाग--पूर्ववत्‌, देवी बाई' ओर बैठी है, दोनों पैर ऊपर मुड़े हैं, पाश दाहिने हाथ में, 
लम्बे नात्युक्क कमल बायें हाथ में जो कमर पर अवलम्बित, चिह्न अस्पष्ट, मुद्रातिख 
'सिंहविक्रम:! ( फ० ६,१६ ) । 
१६. सोना, .«/,११६-६ ग्रेन, बयाना निधि, फ० १८, ६ 
पुरोभाग--पुर्ववत्‌ किन्तु सिंह प्रथ्वी पर गिर रहा है, बारह बजे से लेख, “नरेन्द्रचन्ध प्रथतर', 
दस बजे अस्पष्ट अन्नरों के कुछ अवशेष । 
प्रष्ठभाग--सिंह पर देवी बैठी हैं जो बाईं ओर श्वल रहा हैं, देवी का दाहिना पेर कुछ ऊपर 
उठा हैं तथा बायाँ बेर सिंह के सिर पर मूल रहा है, वह ठोपी पहने है जिसके 
सिरे पर मोतियों की कलँगी बनी हैं, चिह्न अनुत्कीणं, लेख -“सिंहविक्रमः? 
(फ०७,१ )। 
नवाँ उपप्रकार | .. 
( सिंह दाहिनी ओर चल रहा हैं ) 
२०. सोना, «६५. , १ २०.४ ग्रेंन, ० म्यू के० भा० १ ४ फ० १२, १७ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , राजा का आवेश, हृढ़विश्वास व आक्रमण को कलाकारों ने कौशल 
तथा वास्तविकता से इस ओर अगले दो सिक्कों पर दर्शाया हैं; सुद्रा-लेख बारह 
बजे से टूटे अक्तरों में, “नरेन्द्रचन्द्र प्र', आठ बजे से “य भुव सः । 
पृष्ठभाग --देवी सामने बेठी है, दोनों पेर सिंह के ऊपर मुड़े हैं, सिंह दाहिने चल रहा हैं। 
देवी के दाहिने हाथ में पाश है तथा कटिस्थित बाय में लम्बा नालयुक्त कमल है, 
लेख--“सिंहविक्रम: ( फ० ७, २ )। 
२१. सोना, .८५”, तौल अज्ञात," ब्रि० म्यू० के० जी० डी० ८4, १७ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , लेख बारह बजे से--“नरेन्द्रचद्ध प्रथित र-रत्े जयत्य ज? अंतिम चार 
अत्चर ६-७ बजे के बीच । । 
पृष्ठभाग--देघी पूर्वचत्‌ बेठी है, दाहिने देख रही है, दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल 
वर्तमान है, लेख--'सिंहविकमः ( फ० ७, ३ )। 
दसवाँ उपप्रकार 
( विभिन्न लेख ) 
२२, सोना, ४४”, १२७. ग्रेन, ब्रि० म्यू० के० फ० ६, १० 
पुरोभाग--राजा का ऊध्वेभाग अनादत, दाहिने खड़ा, सिंह को कुचल तश्रा मार रहा हैं, 
वह प्राणोत्कमण से गिर रहा हैं, मुद्रालेख अपूर्णां, श्री अलन ने उसे अनुमान से 
१, श्रि० स्यू० के० जी० डी० फ० ८,१६ । द 


२. इस सुन्द्र सिक्के का केबल ठप्पा ही उपलब्ध है | 
११ 


4रे गुप्तकालीन मुद्राएं 


पूरा किया--नरेन्धरसिहः चन्द्रमुप्तः प्थिवीं जित्वा दिवे जयति ।” 'र/जाओं में सिंह 
चन्द्रगुप्त, प्रथ्वी को जीतकर स्वर्ग की प्राप्ति करेगा; इस लेख में से एक बजे से 


सह चन्द्रगुप्त पढ़ा जा सकता हैं। नव बर्ज अस्पष्ट छप से त्व॑ व द! 


प्रष्ठभाग--घुटने पर बैठे सिंह पर देवी बैठी हैं, सिर पीछे घुमाये हुए, उस देवी के उठे हुए 
बायें हाथ में कमल है, दाहिना हाथ फैला हुआ, पर खाली हैं। उसके ऊपर 
चिह्, कलश ' के सहश, मुद्रा-लेख--सिंहचन्द्र/ ( फ० ७, ४ )। 


तीसरा वग 
( सिंह लौटता हुआ ) 


पहला उपग्रकार 
( राजा बाई' ओर तथा घुटने पर बैठा सिंह ) 
२३ सोना .६४”, १२३ ग्रेन, ब्रि० ग्यू० के० गु० डा०, फ० ६, ११ 
पुरोभाग--राजा चाईं ओर खड़ा हैं, लम्बा तथा भव्य शरीर, ऊरध्वंभाग अनाइत, जंधिया 
पहने, भुजबंध तथा कठकबंध लगाये, दाहिने हाथ में धनुष ओर बायें हाथ 
में बाण, लोटते हुए सिंह को सामने देख रहा हँ। मुद्रालेख बारह बजे से 
भहाराधिराज श्री, अंतिम शब्द “चन्द्रगुप्तः मुद्रा-सीमा से बाहर । 
परष्ठभाग--दाहिने देखती हुई देवी घुटने पर बैठे सिंह पर हैं, दाहिना पेर सिंह पर, बायाँ नीचे 
लटक रहा है, फैले हुए दाहिने हाथ में पाश तथा कटि-स्थित हाथ में कमल है । 
देघी तथा लेख के बीच एक त्वकीर; दाहिने 'श्रीसिंहविक्रमःः ( फ० ७, ४ )। 
द दूसरा उपप्रकार * 
( पूव॑बत्‌ किन्तु वाहन का सिंह दाहिने चल रहा हैं ) 
२४, सोना, .«", १३२ ग्र न, लखनऊ-संग्रहालय में, ब्रि० म्यू० के०, फ० ६, १२ 
पुरोभाग--पूव वत्‌ , सभी बातें समान हैं, भुद्रालेख एक बजे 'देवश्रीमहारजघर”ः दस बजे 
“चन्द्रमुप्तः, यह पूरा मुद्रालेख 'देवश्नीमहाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तः के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । ॥ 
पृष्ठभाग--दाहिनी ओर सिंह चत्च रहा हैं। सामने देखती देवी थिंह पर बैठी हैं।' दाहिने 
हाथ में पाश तथा कटिस्थित बायें में कमल हूं। बायें चिह्न, मुद्रालेख 'सिंहविकरमः? 
(फ० ७, ६)। 


१. यह कहना संभव नहीं कि देवी के दाहिने हाथ में कलश है। चिह्न कलश की तरह 
ज्ञात हो रहा है , किंतु दाहिने हाथ को स्पर्श करता है। हाथ की स्थिति से यह प्रकट होता 
है कि वह कलश नहीं है 

२. न्‍्यू० क्रॉ० १९३० फ० १४, १३। 


छुठा अध्याय <र्‌ 


तीसरा उपप्रकार 
( दाहिनी ओर राजा बाण से मार रहा है ) 


२५, सोना, .७५", ११६.६ ग्रेन, बयाना-निधि फ० १८, १० 
पुरोभाग--राजा बायें, लोटते सिंह को धनुष बाण से मार रहा है, वह भी बदला लेने की 
इच्छा से सिर घुमाये हुए है, राजा का बायाँ पैर जमीन पर है,दाहिना उठा हुआ है, 
राजा विचित्र जूता पहने है, जिसके नीचे लोहा लगा है, व॒तु ल्वाकार मुद्रा-लेख, 
दाहिने अदृश्य, बायें जयत्यजेय? के अस्पष्ट अवशेष । 
प्रष्ठझाग--दाहिने घुटने पर बेठे सिंह पर देवी बेठी हैं, दोनों पेर ऊपर मुड़े हैं, दाहिने हाथ 
में पाश तथा कमर पर अवलम्बित बायें में कमल, बायें चिह्य, लेख-“डहविक्रमः” 
( फू७ ७, ७ ) | ह 
द चौथा उपग्रकार * 
. ( रांजा तलवार से आक्रमण कर रहा हें ) 
२६, सोना, .८”, १२१.२ ग्रन, लखनऊ-संग्रहालय, ब्रि० म्यू० के० फ० ६, १३ 
पुरोभाग-राजा दाहिनी ओर खड़ा है, सम्मुख सिंह को दाहिने हाथ में स्थित तलवार से 
मार रहा है । सिंह लोटते हुए भी राजा को काठने का प्रयत्न कर रहा हैं। 
उस दशा में राजा का बायाँ पैर सिंह की पीठ पर रखा है। मुद्रालेख बारह 
बजे 'नरेन्द्रचन्द्र प्रथतरा । 


प्रष्ठभाग--घुटने पर बैठे ओर सामने' देखते सिंह की पीठ पर देबी दोनों पेर पर बगल में 
लटकाये बेटी है। दोनों हाथ फेलाये, दाहिने में पाश तथा बायें में कमल । 
बाई ओर चिह्न, सुद्रालेख संहत्वक्रमः ( फ० ७, ८ )। 
पाँचरवाँ उपप्रकार 
( राजा लौटते सिंह को पैर से कुचल रहा है ) 
२७ सोना, -७५", १२५.४५ ग्रे न, न्‍्यू० कॉ० १८६१ फ० २, ८ 


पुरोभाग--शरीरोध्व॑ भाग अनाब्रत,लौटते सिंह पर राजा बाण छोड़ रहा है। सिंह का सिर पीछे 
5 चेे 
घुमा हुआ है। राजा का बायाँ पर सिंह की पीठ पर; बतु लाकार मुद्रालेख ७ से १० 
बजे के बीच, अधूरा तथा अस्पष्ट । | 


पृष्ठभाग--देवी प्रभामण्डलयुक्त, दाहिनी ओर घुटने पर स्थित सिंह पर बेठी हैं। दाहिने 
हाथ में कमल, बारयोँ खुला खाली, देवी का बायाँ पेर नीचे लटक रहा हैं। बाई 
ओर चिह्न, लेख दाहिनी ओर--“सिंहविक्रम: ( फ० ७, ६ ) | 


थ्‌ न्यू० क्रॉ० १९१० फू० १४७. १४ $ ज्ञ० रा० छु० सो० १८८८६ पृू७ सु प्रिश्सेप एसेज, 
फं० २०, २ । ह 


८४ गेघकालीन मुद्राएँ 


(३) अश्वारोही प्रकार 


यह नये प्रकार का सिक्का है, जिसे द्वितीय चन्द्गगुप्तने प्रथम प्रचार में लाया । सम्मवतः 
वह चतुर अश्वारोही था। इसलिए सिक्कों पर राजा के इस गुण को दिखाने के लिए नयी 
शैली का समावेश किया। थही उनके पुत्र प्रथम कुमारगुप्त के समय में अत्यंत लोकप्रिय 
हो गया। प्रकाशादित्य ने भी इस शैली का उपयोग उत्तर काल में किया था । 

इस प्रकार के सिक्कों का आकार .७५" से .८” तक रहता हैं। वे अधिक संख्या में 
१२१ ग्रेन के तौल बराबर तैयार किये गये हैं, किन्तु कुछ तौल में १९४ व १२७ ग्रेन तक 
पाये जाते हैं। मिर्जापुर, जोनपुर, अयोध्या तथा बयाना में इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। 
ब्रिटिश संग्रहालय में १२९, कलकत्ता संग्रहालय में ५. तथा लखनऊ में ११ सुरक्षित हैं । 
बयाना निधि से इस प्रकार के «९ सिक्क हुए हैं । 

इस प्रकार में राजा सुपज्जित घोड़े पर सवार है; कभी दाहिने तथा कभी 
बागं। कभी वह तलवार या धनुष लिये दिखिलाई पड़ता है। प्रष्ठभाग पर सदा लक्ष्मी 
मोढ़े पर बैठी दिखलाई गई है। उसके दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल है । 

इसमें राजा तथा लक्ष्मी कभी-कभी प्रभामंडलयुक्क दिखलाये गये हैं ( फ० ७, १२, १७ ) 
तथा कभी उससे रहित है (फ० ७, १३; <.१ )। कुछ सिक्कों में सिरे पर अद्ध चन्द्र दिखलाई 
पड़ता हैं। किन्तु अधिकतर सिक्कों के पुरोभाग पर यह दिखलाई नहीं पड़ता ( फ० ८, 9 ); 
एक दुष्प्राप्य सिक्के पर के दोनों तरफ अद्धचद्ध दिख्ललाई पड़ता है *। पृष्ठभाग पर देवी 
की स्थिति समुद्रगुप्त के वीणा प्रकार के सिक्के से बहुत अंश तक मिलती-जुलती है। उसके बाय 
हाथ में लम्बेनाल का कमल है। कभी कलाकारों ने उसमें कली या पत्तियों को जोड़कर सुन्दर 
बना दिया हैं। साधारणतः बायें हाथ में पाश रहता है; किन्तु कभी-क्रमी घह मुद्राएँ 
बिखेर रही है (फ० ८, १)। क्‍ 

अश्वारोही प्रकार के सिक्कों को स्मिथ ने धोड़े की दिशा के अनुसार वर्गीकरण किया है । 
कभी अश्वारोही दाहिने तथा कभी बायें दिखलाई पड़ता है। श्री ेलन ने भी उसे दो उपविभागों 
में बॉटा है। उसके अ्रथम वर्ग के सिक्कों पर चिह्न नहीं हैं, किन्तु दूसरे वर्ग में चिह्न वर्तमान 
हैं। चिह्ों की इतनी महत्ता नहीं है; यह अत्यन्त साधारण पस्तु है। अतएवं यह अच्छा होगा 
कि पुरोभाग पर विशिष्ट लक्षण को ध्यान में रख कर सिक्कों का वर्गोकरण किया जाय । 
प्रधानत: अश्वारोही सेनिक है ओर राजा ने जो हथियार धारण किये है, उन्हें भी वर्गीकरण में 


किक 


भुला न देना चाहिए। अतएव स्मिथ का वर्गीकरण संतोषप्रद है। अतः प्रथम घर्ग में 
१, स्मिथ ने एक बार अनुमान किया था कि राजा भाला धारण किये हुए है ; किन्तु बाद में 
इस भत को छोड दिया। कपड़े का किनारा अ्रमवश भाला मान लिया जाता है। 
: जें० आर० ए० पूस १८८९ प्‌ ० ८ण। 
२, ज० न्‍यू० सो० ह० भा ४ फ० ३,२। 


। चौथा अ््याये <५ 


हम बाई' ओर देखते अश्वारोही सिक्कों को रखेंगे ओर दूसरे में दाहिनी ओर देखते हुए को । 
हाथमें लिये हुए हथियार का खयाल कर उपप्रकार निश्चित किये गये हैं । 


पहला वग 
( अश्वारोही बाई ओर ) 


इस वर्ग के पहले उपप्रकार में राजा बाई' ओर सधार है, किन्तु उसके हाथमें कोई 
हथियार नहीं है (फ० ७, ११-१२ ); दूसरे उपप्रकार (फ० ७, १३-१४ ) में राजा 
दाहिने हाथ में धनुष लिये हैं जो कभी ऊपरी भाग में तो कभी नीचे दिखलाई पड़ता है । तीसरे 
उपप्रकार ( फ० ८, १४ ) में बाइतरफ तलवार लठकती हूँ । 
दूसरे बग में भी ऐसे ही उपप्रकार हैं । यहाँ राजा दाहिनी ओर सवारी करता हैं, 
इसलिए बाई तरफ लटकती तलवार किसी भी सिक्के पर दिखिलाई नहीं पड़ती । इसलिए 
पहले वर्ग का तीसरा उपप्रकार यहाँ अज्ञात हैं। पहले उपप्रकार (फ० ८५, १-४) में राजा 
अस्त्र-रहित है ओर दूसरे उपप्रकार ( फ० ८, ४-४ ) में राजा दाहिने हाथ में घनुष लिये हे । 
इस प्रकार का विवरण निम्नलिखित हैं। 


अश्वारोही प्रकार 


पुरोभाग--राजा प्रभामएडलयुक्त, दाहिनी ओर या बाई ओर सुसजित घोड़े पर सवार हैं, 
धोती, ओर कमर्‌बंध, कर्ण फूल, भुजबंध, हार पहने है, किसी में हथियार के साथ या 
उससे रहित । कुछ में अद्ध चन्द्र वर्तमान है। वतु लाकार मुद्रा-लेख, एक बजे 
से आरम्भ-परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः ( परम वेष्णाव सहाराज[- 
घिराज चन्द्रगुप्त )। 

प्रष्भाग--देवी कभी प्रमामण्डलयुक्क, मोढ़े पर बाई तरफ बेठी है, दाहिने हाथ में पाश 
तथा बायें हाथ में कमल । नाल में कभी पत्तियाँ प्रकट होती हैं। लेख-“अजित- 
विक्रम:* । कभी चिह्न वर्तमान, कभी अनुत्कीर्ण । 


१ किदो ने लेख को परमभागवत के स्थान पर, परमभट्दारक पढ़ा है। भरसार-निधि में 

इस पकार के स्पष्ट सिक्‍कों पर यह लेख उसने पढ़ा था। संभवतः पढ़ने में यह गलती 
थी। यह उपाधि इस राजा के किसी श्रन्य सिक्‍के पर नहीं मिलती है। ज० रा० ए० 
सो० १८८९ पुृ० १०९॥ 

२. बोदलियन-संम्रह में एक सिक्झे पर ( म्यू० क्रॉ० १८६७ फ० २, ६ ) स्मिथ द्वारा ऋमाजित' 
पढ़ा गया है जिसको वह ह्वितीय चंद्रग घर का मानता है । (ज़० रा० ए० सो० १८८६ 
पृ० ८६ )। पुरोभाग पर वतुलाकार मुद्रा लेख 'परमभागवत' से आरंभ होता हैं। अतः 
यह सिद्ध होता हैं कि द्वितीय चंद्रग प्व ने इसे निकाला था। किंतु लेख अस्पष्ट हैं तथा 
राजा का नाम पढ़ा नहीं जाता । “क्रमादित्य' उपाधि का चन्द्रग प्त ने प्रयोग नहीं किया 
था। इसकी १४०.६ म्रन तोल यह बताती है कि इसे स्कन्द ने निकाला होगा, जिसका 

विरुद 'क्रमादित्य' था। 


८ई गुंपकालीन भद्दाएँ 
फ्लक पर के सिक 


पहला वग 
राजा बाई ओर 
पहला उपग्रकार 
( राजा अस्त्र-रहित )* 


१. सोना, .८'", १२०.६ प्रेन , ब्रि० म्यू० के० गु० डा०, फ० ६, १७ 


पुरोभाग--राजा प्रभामर्डल रहित, बायें सवार है, कोट तथा पायजामा पहनें, कमरबंद 
पीछे उड़ रहा है, लेख एक बजे से--परम', पाँच बजे से 'महाराजाधिराजश्री 
चन्द्रगुप्तः: अंतिम अत्नर राजा ओर घोड़े के सिरों के बीच । 

पृष्ठभाग--देवी प्रभामणडलयुक्त बाई ओर मोढ़े पर बेठी हुई, दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में 
कमल जिसके डंठल में कली तथा पत्तियाँ दिखलाई पढ़ती हैं, बायें चिह्न, मुद्र-लेख- 
अजितविक्रम? ( फ० ७, ११ )। 

२. सोना, .«', १२७ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० १३, ११ 

: पुरोभाग-पूर्ववत्‌ , राजा प्रभामणडलयुक्क, शरीर अनाबृत, मांसपेशियाँ अत्यन्त सुन्दर, सिर 

द के बाल गच्छे में पीछे गिर रहे हैं। घोड़े के पुट्टें पर ताराओं जैसा आभूषण, 

तथा उसके बाल पद्टित रूप में विभाजित । 

: पृष्ठभाग--मोढ़ा ऊँचा है, देवी प्रभामरडलयुक्त, पेर ऊपर उठाये, कमल-नाल्ल में पत्तियाँ, 

बाई ओर चिह्न, मुद्रालेख--अजितविक्रमः? कुछ अधूरा ( फ० ७, १२ )। 


दूसरा उपप्रकार 
( राजा घनुष लिये ) 
१. सोना, .८”, ११८.८ ग्रेल, बयाना-निधि, फ० १३, ८ 
पुरोभाग--घनुष का ऊपरी भाग घोड़े तथा राजा के सिर के मध्य दिखलाई पड़ता हैं। राजा 
प्रभामराडल-रहित । 
पृष्ठभाग--देवी प्रभामरडलयुक्व, सामने कुकी हुईं, बाई ओर चिह्,, लेख अस्पष्ट तथा अपघूरा 
(फ०७,१३)। . 


$. ब्रि० स्यू० के० फ० १०, ६-७ । 


चौथा अध्याय ले 


२, सोना, -७५”, १२१.८ ग्रेन, बयाना-निधि', फ० १४, ४ 
पुरोभाग - राजा प्रभामणडलयुक्त, टोपी पहने तथा दाहिने हाथ में धनुष, जो घोड़े के पुट्टे के ऊपर 
दिखिलाई पड़ता हैं। लेख एक बजे---परमः, ७ बजे से--घराजश्रीचद्धगुप्त' | 
प्रष्ठभाग--पषष्ठढभाग कुछ घिसा हुआ । देवी प्रभामरडलयुक्त ओर सामने बैठी है । देवी तथा 
लेख के मध्य एक लकीर | लेख-अजितविक्रमः', चिह्न साफ नहीं (फ० ७,१४)।. 
तीसरा उपग्रकार 
( राजा धनुष तथा तलवार के सहित" ) 
सोना, .«”, १२१.६ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० १३, १४ 
पुरोभाग--राजा प्रभामण्डलरहित, उसकी बाई ओर तलवार साफ चमक रही है, धनुष का ऊपरी 
अंश राजा तथा घोड़े के सिरों के मध्य दिखलाई पड़ता हैं। लेख एक बजे से 
परम भागवत” ; ५ बजे से--'महाराजाधिरजश्रीचन्द्रगुप्त! । ह 
प्रष्ठभाग--देवी प्रभामणडलयुक्क, कमलनाल में कलियाँ ओर  पत्तियाँ, बाई ओर चिह्न, मुद्रा- 
लेख -- अजितविक्रमः' ( फ+ ७, १५ ) | 


दूसरा वग 
दाहिने अश्वारोहो 


पहला उपग्रकार* 
( राजा अस्त्र-रहित ) 


(१) सोना, .<“, १९१.८ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० १४, १० 


पुरोभाग--राजा प्रभामणडल से रहित, दाहिने घोड़े पर सघार, लेख तीन बजे से कुछ अस्पष्ट 
..._'परमभागवत महाराधिराज श्री चन्द्रगुप्तःः ( 'प्तः! एक बजे )। 
पृष्ठभाग --देवी प्रभामएडल रहित, खिला कमल शअत्यन्त सुन्दर, कमलनाल में पत्तियाँ, बाई 
ओर चिह्न, लेख अजितविक्रमःः ( फ० ८५, १ )। 
(२) सोना, .,«“, १३१.४ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० १४, १३ 


पुरोभाग--राजा प्रभामएडल-रहित, घोड़ा पूरी सरपट चाल से चल रहा है, राजा कुछ सामने 
झुका हैं। लेख एक बजे से अधूरा--'परमभागवत महाराजाधिराज”, बाई ओर 
चन्धगुप्तः | 
प्रष्ठभाग--देवी प्रभामण्डल स्वत, टोपी पहने, चिह्न बायें, लेख अजितविक्रम:? (फ० ८,२)। 
4. श्रि० स्यु० के० जी० डी० फ० १०, ६-७ । 


२. वही फ० ९, १५ तथा १०, ६ ; न्थू० क्रा० १८८९ फ० २, ५ $ १९१० फ० १४; ४-४ ॥। 
३. श्रि० स्यू० के० फ० ९:१४ ; १०, ४-५, १३-३२। 


य्प शुप्तकालीन सुद्र ए्‌ 


सोना, ७४“, ११६-६ ग्रे न, बयाना निधि, फ० १४,८ 

पुरोभाग--घोढ़े के बाल पटियों के रूप में विभाजित, उसकी कर्लेंगी दिखलाई पड़ती है, राजा की 
टोपी के पीछे मोतियों की लड़ी, लेंख बारह बजे से परम भागवर्ता अन्य अक्षर 
धु घले । 

पृष्ठभाग--देवी प्रभामएडलसहित, दाहिने हाथ से मुद्राएँ बिंखर रहीं हैं, चिह्न अस्पष्ट, लेख 
अजितविकरम: ( फ० ८,३ )। 

४. सोना, ८५, तौल अज्ञात, ब्रि० म्यू० के०, फ० १०, ४ 

पुरोभाग--राजा प्रभामंडलरहित, बाल सिर पर अंथी के रूप में, सिर के पीछे अद्ध चन्द्र, 
लेख बारह बजे से, 'परमभागवत महाराजा?, ६ बजे से, श्री चन्द्रगुप्त:? कुछ अक्तर 
ऊपर से कटे हुए ; 7” बड़े आकार का। 

पृष्ठभाग--देवी प्रभामएडल सहित, पाश अस्पष्ट, कमलनाल छोटा, बाई' ओर चिह्न, लेख 
अजितविक्रमः ( फ० ८,७ )। 

दूसरा उपश्रकार 
( राजा धनुष के साथ ) 
सोना, ८", १२३-६ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कै०, फ० १०,६ 

पुरोभाग--राजा प्रभामंडलरहित, भुजबंध पहने, धोड़े की पूछ पर मोतियों या मणियों का 
आभूषण, धनुष का ऊपरी अंश दिखलाई पड़ता है धोड़े तथा राजा के मध्य, लेख 
सीमा से बाहर, दाहिने सात बजे से राजाश्रीचद्धगुप्तःः अधूरा लेख । 

पृष्ठभाग--देवी प्रभामंडलसहित, मोढ़े के पेर दिखलाई पड़ते हैं, चिह्न नहीं, लेख तथा 
देवी के बीच एक लकीर, 'अजितविक्रम: ( फ० ८,५ ) ! | 


( ह ) छत्र प्रकार 


द्वितीय चन्द्रगुप्त ने छ॒त्र प्रकार के नये सिक्क का समावेश किया था*। इस प्रकार 
के सिक्के विभिन्न आकार में पाये जाते हैं, जिनका व्यास ७५ से ८५” तक पाया 
जाता है। उनमें अधिकतर सिक्के तौल में १२१ ग्रेन हैं तथा कुछ १२४ ग्रेन के कुछ १२७ 


१ ज्ञू० ए० सो० ब्र० न्यू० सश्ि० प० ८७ प०७० ७। 

२ श्री टामस ने एक छुत्र प्रकार की मुद्रा को ज> ए० सो० १८९३ प० ९२ को प्रथम चन्दु- 
गुप्त का माना है; किन्तु उनका मत हमें मान्य नहीं है। यह सही है कि पुरोभाग पर राजा 
वेदी पर आहुति छोड रहा है, जो पिछले कुषाणों के सिक्के पर की श्राकृति की याद 
दिलाता है श्रौर जहाँ से प्रथम चंद्रगुघ्त ने डसका श्रनुकरण किया था। किंतु वेदी-हवन का 
दृश्य प्रथम कुमारगुप्त के खज्>घारी सिक्ते तक मिलता है। विक्रमादित्य का विरुद स्पष्ट बत- 
लाता है कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने छन् मुद्रा को निकाला था। उसके पितामद प्रथम चंद्रगुपत 
ने ऐसी उपाधि धारण नहीं की थी । 


छुडा अध्याय सर 


भ्रेन तक तौल में कोई भी नहीं पाया जाता । ब्रिडिश तथा कलकत्ता संग्रहालयों में ६ तथा 
लखनऊ संग्रहालय में केवल एक ही सिक्का सुरक्षित है। बयाना निधि में इस प्रकार के ५७ सिक्के 
मिले हैं। उनमें से ५ प्रथम बर्ग तथा ५९ द्वितीय वर्ग के हैं । 


पुरोभाग में राजा बाई' ओर देख रहा है तथा यज्ञवेदी पर आहुति डाल रहा है, 
जेसा समुद्रगुप्त के दराडघारी सिक्ष में हैं। राजा के बायें हाथ में ध्वजा या भाला नहीं 
है ; वह तलवार के मूठ पर स्थित है जो बाई' ओर लटक रही हैं। राजा कभी घोती पहने है 
( फ० ८,१,६ तथा १२ ) कभी पायजामा (फ? ६,७-८ ), कभी जाँघिया (फ० ८,१० )। 
उसका सिर कभी नंगा है ( फ० ८,१२,१४ ), कभी टोपी पहने है ( फ? ८,६ ) तथा कभी 
कलेंगी के साथ मुकुट धारण किये हैं (फ० ८,७ )। 

राजा के पीछे वामन नोकर खड़ा है जो राजा के सिर पर छुत्र धरे हुए है। यह 
संस्क्रत साहित्य में बोने नोकर की याद दिल्लाता है, जो राजद्रबार में विभिन्न कार्य करता 
'था। सिक्क पर का पुरुष वामन हैं। वह कोट पहने है ( फ० ८,२१० ) कभी जूता भी 
. ( फ० ८,६ ):। कभी-कभी वामन की आकृति स्त्री के समान दिखाई देती है, क्‍योंकि स्तन 
उन्नत दीखते हैं (फ? ८५, १२-१४ )। संस्कृत साहित्य में जहाँ राजसेवकों का वर्णन 
आता है उसमें स्त्री सेविका का उल्लेख भी मिलता है, जो छत्र या चँँवर लिये रहती थी । अमरा- 
वती की तक्षणकला में भी राजा के सनज्निध अनेक सेविकाएँ दीखती हैं । अतएव यह असम्भव 
नहीं है कि मुद्रा-निर्माताओं ने छ॒त्र धारण करनेवाले सेवक के स्थान पर कभी-कभी स्त्री को 
भी रखडाला हो। किन्तु यह मूर्ति इतनी छोटी है कि कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया 
जा सकता। कोई भी छुत्रधारी सेवक की आकृति वैसी निस्संशय स्त्रीवत्‌ नहीं है जेसी 
प्रथम कुमारगुप्त के खन्ननिहन्ता प्रकार के सिक्क पर दि्खिलाई पड़ती है । द 

कई स्थानों में बेदी पर आहुति छोड़ने के काय को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया 
है। उसमें समानान्तर पंक्षियों में कुएड में गिरते पुरोडाश दिखलाये गये हैं (फ० ८,७,१०)। 
एक स्थान पर वेदी से लपटठ दिखलाई पड़ रही हैं। कभी-कभी यज्ञवेदी शिवलिज्ञ की तरह 
प्रकट होती है ( फ० ८,८ )। किन्तु यह समानता आकस्मिक है । द 

पृष्ठभाग पर लक्दमी खड़ी हैं। दाहिने हाथ में पाश है, जो कभी पुष्पमाला या जप- 
माला की तरह मालूम पड़ता हैं (८,१३ )। बायें हाथ में लम्बे नालवाला कमल है ; 
पर एक सिक्क पर हाथ खाली नीचे लटक रहा है (फ० ८,९१२) । देवी विभिन्न अवस्था 
में दिखलाई गई है, जिसका वर्शन भिन्न उपप्रकारवाले सिक्कों के साथ किया जायगा। श्री अलन 
के सहश हम छतन्रप्रकार के सिक्कों को दो वग में बाँट सकते हैं। पहले वर्ग ( फ० ८,६ ) 
में पुरोभाग पर लेख गय में मिलते हैं--महाराजाधिराजश्रीचद्धगुप्तः । इस वर्ग के केवल 
सात सिक्के अभी तक मिले है। दूपरे वर्ग ( फ० ८,७-१४ ) में पुरोभाग का लेख छुंदोबद्ध 
है--ज्ञितिमवजित्य सुचरितेर्दिवम्‌ जयति विक्रमादित्य:? । इस वर्ग के सिक्के अधिक संख्या . 
में मिलते हैं। देवी की स्थिति के अनुसार दूसरे ब॒र्ग को कई उपप्रकारों में बाँदा जा 

१२ । द 





६७ गुप्तकालीन मुद्राएं 


सकता है। पहले उपप्रकार ( फ० ८,८) में देवी रूढ़गत कमल पर खड़ी हैं। स्मिथ के 
मतानुसार वह कोई विचिन्न राक्षस है ; किन्तु कुछ सिक्कों पर वह पदार्थ कमल-सा प्रतीत होता 
है (फ० ८,६ )। दूसरे उपप्रकार (फ०'८,६-१०) में देवी छोटी स्ट्रल पर खड़ी है। एक 
सिक्के पर वह दाहिना पेर उठाती हुई दिखलाई पढ़ती हैं। सम्मवतः वह नीचे की ओर 
उतरना चाहती है ( फ० 5,१० )। इस तरह का सिक्का दुष्प्राप्प है। तीसरे उपप्रकार 
( फ० ८,११-१२ ) में देवी तीन-चोथाईं भाग बाई ओर चटाई पर खड़ी हैं। चोथे उपप्रकार 
में वह बाई' तरफ चल रही है। पेर की स्थिति दोनों में एक-सी हैं। किंतु उनके नीचे 
चटाई होने के कारण एक उपप्रकार में उसे खड़ी मानते हैं, और बह न होने के कारण दूसरे 
उपप्रकार में चलनेवाली। जिन सिक्कों पर पूरे पेर इष्टिगोचर नहीं हूँ वहाँ यह कहना 
कठिन है कि देवी खड़ी है या चल रही है ( फ० ८, १४ )। पाँचव्वें उपप्रकार (८० ४,१५४) 
के दो सिक्‍के मिले हैं, जिनसे प्रकट होता हैं कि देवी बाई' ओर दौड़ रही है। पेर तथा हाथ 
के भाव चलने की अपेत्ता दोड़ना व्यक्त करते हैं । 
इन सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित हैं । 


पहला वर 
.. ( लेख गद्य में ). 


. पुरोभाग--राजा प्रभामण्डलयुक्त, बाई' ओर खड़ा, बेदी पर दाहिने हाथ से पुरोडाश छालते हुए; 
बायाँ हाथ तलवार पर, पीछे एक बोना शाही छत्र धारण किये, वतु लाकार सुद्रा- 
लेख एक बजे आरम्भ--महाराजाधिराजश्री चन्द्रगुप्तःः ( राजराजा चन्द्रगुप्त )। 
प्रष्ठणछाग--बिंदुविभूषित बतु ल में लक्ष्मी प्रभामंडल सहित, तीन-चौथाई बाई” ओर खड़ी, 
दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल, बायें चिह्न, लेख- विक्रमादित्य? । 


: दूसरा वर्ग 


 पुरोभाग--पूर्ववत्‌, बतु लाकार सुद्रालेख, 'ज्षितिमवजित्य सुचरितैदिव॑ जयति विक्रमादित्य: 
राज! विक्रमादित्य संसार को जीतकर पुण्य कर्मो' द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करता है । 
उपगीति छंद । 


प्रष्ठभाग- लक्ष्मी प्रभामंडल सहित, कभी खड़ी, कभी चलती, कभी दौड़ती दाहिने हाथ में 


पाश तथा साधारणतया बायें में कमल, अधिकतर बाई” ओर चिह्न, लेख--- 
विकमादित्य * । ह 





१. ब्रि० मुयू० क० फ० ८,१; इ० मूयू० के० फ० १६,१ ! 
२ कुछ स्थान में दूसरा अक्षर क्र के बदले क | 


छुठी अध्याय द श्१ 
फलकस्थित सिककों का वर्णन 
पहला वग 
(१ ) सोना, 2५", ११ «-७ ग्रोन, बयाना निधि, फ० १५.६ 
पुरोभाग--राजा बाई' ओर खड़ा है, बेदी पर छुछ डाल रहा है, जिससे दो लपर्ें निकल 


रही हैं। सिर पर कलेंगी, लेख एक बजे से, महाराजा”, दाहिनी ओर, “श्री- 
चन्द्रगुप्त, अस्पष्ट । | 


पृष्ठभाग--तीन-चोथाई बाई ओर देवी खड़ी है। कमल का आसन साफ प्रकट होता है, 
बायें हाथ का कमलनाल टठेढ़ा मालूम पड़ता है ( फ० ८,६ )। 


दूसरा वग 
[ छंदोबद्ध लेख | 
पहला उपप्रकार 
_ ( देवी सम्मुख खड़ी है ) 
( ३ ) सोना, .«५, १२००४ ग्रेन, बयाना निधि, फ० १५,७ छ् 
पुरोभाग--राजा कलेँगीदार मुकुट पहने, हाथ से बारह पुरोडाश वेदी पर गिर रहे हैं, पीछे 


बामन जूता पहने है, एक बजें से लेख-'क्षितिमवजित्य सुचरितैःः । अक्षर-मात्राएँ 
प्रायः सब स्पष्ट । 


पृष्ठभाग-- देवी सामने खड़ी है, उसका कमलासन बेढब, दोनों हाथ फैलाये, लेख घिकरमादित्य? 
(फ० 5,७ ) | जी 
दूसरा उपप्रकार 
( देवी एक छोटी स्ट्ूल पर खड़ी ).. 
(३ ) सोना, .«”, तौल अज्ञात, ब्रि० म्यू० कै०, फ० ८, ४ का 
परोभाग--राजा की लम्बी आकृति, बेदी अर्धासहित शिवल्लिन्ष की तरह, लेख-'ज्षितिमवजि द 
त्य खुचरित' 
प्रष्ठभाग--पूर्ववत्‌, लेख विक्रमादित्य! ( फ० ८८ )। 
( ४ ) सोना, ,<, ११२ ग्र न, बयाना निधि, फ० १५, १३ 
पुरोभाग--पूर्षवत्‌, राजा चिपकी टोपी पहने, मोतियों की लड़ी पीछे लटकी, लेख-जितिमव'.। 
पृष्ठभाग--देवी छोठ़ी स्ट्टूल पर तीन-चौथाई बाई' ओर, लेख विकमादित्य” ( फ० ८,६ ) । 


् *॑ गप्तकालीन मुद्राएँ 


( ५ ) सोना, .«”, १२० ग्रेन, ज० न्यू० सो० इं० १६४६, फ० ३,८ 
पुरोभाग- राजा का सिर अनाइत; छोटी बाँह का कोट ओर जाँविया पहने हूं । पुरोडाश दो 
समानान्‍्तर पंक्षियों में बेदी पर गिर रहे हैं। वामन भी कोट ओर जँंबिया पहने 
है। छुत्र मुद्रा सीमा के बाहर अतएव अदृश्य । 
प्रष्ठभाग--पूर्ववत्‌, वह दाहिना पैर उठा रही है, स्यात देवी नीचे उतरना चाहती हे। 
चिह्न अनुत्कीर्ण, लेख अस्पष्ट (फ० ८,१० )। 
तीसरा डउपप्रकार 
( देवी चटाई पर खड़ी है ) 
(६ ) सोना, .«८”, ११६.७ ग्रे न, बयाना निधि, फ० १५, १४ 
पुरोभाग--राजा का सिर अनाबत ओर शरीरोध्य भाग भी, हाथ से बेदी पर गिरती बस्तु 
अस्पष्ट, वामन अलंकृत कमरबंध पहने, छत्र सीमा से बाहर, लेख सात बजे से, 
“विजित्य विकमादित्य? 
प्रश्चमणाग-- देवी चटाई पर खड़ी ; किंतु तुरंत चलनेवाली है। तीन-चोथाई बाई” ओर, उसका 
शरीर सुन्दर है तथा हाथ का कमल पूरा खिला हुआ है। लेख---“विक्कमादित्य 
( नोट-क के स्थान पर संयुक्त क्र (फ० ८,१९१ )। 
( ७ ) सोना, .७४/, १२० ग्रेन, ब्रि० म्यू० कै०, फ० ८,१० 
पुरोभाग--लेख-क्षितवि” 
प्रशभाग--पूर्ववत्‌ , देवी का बायाँ हाथ खाल्ली लटक रहा है, चिह् नहीं या भ्स्पष्ट, लेख, 
“'घिक्रमादित्य!/ ( फ२ ८५,१२ ) । 
चौथा उपप्रकार 
( देवी बायें चल रही है ) 
( ८ ) सोना, .७४”, १२० ग्रंन, बयाना निधि, फ० १५,१४ 
पुरोभाग-पूवंबत्‌, राजा का शरीरोध्यं भाग तथा पिर अनावृत्त, लेख एक बजे से “कितिमच- 
जित्य', आठ बज से--'भादित्य! 
प्रष्ठछभाग-- देवी की अत्यन्त सुन्दर आकृति, उसका बेता ही सुन्दर मुरेठा, दाहिने हाथ में पाश है 
या उससे वह मुद्रा बिखेर रही है, यह कहना कठिन; लेख “विक्रमादित्य! (८,१ ३)। 
( ६ ) सोना, .७५”, १२२,१ ग्र न, बयाना निधि, फ० १६,५ 
पुरोभाग--पूवेबत्‌, राजा का सिर अनाद्त, भुजबंध पहने, बामन उसके बायें हाथ को सम्भाल 
रहा है; छत्र सीमा के बाहर, लेख अधूरा तथा अंस्पष्ट, वामन के सिर पर 'त्य 
क्‍ अक्तर का अधोभाग । 
पृष्ठभाग--- देवी के बाल सिर पर गॉँठ में बंधे हैं, चलते हुए बायाँ पैर उठा रही है, लेख- 
है अस्पष्ट 'मादित्य' ( फ० ८,१४ )। 


छुटा अध्याय श्र 


पाँचवाँ उपप्रकार 
( देवी बाई' ओर दौड़ रही है ) 
( १० ) सोना, .७८", ११८-८ ग्रेन, बयाना निधि, फ० १६, 


पुरोभाग--राजा के हाथ से पुरोडाश गिरता दिखलाई पड़ रहा है, वामन हार पहने है, 
उसके पेर की विशिष्ट स्थिति, लेख एक बजे से, 'ज्ञतमवजित्य! अधूरा । 

प्रष्ठणाग--बाई' ओर देवी दौड़ रही है जो उसके हार्थों की स्थिति से स्पष्ट प्रकट होता हैं, 
लेख 'विक्रमदः ( फ० ८,९१४ )। 


 पयझ्ड प्रकार 


परयड प्रकार के सिक्के -८” से -८५” तक आकार में भिन्न मिलते हैं। उनकी तौल 
१२१ ग्रन है; किन्तु ब्रिटिश-संग्रहालय का एक सिक्का ११४-७ ग्रेन तोल के बराबर है । 
सम्भवतः यह घिसा सिक्का हैं। इस प्रकार के सिक्के अत्यन्त दहुष्प्राप्य हैं। ब्रिटिश, बम्बई, 
कलकत्ता तथा लखनऊ के संग्रहालयों में एक-एक सिक्का है; परन्तु बयाना निधि में ऐसे तीन 
सिक्क मिले हैं । 

इस प्रकार के सिक्के में राजा पर्यक् पर बैठा है। उसका शरीरोध्च भाग अनावृत है और 
दाहिने हाथ में पुष्प, बायाँ हाथ आसन पर रखा हुआ हैं। प्रष्ठभाग में देवी सिंहासन पर बैठी 
दिखलाई गई हूँ ; पर कभी मोढ़े पर भी बेठी है । 

इस प्रकार में समुद्रगुप्त के वीणा प्रदार के सिक्के का अनुकरण किया गया हैं । दोनों सिक्कों 
पर राजा अनाइत अर्थ शरीर लिये पर्यक्ठ पर बैठा है। समुद्रगृप्त तो वीणा बजा रहा है ; किन्तु 
चन्द्रगुप्त शायद्‌ पिता जैसे संगीतज्ञ नहीं थे, इस कारण वीणा बजाते हुए नहीं दिखलाये गये हैं । 
एक उपप्रकार में (फ० ६,४ ) देवी छोटी चौकी पर बैठी है जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर । 
. अन्य सिक्कों ( फ० ६, १-७ ) पर वह सिंहासन पर ठीक उसी ढंग से बैठी है, जिस ढंग से 
इस राजा के धनुर्धारी प्रकार के पहले वर्ग के सिक्कों पर। चूँकि पहले प्राप्त की गई मुद्रा 
पर €” अक्षर पूर्वी शैली का था, इसलिए यह सुझाव रखा गया कि यह प्रकार पाटलिपुत्र 
में प्रचलित किया गया ओर वह भी शासन काल के शुरू में, क्योंकि पृष्ठभाग की देवी 
धनुर्धारी प्रकार के पहले वर्ग से मिलती-जुलती हैं। किन्तु पीछे पश्चिमी शैली के “म” 
ओर 'ह” अक्तरपाले सिक्के भी इस प्रकार में मिले हैं । अतः अभी यह मानना संभव नहीं है 
: कि इस प्रकार के सिक पाठलिपुत्र से ही राज्यारोहण के समय निकाले गये थे । 


पुरोभाग पर लेख गद्य में है। घह 'देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचद्धगुप्तस्य' या 
विक्रमादित्यस्य/ अथवा परमभागवतमहाराजांधिराजश्रीचन्धरगुप्ः हैं। एक सिक्के पर 
चारपाई के नीचे एक अधिक लेख “रूपाकृती? लिखा मिलता है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट 
रूप से ज्ञात नहीं है। अंतिम अज्ञर 'ती? है, इसलिए यह 'रूपाकृतिः” नहीं पढ़ा जा सकंता 
जिसका अर्थ है सिक्के पर राजा की भाकृति! ( रूपे आकृति: ) अथवा राजा का सुन्द्र चित्र 


हड गप्तकालीन मुदाएँ 


(हपयुक्का आह्ृतिः) । संस्कृत साहित्य में रूप शब्द से नाटक का भी बोध होता है + यदि सुद्रालेख 
#पकृती” होता तो उससे स्पष्ट अर्थ निकलता कि बह व्यक्कि जो नाठक लिखने में कुशल हैं । 
चन्द्गुप्त संस्क्ृत साहित्य का संरक्षक था। सम्भवतः वह स्वयं नाठककार भी था। किन्तु 
मुद्रालेख रुपझृती”! की अपेक्षा 'रूपाकृती” होने से यह अनुमान ठोस नहीं प्रतीत होता । यह 
भी हो सकता है कि पा? की आ मात्रा उससे अलग है, किन्तु जेसी होनी चाहिए; वेसी 
नहीं है। इसलिए यह भी प्रस्ताव रखा जा सकता है कि 'पा? की आ? मात्रा का केवल 
आभास इस दोष से उत्पन्न होता है, वास्तव में अक्षर 'प? ही है। मूल मुद्रालेख “रूपकृती' 
ही होगा। यदि वैसा ही हो तो 'हूपझृती' का अर्थ “नाटक रचना में कुशल”; यह चन्द्रगुप्त का 


वर्शोन होगा । "3 


मुद्रालेख क्री समस्या का सुकाव उसी समय होगा जब अधिक स्पष्ट श्रक्तरों के नये 
सिंक खोज में निकलेंगे । द 


इस प्रकार के पहले उपप्रकार (फ० ६,१) में वतु लाकार लेख आठ बजे आरम्भ होता 
है--'देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्धगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य' । इसी सिक्के पर रूपाकृतीवाला 
लेख पर्यक् के नीचे पाया जाता है। प्रष्ठभाग पर देवी सिंहासन पर बैठी है। बायें हाथ में 
कमल हैं तथा दाहिना खाली है। मुद्रालेख 'श्रीविक्रम/ बाई' ओर लिखा है, जहाँ चिद्द भी 
पाया जाता है।.._ क्‍ 


: दूसरे उपप्रकार में ( फ० ६,२) 'रूपाकृती? वाला अंश नही मिलता तथा वतु लाकार 
लेख भी संतज्षिप हो गया है 'देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्धगुप्तःः। प्रष्ठभाग पूर्ववत्‌ पाया 
जाता दै ; पर लेख दाहिनी ओर है । 


तीसरे उपम्रकार ( फ२ 8,३ ) में पहले की तरह मुद्रा-लेख नहीं पाया जाता तथा 
दूसरे की तरह उसके प्रृष्ठभाग का मुद्रालेख दाहिनी ओर नहीं, बाई ओर है। 


चौथा उपप्रकार ( फ० ६,४ ) तीसरे के समान है। पुरोभाग पूर्षचत्‌ है; किन्तु 
प्रष्ठभाग पर देवी का दाहिना हाथ खाली नहीं है। वह पाश लिये हैं तथा लेख दाहिने है । 

. पाँचवा उपप्रकार (फ० ६,५ ) में राजा तीन-चौथाई भाग बाई' ओर बैठा है। 
उसका बायाँ हाथ चारपाई पर रखा है और दाहिने द्वाथ से किसी देवता को पुष्प सेंट कर 
रहा है, जो अधूरी तरह दिखाया गया है ; पर वह स्पष्ट है। चारपाई के नीचे पिकदानी 
रखी हुई है। एक बजे से वतु लाकार सुद्रालेख अधूरा, 'परमभागवतमहा” पढ़ा जा सकता है, 
-वह स्वाभाविक ही “राजाधिराजच्यगुप्त” से पूरा करना प़ंगा। पृष्टभाग पर देशी 
पीठ रहित चारपाई. पर बेठी है जो. तिपाई के सहश है । . बायाँ हाथ खाली, दाहिने में लम्बे 


कमल नालयुक्क कंली है। चिह् अज्ञात, लेख “विकमादित्य:? । 
८: :अत्येक उपग्रकार.में केबल एक-एक सिक्का उपलब्ध है। . 


छुठा अध्याय... ] 
फलकस्थित सिक्कों का विवरण 


पहला उअपप्रकार 
. ( रूपाकृती? लेख के साथ ) 
(१) सोना, ८”, ११८ ग्रेन, ईं० म्यू० कै० १ फ० १५,१० 
पुरोभाग--राजा छोटी घोती तथा आभूषण पहने पीठवाली चारपाई पर सम्मुख 
बठा हैं | दाहिने हाथ में कमल, बायाँ हाथ चारपाई पर रंखा हुआ है । सात 
बजे से लेख आरम्भ ददिवश्रीमहाराजाघिराज श्री च?ः दाहिने अधूरा अक्षर 
न्गुप्त स्थ ( विकमादित्यस्य )! ( राजा का वह सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ) 
चारपाई के नीचे रूपाकृती ( सफल नाटककार या सुन्दर आकृति )। 
पृष्ठभाग--देवी सिंहासन पर बेठी, कमलासन पर पैर, दाहिना हाथ खाली, बायें हाथ में कमल, 
लेख-श्रीविक्रम:” चिह्न इसके ऊपर ( फ० ६,१ ) । 


दूसरा उपप्रकार 
. ( पूर्षबत, किंतु 'रूपाकझृती' लेख रहित ) 
( ३ ) सोना, .«”, ११४.७ ग्र न, ब्रि. म्यू० के०, फ० ६, क्‍ 
पुरोभाग- पहले के सहश,वठ लाकार लेख में अंतिम शब्द “विक्रमादित्यस्य” का अभाव; ८ बजे 
से आरम्भ, अत्तर बढ़ तथा स्पष्ट, कुछ स्थानों पर कठे हुए, चार बजे “चन्द्रगुप्तस्य', 
चारपाई के नीचे “प्तस्य', फूल भद्दे तरीके से खुदा, स्मिथ ने गलती से इसे 
तरकस माना हूं । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, लेख 'श्रीविकम दाहिनी ओर ( फ० ६,२ ) । 
तीसरा उपप्रकार 
_( दूसरे की तरह, किन्तु प्रृष्ठभाग का लेख बायें ) 
(३ ) सोना, .«“, ११.६ ग्रे न, बयाना निधि, फ० १०,१९२ ग 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, शरीर सुन्दर मॉँगपेशियाँयुक्क, फूल स्पष्ट, लेख आठ बजे से अधूरा, बाई 
ओर के अच्चर कटे हुए, प्रथम शब्द 'देव श्री! की जगह शायद्‌ महाराज! था। 
६ बजे 'राजाधिराज', दाहिने “श्री चन्द्रगुप्तस्य. ” स्पष्ठ लिखा हुआ । द 
प्रष्ठमभाग-- दूसरे उपप्रकार के समान, लेख “श्रीविक्रम” दाहिने, बायें नहीं ( फ०? ६,३ )। 
द क्‍ चोथा उपप्रकार 
[ देवी के दाहिने हाथ में पाश ] 
(४ ) सोना, -«“, ११६.४ ग्रे न, बयाना निधि, फ० १७,१३ 
पुरोभाग--पूर्षबत, लेख सात बजे 'देवश्रीमहा”, दो बजे ' घिराज ”, अधुरा। 


श्द् गुप्तकालीन मुद्राए.. | 
पृष्ठभाग--देवी पूर्ववत, दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल, दोनों हाथ कुक हैं, बायें 
चिह्न, दाहिने लेख श्रीविक्रम ( फ० ६,४ )। 
पाँचवाँ उपप्रकार 
[ लेख परमभागवत” के साथ ] 
(५) सोना, .<”, ११८.४ भ्रे न, बयाना-निधि, फ० १०,११ 
पुरोभाग--राजा तीन-चौथाई चारपाई पर बाय बैठा, चारपाई की पीठ में मोती या मणि 
जड़े, चारो. पैर स्पष्ट, बाये हाथ पर्यक्न की पीठ पर, दाहिने में लम्बे नाल तथा 
कलौयुक्त कमल, जो वह किसी देवता को भेट कर रहा है; देवता की आकृति 
अधूरी । चारपाई के नीचे पिकदानी, लेख एक बजे * परमभागवतमह । 
प्रष्ठभाग - देवी कमल से ढेंके सिंहासन पर बैठी है, तिपाई के संदश पयकू के नीचे चार 
कोनेवाली वस्तु जिसे नहीं पहचाना जा सकता है, दाहिने हाथ में लम्बे नालयुक् 
कमल, बायाँ नीचे लटकता हुआ, चिह्न अज्ञात, लेख “विक्रमादित्य”; क्रो तथा त्या 
अ्तर ऐसे लकीर में हो गये हैं कि वे देवी को लेख से प्रथक्‌ करते हैं । फ० ६,५ 


. ( के) पयह्ू स्थित राजा-रानी प्रकार 


अयोध्या से २५ मील दूर बदोौली नामक स्थान पर बॉइस महोदय ने एक अपूर्व सिक्का 
खरीदा, जिससे यह प्रकार पहले-पहल विदित हुआ। यह सिक्का एक साधारण व्यक्षि से 
खरीदा गया था, जिसका दाम धातु के मूल्य के बराबर था। अतः इसमें जालसाजी की बात 
सम्भव नहीं हैं। इसकी बनाबठ भद्दी हैं; किन्तु द्वितीय चन्द्रगुप्त के निस्संशय बनाये 
. हुए सिक्कों में भी कभी-कभी कला-हीनता दिखलाई पड़ती है। शायद यही सिक्का श्री हँमिलटन 
के संग्रह में वतमान हैं। इस सिक्के का चित्र एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की रिपोर्ट में छुपा है 


६ दैमिलटन ने १३०८-१६५० को स॒झे कराची से खिखाथा कि वह सिक्का हिन्दुस्तान के 
बेक में सुहरबन्द होने के कारण मुझे परीक्षा के लिए नहीं भेजा जा सकता। 
हु गलण्ड में उन्होंने इस सिक्के को श्री श्रेल्लनन को दिखाया था। उन्होंने श्री हंमिलटन को 
: इसके बारे.में लिखा--इस सिक्‍के को देखकर में आश्चयंचकित हो गया हूँ । “श्री विक्रम” लेख से 
सिक्का द्वितीय चन्द्रग घ का प्रक. होता है तथाएं यह निश्चित नहीं है। बायें हाथ के नीचे 
चन्द्र! है अथवा कुछ दूसरा लेख, यह निश्चित नहीं है, जिसके कारण सिक्का चन्द्रगप्त का 
'ही था, यह नहीं कहा जा सकता । पृष्ठभाग की लिखावट साफ है किंतु वह कमजोर है। 
पुरोभाग के लेख का कोई तात्यय नहीं सालूम पढ़ता | स्मिथ का कथन है कि “थ' अक्षर, जो शून्य 
के झ्ाकार का इस समय हुआ था, वह वास्तव में संक्षेप का चिह्न है ; किंतु इस तरह का दूसरां 
उदाहरण नहीं उपलब्ध हुआ है। दूसरे मुद्रालेखों की तरह यहाँ का लेख दिखलाई नहीं देता । 
द्वितीय चन्द्ग प्त॒ का सिर प्रायः अनाबृत घुंघराले केश से श्रावृत है । परन्तु यहाँ वढ़ पगडी 
रखता दे जसा कि चन्द्‌गप्त कुमारदेवी” सिक्के पर दिखलाई देती है। किंतु केवल इसी 
कारण से इस सिक्के को समुद्गगुप्त काया चल्तरग घर का मानना कहिन है। 


छुठा अध्याय ९७ 


वह स्पष्ट नहीं है ओर यहाँ ( फ० ६,६ ) उसका फोटो दिया जा रहा हैं। मालूम पड़ता 
हैं कि टप्पा लगाते समय सिक्का हिलने के कारण बह उसपर दोबारा लगाया गया, जिसके कारण 
मुद्रालेख के बहुत से अच्वर एक दूसरे के ऊपर आ गये हैं, अतएव वे अस्पष्ट हैं। हनेले 
ने बाई' ओर का लेख “ परभग * पढ़ा हैं जो आठ बजे आरम्स होता हैं। पर अन्नर स्पष्ट 
है, उसके बाद एक शुज्याकार वतुल दिखलाई पड़त! है। उसके बाद “ म ? और उसके पश्चात्‌ 
एक बड़ा बतु ल है । इसके बाद 'भग” अक्षर आते हैं और फिर एक वतु ल । हर्नले का कथन हैं 
कि “भर शब्द के बाद का शूज्य (बतु ल) यह प्रकट करता है कि वह “भागवत! का संक्षेप है। 
हमारे मत में मुद्रालेख के आरंभ का शुज््य निरर्थक-सा मालूम पड़ता है । बाई' ओर के अक्तरों 
में * प ” प्रायः सीमा के बाहर हैं ; 'र' का स्वहूप “€? या “जय ! के समान भी ज्ञात होता है । 
“ मे ? अक्नर स्पष्ट हैं। * भ? सम्भवतः वतमान है ; किन्तु “ ग ! की स्थिति संदेहात्मक है । 
दाहिनी ओर का लेख ्रवीरगुप्त:” ऐसा हनेले ने पढ़ा है; किंतु फलक के देखने से यह सुद्रालेख 
संदेहात्मक हो जाता है। “व” “चर! के समान ज्ञात होता है, तथा २? द्ध! के 
समान । पहला अक्षर शायद 'श्री' होगा। इस प्रकार दाहिनी ओर का लेख प्रवीरणुप्त:,” की 
अपेतज्षा श्रीचद्धगुप्त” था, ऐसा प्रतीत होता है। यह प्रंवीरमुप्त/ मुद्रालेख प्रयोजन- 
शल्य तथा असम्भव प्रतीत होता है। 


बाँह के नीचे का लेख “चन्द्र” स्पष्ट पढ़ा जाता है। केवल टप्पे कौ गलती से दो “च” 
दिखलाई पड़ते हैं। प्रष्ठभाग पर श्रीविक्रम:” निश्चित रूप से लिखा है। इस कारण 
सिक्के का द्वितीय चन्द्रगुप्त से संबंध स्थिर किया जाता है, जिसने सर्वप्रथम इस उपाधि 
को धारण किया था। अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह ज्ञात हो कि उसके 
पितामह प्रथम चन्द्रगुप्त ने यह विरुद धारण किया था। इस कारण हनेले का मत मान्य होना 
मुश्किल है कि इस सिक्‍के को गुप्त सम्राज्य के प्रतिष्ठापक चन्धगुप्त ने चलाया था। उस सिक्के 
की हलकी तौल ११२.५ प्र न तो हनले के मत को कुछ अंश में पुष्ठ करती हैं; परन्तु यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि बयानानिधि से द्वितीय चन्द्रगुप्त के अनेक सिक्‍क्रे ११२ ग्रेन से भी _ 
कम तौल के मिले हैं। अतएव ११२.५ ग्रेन की तौल के कारण द्वितीय चम्द्रगुप्त से इस 


सिक्‍के का सम्बन्ध स्थिर करना असम्भव नहीं । 


परछु सिक्के की तरह यह मुद्रा भी दुष्प्राप्य हैं। केवल एक ही मुद्रा मिली हैं '* । 
सम्भव॒तः यह पयंझ प्रकार के साथ-साथ अथवा कुछ पीछे निकाला गया होगा । हनेले का मत 
हैं कि यह राजा के सुरापान का दृश्य प्रकट करता हैं। राजा के हाथ की वस्तु जिसे 
वह रानी को दे रहा है, किसी प्रकार के पात्र या प्याला से समता नहीं रखती। राजा के 


ह0७- 


व्यक्तिगत जीवन की घटना को इस रूप में सिक्के पर, प्रदर्शित करना हिन्दू रिवाज के प्रतिकूल 


१, मेंने सुना था कि लखनऊ के एक सेठी के पास इस प्रकार का दूसरा सिक्का है, किन्तु 
वहाँ उसे देखने में में असफल रहा। का 
१३ 


श्द गुप्कालीन मदाएं ० 


हैं। इस वस्तु में लंबाकार पतली सी मुद्ठी हैं जिसका सिरा गोल है। सम्भवतः वह सिन्दूर- 
दानी या अन्य कोई आभूषरा हैं । 


राजारानी प्रकार (पयज्ग पर ) 


. १ सोना, “८४५, ११२४ ग्रे न, प्रो० ए० सो० बं० १८८८, फ० ६ 
पुरोभाग--प्रभामरडलयुक् राजा, लम्बा कोट तथा पायजामा पहले, बायें खड़ा, बेदी पर आहुति 
डालता, दाहिने हाथ में दराड, जैसा समुद्र के ध्वजधारी सिक्के पर, गरुइध्वज 
. पीछे, बायें हाथ के नीचे चन्द्र, वतु लाकार लेख आठ बजे आरम्भ- परम *'“भग**' 
श्री चन्द्रगुप्त! । | 
प्रष्ठभाग--प्रभामंडलयुक्त राजारानी पर्यक्न पर बैठे, आमने-सामने देख रहे हैं, राजा का दाहिना 
पैर ऊपर उठा हैं तथा बायाँ नीचे लटक रहा हैं। रानी चारपाई की बाई' ओर 
बेठी है जिसका दाहिना पैर लटक रहा है, दाहिना हाथ पर्यज्ञ पर रखा है जिसपर 
सारा शरीर अवलम्बित है। बायाँ हाथ कमर पर रखा है तथा केहुनी ऊपर की 
ओर हैं। राजा घुटने तक धोती, रानी चोली तथा साड़ी पहने, दोनों दस्तबंद, 
कर्याफूल (कुरडल), सिर का आभूषण, हार पहने हैं; रानी पायल अधिक पहने हे, 
राजा रानी को कोई गोल बस्तु दे रहा है जेसे कोई आभूषण हो, अड्धचन्द्र दोनों 
. के मध्य में, लेख रानी के पीछे किनारे पर, श्री विश, राजा के पीछे क्रम: । 


..._ (ओआ) ध्वजघारी प्रकार 

... द्वितीय चन्द्रगुप्त का. ध्वजधारी प्रकार केवल एक सिक्का से ज्ञात हुआ है, जो काशी 

...- विश्वविद्यालय के कला-भवंन में सुग्रहीत रखा हुआ है । उसका वर्णन निम्नलिखित हैं। 

...._ सोना, “«", अज्ञात तौल, ज० न्यू० सो० इं० १६४७, फ० ७३ 
. पुरोभाग--प्रभामंडलयुक्त राजा बाई' ओर खड़ा, कोट, पायंजामा, कुराडल, हार धारण किये,बायें 
....... हाथ में राजदसड या फीतदार ध्वज, सामने वेदी पर दाहिने हाथ से आहुति डाल 
. रहा हैं, वेदी के पीछे गरुडध्वज, राजा के बायें हाथ के नीचे “चन्द्रगुप्त! लम्बवत्‌ _ 
लिखा हैं। वतु लाकार लेख एंक बजे आरम्भ, वसुधा विजित्य जयत त्रदव प्थ- 
. वस्व॒र:” जो 'वसुधा विजित्य जयति त्रिदिवं प्रथिवीश्वर: (पुरायेः)' के बदले में अंकित 
 है। संसार को जीतकर, प्रथ्वी का स्वामी पुरय कर्मो' से स्वर्ग की प्राप्ति करता 
-... है! उपगीति छंद । | द द 

. प्रष्ठभाग--प्रभामंडलसहित देवी, सिंहासन पर बेठी सम्मुख देखती, दाहिने हाथ में पाश तथा 
. बायें में कॉनु कोपिया, जो जंघे पर स्थित है, दाहिनी ओर लेख--“परमभागवत”: 
..._चिहको हथोड़े से चिपटा। कर दिया गया है, ऊपरी भाग में हथौड़े का जि 
.... सिक्के को कैंची से भी काटा गया है जो दो बजे से लेकर बौच तक लम्बा फैला है । ह 


$ 


छठे अध्याय क्‍ && 


श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ने इस सिक्के को प्रकाशित करते हुए द्वितीय चन्द्रगुप्त का सिक्का 
माना हैं। पीछे डॉ० छात्रा ने यह उमाव रखा है कि इसे प्रथम चन्द्रगुप्त का सिक्का मानना 
चाहिए । उनके सुख्य प्रमाण निम्नलिखित हैं--- 


(१) पुरोसाग अथवा प्ृष्ठभाग पर 'विक्रम' विरुद अंकित नहीं है । 


(२) द्वितीय चन्द्रगुप्त ने ध्वजधारी प्रकार का सिक्का तैयार नहीं किया था। बह प्रकार 
समुद्रगुप्त के बाद समाप्त हो गया । अतएवं यह मानना उचित होगा कि प्रथम 
 चन्द्रगुप्त ने इस प्रकार की सुद्रा निकाली थी । 


(३) सम्मवतः प्रथम चन्द्रगुप्त ने कुमारदेवी की ऋत्यु के पश्चात्‌ इस प्रकार का सिक्का 
तेयार कराया हो । रानी की झरत्यु के पश्चात्‌ उसे सिक्‍के पर अंकित करना जब 
निष्प्रयोजन हुआ तब नया प्रकार शुरू करना आवश्यक-सा हुआ | 


(४) सभी गुप्त राजा बैष्णव थे, अतएवं यह असम्भव नहीं कि प्रथम चम्द्रगुप्त ने भी परम- 
भागवत की उपाधि धारण की हो । समुद्रगुप्त के गया तथा नालंदा-लेख में उसको भी 
परमभागवत उपाधि दी गई है, इसलिए यह अधिक सम्भव है कि उसके पिता ने भी 
बेसा पिरुद धारण किया हो * । 


किंतु उपरिलिखित प्रमाण युक्षितंगत नहीं प्रतीत होते । पहले के उत्तर में यह कहा जा. 
सकता हैं कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के सब प्रकार के सब सिक्कों पर पुरोभाग अथवा प्रृष्ठभाग पर 
विक्रम की उपाधि नहीं अंकित की गई है। धनुर्धारी प्रकार के एक उपप्रकार पर वह 
अवियमान है, देखिए ए० ६६ फ० ४, ७; सिंह-निहन्ता में भी एक उपप्रकार हैं जिसके पृष्ठलेख 
में सिंह चन्द्र! है न कि सिंहविक्रम; देखिए प्र० <२ फ० ६, 8-७ । 


दूसरे प्रमाण के उत्तर में यह कहा जा सकता हैं कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के पर्यक्ष पर 
राजा-रानी प्रकार में राजा के हाथ में दराड व्या ध्वज दिखाया गया हैं। अतएव यह नहीं 
कह सकते कि राजा ने सवंथा ध्वजधारी प्रकार का त्याग कर दिया था। 


तीसरे तथा चोथे प्रमाण यह सूचित कर सकते हैं कि इस सिक्के को प्रथम चबन्द्रगुप्त 

ने निकाला होगा। सम्भव है कि प्रथम चन्द्रगुप्त भी वेष्णाव हुए होंगे और इसलिए उन्होंने 
गी परमभागवत का विरुद धारण किया हो। ध्वजघारी प्रकारं पिछले कृषाण समय से ही 

. मुद्रा-शास्त्र की परम्परा में इतना प्रिय था कि समुद्रगुप्त के काल में इसे प्रधानता मिल गई। 
यदि मान लिया जाय कि कुमारदेवी चन्द्रगुप्त से पहले मर गई, तो यह सम्भव हो सकता है 

कि प्रथम चन्द्रगुप्त ने ध्वजधारी प्रकार के कुछ सिक्के तैयांर कराये जो उस समय लोकप्रिय थे। 


4. ज० न्‍य० सो० इं०, १९४७ पू० १४६ फ० ७, ३ । 
२, ज० न्यू० सो० इं०, भा० ११ ए० १५। 


३९६ क्‍ गृ॑प्तकालीन मुद्ाएँ 


अधिक ऐतिहासिक तथा मुद्रा शास्त्रीय प्रमाों के मिलने पर ही यह समस्या झुलम 
सकती है। वर्तमान परिस्थिति में इस मुद्रा को प्रथम चद्वगुप्त के बदले द्वितीय चन्द्रगुप्त का 
मानना उचित प्रतीत होता है। अभी तक कोई सबल प्रमाण नहीं मिलता है कि द्वितीय 
चन्द्रगुप्त से पहले किसी पूर्वपुरुष ने परमभागवत का विरुद धारण किया हो। गया तथा 
नालंदा के ताम्रपट्ट जालसाजी के हैं और यह भी अज्ञात नहीं है कि कपटी लोग कभी-कभी 
कैसे विरुद को एक राज! से दूसरे के प्लिर मढ़ देते हैं। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रश॒प्त 
परम सागवत नहीं कहा गया है। अभी तक यह भी प्रमाण नहीं मिला है कि कुमारदेवी 
की मुत्यु चद्रगुप्त से पहले हुई और तत्पश्चात्‌ प्रथम चम्द्रगुप्त ने राजा-रानी प्रकार के सिक्के को 
त्याग दिया । द्वितीय चन्द्रगुप्त ने पर्य्न पर राजा-रानी प्रकार के सिक्के के पुरोभाग पर अपने 
को ध्वजधारी दिखाया हैं; अतः यह सम्भव है कि उसने कुछ समय के लिए ध्वजधारी सिक्का 
का स॑ंचलन किया हो, जो उसके पिता के समय में लोकप्रिय था। ओर, बाद में उसने उस 
प्रकार को त्याग दिया होगा। 


ध्वजधारी प्रकार 
( शक सामंत द्वारा प्रचल्लित' ) 


१ ८४० में रॉजर्स ने स्मिथ को एक पीले सोने का सिक्का भेजा था, जिसका वर्णन 
निम्नलिखित रूप में दिया गया है--- 
पीलासोना, ११८.७५ ग्रंन, (आकार ज्ञात नहीं), अच्छी हालत में, १६ रुपया में 
खरीदा गया। 
पुरोभाग--राजा बाये खड़ा, वेदी पर आहुति छोड़ रहा है, बेदी के ऊपर फीत युक्त त्रिशुल, 
राजा का हाथ ऊपर उठा, भाले के चारों तरफ मुढ़ा, लेख लम्बबत , हाथ के 
नीचे चन्द्र! भाले से बाहर “गुप्त लम्बबत, इसमें 'प” स्पष्ट ; रॉजर्स उसे शक! 
पढ़ते हैं।.._ क्‍ 
पृष्ठभाग--सिंहासन पर बेठी देवी, कॉनु कोपिया लिये, दुबला निबल शरीर, विना मुद्रालेख । 
दुर्भाग्यवश यह सिक्का प्रकाशित नहीं हो पाया है । समुद्गगुप्त के उस सिक्के की तरह यह 
मुद्रा है जिसका विवरण १० (फ० २,११) पर दिया जा चुका है। पंजाब के हरिपुर 
स्थान से रॉजर्स ने उसे खरीदा था। यह सिक्का पिछले कुषाणों के षाक या शीलद 
लेखवाले सिक्कों से भलीभाँति मिलता-जुलता है, इस प्रकार के सिक्के कनिंधम ने 
अपनी पुस्तक लेटर इंडोसिथियन”ः ( पिछलेइंडोसिथियन ) फलक २ पर 
प्रकाशित किये हैं। यदि स्मिथ द्वारा सिक्के का वर्णन सही हैं तो कहा जा सकता 
हे कि किसी पिछले कुषाण-सामंत ने अपने सम्राट के नाम से इस सिक्‍के को तैयार 


१, ज० रा० ए० सो० १८९३ पृ० १४५। 
ज्ञ० न्‍्यू० सो० इ० या ६ प० १४९-५०। 


छठा अध्याय १७१ 


किया था, जो पंजाब में हरिपुर के समीप शासन करता था । यदि इस प्रकार का 
सिक्का सचमुच अस्तित्व में हो तो यह प्रकट होगा कि द्वितीय चदन्धगुप्त ने पंजाब 
के सिथियन राजाओं पर प्रभावशाली शासन स्थापित किया था। उनमें से कुछ 
सम्राट के नाम सिक्का भी तैयार किया करते थे, . जेसा समुद्रगुप्त के शासनकाल 
में पाया जाता है । 


किंतु इस सिक्के की तसघीर प्रकाशित नहीं हो पाई ओर उस पर के मुद्रालेख के बारे में 
रॉजर्स तथा स्मिथ में एकमत नहीं हैं। स्मिथ भाले के बाहर के अच्चरों को “गुप्त! पढ़ते हैं. 
यद्यपि वह 'प! के लिए रुदेहात्मक ही हैं। रॉजर्स उन्हीं अच्चरों को 'शक! पढ़ते हैं । किंतु 
हाथ के नीचे दोनों ने “चन्द्र” ही पढ़ा है। यह सम्भावना मानते हुए भी, कि इस प्रकार के 
सिक्के द्वितीय चन्द्रगुप्त के किसी कुषाण-सामंत ने निकाले होंगे, हमें यह भी भूलना नहीं है 
कि स्मिथ ओर रॉजरस ने गलती से “भद्र” को “चन्द्र” पढ़ा होगा। वाचक फलक १.४ पर एक सिक्के 
का चित्र देखेंगे जिम पर राजा की बाँह के नीचे 'भद्र! लिखा है। इसमें 'द्र” के सर की लकीर 
उसके ऊपर खुदे हुए 'भ' अज्नर की निचले दो रेखाओं को मिलाती है जिससे वह “च” सा दिखाई 
देता है। अतएव इस सिक्‍के पर 'भद्र! के बदले “चन्द्र” पढ़ा जा सकता है। उसी सिक्के 
पर भाले के बाहर पढ़ने में एक अत्यन्त कठिन ब्राह्मी लेख है, जिसे क्निंघम ने 'शीलदः पढ़ा था; 
किन्तु ल” व द! ऐसे जुटे हैं कि निचला भाग 'प्त! के समान मालुम पड़ता है, जेसा स्मिथ ने 
सोचा था। ऊपरी अक्षर 'इ तथा कः का संयुक्त से प्रकट होते हैं । यदि रॉजस के सिक्‍के में 
नीचे का अन्तर पूर्शतया सुरक्षित न होता, जो स्मिथ के इस कथन से स्पष्ट है कि वहाँ “प* 
अक्षर का कुछ अवशेष दृग्गोचर होता है, तो यह समझना कठिन नहीं है कि रॉजस ने इसे “'घक? 
केसे पढ़ा । हमारे विचार से रॉजर्स का अप्रकाशित सिक्का भद्र की मुद्रा हैं जिसका एक नमूना 
फलक १.५ पर दिखलाया गया है । 


सिक्‍के का विवरण निम्नलिखित है-- 


सोना, <" तोल अज्ञात, कॉ० ले० इ० सि० फ०, ३, १२ . 


पुरोभाग-- राजा कोट, पायजामा, ऊ चीटोपी पहने बायें खड़ा है, वेदी पर आहुति डाज़ 
रहा है। सामने त्रिशुल, बाँह के नीचे 'भद्र” किन्तु £?, शिरोमात्रा 'भ' के निचले 
दोनों अंशों को स्पशे करती हैं जिससे वह अन्नर च! के समान दिखाई देता हैं 
ओर लेख “चंद्र! पढ़ा जा सकता है। भाले के बाहर शीलद, किन्तु अ'तिम अक्षर 
(! के समान भी मालूम पड़ता है, जैसा स्मिथ ने पढ़ा था; ऊपरी अक्ञर 'षक? के 
समान भी दीखते हैं जैसा रॉजर्स ने पढ़ा था। 


पृष्ठभाग-- सिंहासनारूढ़ देवी, लेख पढ़ा नहीं जा सकता है। 


१०२ गुप्तकालीन मुद्राएँ 


(ऋ) चक्रविक्रम प्रकार 
बयाना-निधि में ऐसा एक ही सिक्का मिला है जिसका वन निम्नलिखित है। 
सोना ७५”, ११६. ७ ग्रेन (घिसा), बयाना निधि, फ० १८,१४ 
पुरोभाग़ मगवान विष्णु ' दाहिने खड़े, चारों ओर घुटने तक दो प्रभामगडल, दोनों 
आभा-किरणों से जुटे हैं; बाहरी प्रभामएडल बिंदुभूषित मोतियों से घिरा हुआ है । 
देवता का शरीरोध्च॑भाग तथा सिर अनाबृत है। घोती, हार तथा कटक पहने, बगल 
में लथ्कनेवाले बायें हाथ में गदा है, दाहिने हाथ ऊपर उठाये हुए राजा को तीन 
गोल पदार्थ हथेली में लिये दे रहा है,राजा सामने खड़ा है. जो प्रभामणडलयुक्त है 
सिर अनावृत है, कुरडल, हार, पायजामा पहने है, जिसका. घुमाव पैरों में दिखलाई 
पड़ता हैं। राजा दाहिना हाथ आगे कर रहा है ताकि उससे भगवान के प्रसाद को 
पहण कर सके, उसका बायाँ हाथ तलवार की मूँठ पर रखा है। बारयें लटकती 
तलवार एक कमरबंद में सटी है ओर नीचे लटक रही है । 
.. पुरोभाग--मुद्रालेख अनुत्कीण । 
: फ््ठभाग-- बिन्दु विभूषित सीमा में लच््मी प्रभामण्डज्ञ-रद्ित, कमल पर तीन-चोथाई बायें 
खड़ी है, साड़ी, चादर तथा कुरडल धारणा किये, दाहिना हाथ मुंडा हुआ, उगली 
किसी बस्तु को संकेत करती, बायाँ हाथ नीचे लटका, कलीयुक्क लम्बे नाल के साथ 
कंमल् लिये,शंख दाहिनी ओर,नीचे ऊपर चिह्न दाहिने, लेख “चक्रविकम' फ०६-८-६। 
इस श्रद्वितीय सिक्क में राजा का नाम नहीं दिया गया हैँ। किन्तु इसे विक्रम विरुद 
के आधार पर चन्द्रगुप्त से संबंधित करना सर्वथा उचित होगा। पृष्ठभांग के मुद्रालेख 
'चक्रविक्रम में वह पाया जाता हैं। वह मुद्रालेख अजितविक्रम' अथवा 'सिंहविक्रम” के 
सइंश है जो इस राजा के अश्वारोहदी या सिंहनिहन्ता प्रकार में अंकित हैं। श्रतः यह 
अद्वितीय पिंका भी चंदगुप्त का ही होगा 
द्वितीय चंदगुप्त विष्णमक्क था जो उसके मुद्रालेखों में मिलनेवाले 'परमभागवत 
: की उपाधि से स्पष्ट होता हे। उसने दत्षिण-पू्व पंजाब में व्यास नदी के किनारे विष्णपद 


.... नामक तीर्थ में गरुद्ध्वज की स्थापना की थी” । इस सिक्क से प्रकट होता है कि वह विष्णु 


भगवान से सेंट ग्रहण कर रहा हो। प्रृष्ठभाग पर के विरुद में प्रायः राजा का वर्णान 
रहता है। “चक्रविक्रम' का निश्चित अथे करना कठिन है, किंतु उसका यह आशय अभिप्रेत 
: होगा कि राजा (सुदर्शन) चक्र के प्रसाद से या चक्रधारी विष्णु के प्रसाद से विक्रमी या 
_ विजयी हुआ । विष्णु का प्रसाद तीन गोल वस्तुओं-द्वारा अभिव्यक्त किया गया हे। इससे 
त्रिजगती का स्वामित्व ध्वनित करना अभिप्र त होगा या तीन शक्षियों का अस्तित्व-प्रभुशक्कि, 


:  मंत्रशक्तलि ओर उत्साहशक्ति-बोधक है। 


१ पुरोसाग का देवता चक्र पुरुष है विष्ण नहीं--यह मत ज० म्यू० सो० हं० भ्रा० १३, प० 
१८ पर श्री शिवराम मूर्ति ने उपस्थापित किया है। उनके प्रमाण ठोस नहीं प्रतीत दवोते हैं। 

२ मेदरोली स्तम्भ लेख--कॉ० ह० इ० भा० हे पृ० १४१, प्रायः अभी सब विद्वान मानते हैं 
कि इस लेखमें उल्लिखित चन्द्‌गप्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगघ है 


छुठा अध्याय मु १०३ 


द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिक्कों के प्रकारों के तिथि-कम का निश्चय करना कठिन है। 

धनुर्घारी प्रकार ( प्रथम वर्ग ), ध्वजधारी प्रकार तथा पर्यक् प्रकार सम्भवतः राज्य 
के पूव काल में तैयार किये गये थे, जैसा कि उनके प्रृष्ठभाग की शैली से सूचित हो जाता 
है। वहाँ देवी सिंहासन पर बेठी है, कमल पर नहीं। उसके बाद छत्रप्रकार--जिस पर 
समुद्र गुप्त के वीणा-प्रकार की प्ृष्ठशैली नकल की गई है। धनुर्घारी प्रकार ( द्वितीय वर्ग ) 
सिंहनिहन्ता तथा अश्वारोही प्रकार शासन के आरंभ से अंत तक निकलते रहे । पेड 
पर आसीन राजारानी प्रकार एक ही सिक्क से ज्ञात हुआ है । उसकी हलकी तौत तथा पयहू 
प्रकार से समता बतलाती है कि शासन के आरम्भिक काल में ये तैयार किये गये होंगे । चक्रविकरम 
. प्रकार का भी एक ही सिक्का मिला है। संभवतः वह शासन के अंतिम काल में निकाला होगा । 

द्वितीय चंद्रमुत के प्राय सभी सिक्‍क्रे अच्छी बनावट के हैं ओर उनमें उच्च प्रकार 
का कलाकोशल प्रकट होता हैं। विंह से लड़ते समय राजा का शोर्य और आत्मविश्वास बड़ी 
सफलता से दिखाया गया हैं। उसके शरीर की मांसपेशियों का सौदर्य अच्छी तरह 
दर्शाया गया है। लक्ष्मी की आकृति प्रायः सुन्दर दीखती हैँ। कलाकारों की विविधता श्रौर 
विचित्रता का प्रेम अमर्यादित था । धनुर्धारी, सिंहनिहंता और अश्वारोही प्रकार तथा उनके उप- 
प्रकारों का जो व्शन ऊपर किया गया है उससे इस विधान की यथाथता प्रतीत होगी । द्वितीय 
चंद्रगुप्त के जो सर्वोत्तम सिक्क हैं वे प्राचीन भारतीय सिक्कों में भी सर्वोत्तम हैं । 


 साववाँ अध्याय 
द्वितीय चन्द्रगुप्त की रजत मुद्राएं 


प्राचीन भारत में प्रत्येक प्रांत या भूभाग के विशिष्ट प्रकार और घातु के सिक्के रहते थे। 
जिस प्रांत में सोने, चाँदी तथा ताम्बे के सिक्के चलते रहे उस ग्रांत के नये विजेता को उसी 
धातु का सिक्का तैयार करना पड़ता था । जब द्वितीय चन्द्रगुप्त ने मालवा, गुजरात तथा 
काठियाबाड़ को जीत लिया तब उसने देखा कि उसकी प्रजा चाँदी के अद्भ द्वम सिक्के का प्रयोग 
करती थी। अतएव पश्चिमी भारत में उसे उसी तरह के चाँदी के लोकप्रिय सिक्कों को प्रचलित 
करना पढ़ा, जैसा वहाँ ज्ञत्रप शासक प्रयोग करते रहे. । हितीय चन्दग्ुप्त द्वारा मालवा 
गुजरात तथा काठियाबाड़ की विजय-तिथि ठीक-ठीक ज्ञात नहीं, किंतु वह सम्भवतः उसके 
शासन के अंतिम समय में हुई होगी। अतः उनके चाँदी के सिक्के भी शासन की अंतिम 
अवधि में तैयार किये गये होंगे । उनके चाँदी के सिक्के कम संख्या में मिलते हैं तथा उन पर 
लिखित तिथि गु० स० ६० यानी ई० स० ४०६ है। चन्द्रगुप्त के चाँदी के सिक्के पश्चिमी 
भारत में ही मिलते हैं, अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि अन्य प्रांतों में ऐसे सिक्कों 
के प्रचलन करने का विचर न था। बिहारराज्य के सुल्तानगंज सें उसका एक चाँदी 
का सिक्‍का मिला है जो रुद्रसिह' के चाँदी के सिक्कों के साथ पाया गया है। सम्भव है कि 
उस प्रदेश को जीतने के पश्चात्‌ कोई बिहारी सैनिक या सेनापति उनकों अपने साथ मालवा, 
. गुजरात से लौठते समय, अपनी विजय-यात्रा की स्मृति में लाया हो। अयोध्या में कर्निंघम 
को जो चन्द्रयुप्त का चाँदी का सिक्का मिला था, बह भी उसी तरह उत्तरप्रदेश में लाया 
गया होगा । 


.. चन्दगुप्त के चाँदी के सिक्के ( फ० २६ ३-६ ) स्वभावतः पश्चिमी भारत में प्रचलित 
क्षत्रप सिक्कों के पूर्ण अनुकरण करते है। तुलना के लिए दो ज्ञात्रप सिक्के फ० १६, १-२ पर 
दिये गये हैं। चन्द्रगुप्त के सिक्कों का आकार .५से.५४ तक हैं तथा उनकी तौल २६.५से 
११ ग्रेन तक है.। ज्त्रप सिक्‍कों में भी ये ही प्रमाण पाये जाते हैं । पुरोभाग पर राजा की आक्षति 
ज्षत्रप शैली पर बनाई गई है जिफके गते में कॉलर या कपड़े को पट्टी, उन्नत नातिका तथा लम्बे 
बाल और मूं छें दिखलाई पढ़ती हैं । गुप्त मुद्राओं पर भी कहीं-कहीं यूनानी अक्तरों के अ्रबशेष दृष्ठि- 

१, कनि० आर० सब रिपोट भा० १० पृ०१२७; ज० रा० ए० सो० १८८९ प्‌ ० १२२ | 
२. कुनि० समि० हू डिया प० २०। हू... (5 ८ 





 सातवाँ अ्रध्याय | श०५्‌ 


गोचर होते हैं (फ० १६,६)। जहाँ तक सिक्कों की तिथि का प्रश्न है वह सिर के पीछे अंकित 
की गई हैं , किंतु वर्ष-गणना शक-सम्व॒त्‌ की अपेक्षा गुप्त-सम्वत्‌ में की गई है । 


पृष्ठभाग में ऊपर अद्ब चन्द्र तथा बिन्दु-समूह तथा नीचे पानी की लहर के सहश 
लकीर ज्यों-की-त्यों बनी हूँ । किन्तु तीन मेहराववाले चेत्य के स्थान पर गरुड़ रखा गया हैं, 
जो गुप्त साम्राज्य का राजचिह्ल था। 2मस तथा स्मिथ कुछ घिद्वान इस पत्ती को मोर सममते 
हैं। किन्तु वह घारणा गल्नत है। पत्नी का आकार सुबर्ण तथा ताम्र-मुद्राओं पर अंकित गरुड़ 
से मिलता-जुलता है ( फ० १६,६-१०); पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त से लेकर स्कन्दगुप्त तक एक 
वर्ग के चाँदी के सिक्‍कों पर गरुड़ की ही आकृति" सदा रही है। 
गरुड़ संपूर्णो पत्तिरूप में है। इसमें मनुष्य के चेहरे के साथ गरड का शरीर नहीं हैं, 
जो द्वितीय चन्द्रगुप्त के ताम्बे के सिक्कों पर मिलता है। पत्ती के पंख फैलाने के कारण पूछ 
छिप गई है। पृष्ठभाग पर एक व॒तु लाकार लेख हैं जैसा क्त्रप सिक्कों पर मिलता है। इसमें 
पराजित राजा का मुद्रालेख हटा कर विजेता ने अपने मुद्राल्ेख में अपना नाम ओर उपाधि एवं 
अपने कुल का नाम तथा धार्मिक संग्रदाय को उद्धोषित किया हैं। 
प्रिन्सेप ने एक चाँदी की मुद्रा के रेखाचित्र का उल्लेख किया है, जिसे जौनपुर के 
ब्रिंगर महोदय ने भेजा था। उसमें एक ओर राजा का सिर बना था तथा दूसरी ओर. पंख 
फेलाये पत्ती का चित्र था ओर नीचे स्पष्ट लेख खुदा था, जिसमें चन्द्रगुप्त पढ़ा गया है 
स्मिथ का अनुमान ठीक है कि प्रिन्सेप जिसे श्रमषश चाँदी का सिक्का कहते हैं वह सम्भवत: 
ताम्बा का थाई । प्रिन्सेप का इस सिक्के का वर्णन ब्रि० म्यू० कै० फ० ११, ११-१४ पर 
प्रकाशित ताम्बे के सिक्कों से मिलता है जो इस पुस्तक ( फ०१६,१४-१७ ) में पुनः प्रकाशित 
किया गया है । यह सम्भव नहीं है कि चन्द्रगुप ने इस तीसरे उपप्रकार का कोई ताम्बे का 
. पिक्‍्का चलाया हो । 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिक्के दो वर्गों में विभक्क किये गये हैं | पहले वर्ग में सुद्रालेख 
विक्रमादित्य से समाप्त होता है और धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख करता है। उसमें राजा के 
कुल का नाम नहीं हैं। मुद्रालेख है 'परमसागव॒तमहाराजधिराजश्रीचन्द्रगुप्तविकमादित्य २? 
( चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य राजाओं का राजा तथा विष्णु का परमभक्त )-यह लेख अश्वारोही 
प्रकार के सिक्कों पर के लेख के समान है | उसमें केवल इसके अंतिम विरुद का अभाव हैं। 
दूसरे वर्ग में लेख विकमांक से अंत होता है । उसमें राजकुल का नाम है; पर राजा के संप्रदाय 
का उल्लेख नहीं है--'श्री गुप्तकुलस्य महाराजधिराजश्रीचन्धगुप्तविक्रमांकस्य” “गुप्तवंश के 


१. स्मिथ तथा फ्लीट को संदेह है कि इस तरह के सिक्कों पर तिथि नहीं. दे ।--ज० रॉ० एु० 
सो० १८८५ प० १२२-३; हं० ए० १८८५ प.० ६६ । किंतु फ० १६, १ पर तिथि ९० स्पष्ट ह। 
२' ज० रॉ० छ्‌्० सो० श्प्प६, पू० १२० फ० १६,३ पर पढ़ा जाता ड्ढै ह 
३. प्रिसेष एसेज, भा० $ प० २८१। 
. ४. ज० रॉ० ए० सो०१८१९३ प० १३२ । 
१४ 


१०६ ह ु ग पकालीन मुद्र ए्‌ 


सम्राट चन्द्रगुतत विक्रमांक की मुद्रा” । यह कहना कठिन है कि दोनों में कोन सिक्के पहले के 
हैं। दोनों एक साथ ही तैयार किये गये हों । संभव है, उनमें एक गुजरात तथा दूसरा कठिया- 
वाड़ के टकसाल में बनाया गया हो । दोनों वर्गों के सिक्के दुष्प्राप्य हैं । 

- नीचे सिक्कों का वर्णन दिया जाता है। पहले रुंद्रसेन ( राज्यकाल ३४८-३७८ ) के 
दो सिक्कों का वर्णन दिया जायगा, ताकि जिस नमूने का अनुक्ररण गुर्प्तों ने किया था, उसका 
मूलस्वरूप वाचकों को परिचित हो । 


तृतीय रुद्रसेन के सिके 
(१) चाँदी, ६",३१.६ ग्‌ न, ब्रि.म्यू, के, आ. क्ञ, फ० १७, 4४१ 
पुरोभाग- राजा का ऊध्वे चित्र दाहिनी ओर,गर्देन की कॉलर अस्पष्ट, समूह में बाल मानपर 
लटकरहे हैं, ऊपरी ओठ पर मूछ, राजा के सम्मुख यूनानी अक्षरों के अस्पष्ट 
अवशेष, तिथि चेहरे से पीछे, २००, 4०, २ ( -+२८२)। 
पृष्ठमाग--तीन मेहराव का पर्वत; लहराकार ठेढ़ी लकीर नीचे, बाई' ओर अद्ध चन्द्र, दाहिने 
बिन्दुसमूह, वतु लाकार मुद्रालेख चार बजे आरम्म, 'राशों महाक्षत्रपस्वामि 
रुद्रदामपुत्रस राज्ञो महात्षत्रपस स्वामिरद्रसेनस! | ( फ+१६ १ )। 
(२) चाँदी, .५४",३३.१ ग्रेन, वही, फ० १७. ८४४५ 
पुरोभाग--पूर्ववत, गले की कॉलर स्पष्ट, यूनानी अज्ञरों के बहुत थोड़े अवशेष, तिथि 
३००, 4०, ३( ८२८३) 
परष्ठमाग--पूर्ववत्‌, लेख ज्यादातर अस्पष्ट ( फू १६, २)। 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के चाँदी सिक 


पहला वग 
[ लेख 'परमभागवतः' से प्रारंभ ] 
(१) चाँदी; ६", ३१ प्र न, त्रि. म्यू० के० गु. डा, फ०६, १५ 


क्‍ का हे जा का अ्रध॑चित्र, गर्दन पर लम्बे बाल लटक रहे हैं, सिर के पीछे तिथि, 
च्‌ ६०१॥ 


प्रष्ठभाग--मध्य में गरुड़ पंख फैलाये, दाहिने ऊपर सातबिन्दुओं का समूह, वतु लाकार मुद्रा- 
लेख तीन बजे आरम्भ, परम ( भागवत महा ) राजाधिराज श्रीचन्ध * गुप्त 
विक्रमादित्य”, कोष्ट के अक्षर अस्पष्ट हैं । “गु? अक्तर में बायें का हिस्ता गायब । 
__(फ०१७३). | 
4. ब्रि० स्‍्यू० कें० गु० ढा, फ० १०, १५-२०, ज० रा० ए० सो० १८2८५ फ० ४.१: क० झ- स० 
रि० ९, ४० २५ तथा फ० ५,२-३, कॉ० मी० हं० फ० २.९ 


२. न्द अचतर ठोक ढंग से खुदा नंहीं हैं, वहऋ्रमालूम पड़ता है, भ्रतः यूटन से,जिसने इस सिक्के 


को पहले-पहल प्रकाशित 
सोज आफ शित किया था, राजा का नाम वक्रगुप्त पढ़ा गया था;ज० बॉ० बें० रॉ० ए० 


श्र 





कर 


क्‍ सातवाँ अध्याय बा १०४७ 
(४) चाँदी, ५", २६ ग्रेन, त्रि० म्यू० के० गु. डा, फ०१०, २० 
पुरोभाग--पूर्ववत, मूछ पूरे तौर से प्रकट, कॉलर स्पष्ट, चेहरे के सामने यूनानी अक्तरों के 
अवशेष विद्यमान । 
पृष्ठभाग--पूर्वब॒त्‌, लेख स्पष्ट, नव बजे से तीन बजे तक, “धराज श्री चन्द्रगुप्त विक्र 
० १६,७ ) 
(५) पबाँदी ५.४./,३० ग्र्न ब्रि० म्यू० कृ० गु० ड०, फू० १० 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, ललाट तथा नाक सीमा से बाहर, सिर से पीछे 'व' अक्तर, वर्ष के लिए । 
परष्ठलााग--तीन बजे लेख-'परम!-- पाँच बजे से (हराजाघराजश्रीचन्द्रगुप्रविकमादित्य 
( फ० १६,४५४ )। 
(६) चाँदी, .६“, तोल अज्ञात, कॉ० मी० इ०, फ० २,६ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, राजा के चेहरे के सम्मुख यूनानी अक्षर, गले की कॉलर तथा मूँ छ स्पष्ट । 
प्रष्ठभाग--नव बजे से तीन बजे तक लेख स्पष्ट, जधघराज श्री चन्द्रगुप्त वकः (० १६,६) । 


दूसरा वग 


( लेख “गुप्तकुलस्य” से आरम्भ ) 
(७) चाँदी, ४३ २३२०-८ अन, वत्र० म्यू० कू० शु० डा, फ० ६.२१ 
पुरोभाग--पूर्ववतः , पहले वर्ग के समान । 


पृष्भाग--पूत्रवत्‌ , लेख अधूरा व अस्पष्ट; श्री गुप्तकुलस्य 


महाराजाधिराजश्री चन्द्र गुप्त - 
विक्रमांकस्य! * (फ० १६,७)। 


(आ) हवितीय चन्द्रगुप्त की ताग्रम्नद्राएं 


गुप्त सम्रारों में द्वितीय चन्द्रगुप्त के विषय में ही शायद्‌ यह कहा जा सकता है कि उसने 
ताम्बे के सिक्कों का नियमित प्रचलन किया । कुमारगुप्त के केवल आधे दर्जन ताम्बे के 
सिक्के मिलते हैं ओर अन्य राजाओं के सिक्के मिलते ही नहीं हैं? । हरिशुप्त का नाम एक 
सिक्के पर पढ़ा गया हूँ; किन्तु वह सभवतः गुप्तवेश का शांसक नहीं था | 


१, ब्रि० म्यू० क० फ० ९,२१, क० अ० स० रि० भा० ९ ए० २३ फु० ५,१; इस वर्ग के अच्छे सिक्क 
श्रश्र॒काशित नहीं हुए है। दोनों सुद्राश्रों के लेख चित्र में पढ़े नहीं जा सकते । ढॉ० हॉय के संग्रह 
के सुन्दर सिक्क प्रकाशित नहीं किये गये हैं । क्‍ 
पहले के लेखकों ने इस अक्षर को के! पढ़ा है किन्तु अधिक सम्मावना “डर की है। ये दोनों 
: संयक्ताक्षर इसकाल में समान थे; जितने सिक्के छुपे हैं उन सबका चित्र धुचला है जिसमें 
मुद्रालेख को ठीक करना कठिन है 
३ सथ्लुद्गगुत्त के तथाकथित ठांबे के सिद्धे के बारे में ४० २८ देखिए । 


(दे । भुप्तकाल्लीन महाएँ . 


ताम्बे के सिक्‍कों की दुर्लभता स्पष्ठतया बतलाती है. कि दैनिक साधारण शआ्र्थिक 

कार्य अद्ल-बदल ( 0978 ) से अथवा कोड़ियों-द्वारा किये जाते थे। चीनी यात्री फाहियान 
लिखा है कि पाटलिपुत्र के बाजार में उसे कोड़ियाँ दिखलाई पड़ीं, जब कभी वह वहाँ गया। 

ः गुप्तयुग में सन्‌ १६३० के मुकाबले में चीजों की दर सातगुनी सतती थी, जब कि १६३० में 


संसार में चीजों का दाम एकाएक गिर गया था। साधारणतया गुप्तस्वर्ण-मुदा तौल में “(३ 
तोला होती थी, जिसका मूल्य दो सो रुपये नोट के समान था, जब कि क्रयमूल्य पर हम 
विचार करते हैं । यही कारण था कि प्रतिदिन के व्यवहार में स्वणुसुद्रा को स्थान 
नहीं था। ह 

इसवी सन्‌ से दो सौ वर्ष पहले से दो सो वर्ष बाद तक पंजाब की रियासतों में ताम्बे के 
पिक्कों की बहुलता थी। बिहार में ताम्बे के सिक्कों का कोई प्रचलन न रहा ; जब गुप्तशासकों 
ने राज्य करना आरम्भ किया था | द्वितीय चद्धशुप्त ने तामम्बे के सिक्के निकालना शुरू 
किया; किन्तु इपमें संदेह नहीं कि विस्तीर्ण गुप्त साम्राज्य को जिस संड्या में वे आवश्यक थे, 
उस संख्या में उसने उन्हें नहीं निकाला । उसके ताम्बे के सिक्क सोने से भी दुष्प्राप्य हैं । मालूम 
पड़ता है कि थे लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नहीं, किन्तु मुद्राशास्त्रीय प्रयोग के 
लिए बनाये गये थे । तोल के हिसाब से हम उन्हें पण, अर्धपण, पादपण, काकिणो ऐसा भी 
वर्गीकरण नहीं कर सकते । उनका तोलमान किसी प्रमाण के अनुसार निश्चित नहीं किया 
गया हूँ। श्रब ह्वितीय चन््रमुप्त के ताम्बे के विभिन्‍न सिक्कों का बर्णन किया जायग। । पहले 
प्रत्येक प्रकार अथवा उपप्रकार का घणन कर पीछे तत्सम्बन्धी कुछ विचार रखे जाय॑गे। 


तामबे के सिक्के 


छुत्रधारी प्रकार 
पहला उप-प्रकार* 
[ गरुड़ मनुष्य के हाथ युक्त ] 
(१) ताम्बा, ८५,५७५ ग्रन, ब्रि० स्यू० कै० 3 ० ११,२ 
पुरोभाग--राजा बायें खड़ा *, नंगे सिर, पीछे बावन राज्यछत्र लिये खड़ा हैं, छत्र के 
फीते का एक सिरा आसमान सें उड़ रहा हैं, नोकर की आकृति अस्पष्ट किन्तु 
... राजा का चित्र सुन्दर । 
पृष्ठभाग--ऊपरी हिस्से में गरुड की आकृति जिसमें मनुष्य का चेहरा तथा हाथ हैं । शरीर 
पत्ती का तथा उसक पंख फले हुए, सामने देख रहा है, दोनों हाथों में भुजबंध,नीचे 
4. ब्रि० स्यू० कें० गु० ढा० फ० ३१,२-३; ज० रा० ए० सो० १८८५ प्‌० १३६५ फ० ४,९। 
३९: यह सुझाव रखा गया दे कि राजा वेदी पर आहुति दे रहा है जँधा सोने के सिक्कों पर 


मिलता है । [ ब्रि? स्यू० कें० ज० डा० प० ५२ ); किन्तु उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा 
है; अ्तएव उपरियक्त विचार ठीक नहीं है। 





सातेवाँ अध्याय १०६ 
के आधे भाग में सुद्रालेंख, 'महाराजश्रीच द्धगुप्त:ः, कुछ अस्पष्ड ( फ० १६,८ ) । 
(२) ताम्बा, ,८५.,५७,५ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें० गु० डा०, फ० ११,३ 
पुरोभाग-- नौकर, मुद्रा सीमा से बाहर, राजा की भह्दी आकृति, मुद्रालेख 'महाराज- 
श्रीचन्द्रगुप्त' 
पृष्भाग- लेख अस्पष्ट ( फ० १६.६ )। 
दूसरा उपप्रकार* 
( गरुड़ सनुष्य हाथ हीन ) 
(३) ताम्बा, .७४ , ६४-४ ग्रन, ब्रि० म्यू० कण गु० डा[० > 5० ११,४ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, नोकर सिक्का पर दृश्यमान । 
प्रष्भाग - गरुड़ को चिड़िया के पेर ओर पंख हैं । लेख वही, हरज चन्द्र? दिखलाई पड़ता हद 
(फ० १६, १०) ! 
इस तरह के चार सिक्‍के मिले हैं। उनमें से एक पानीपत के बाजार में खरीदा 
गया था, दूप्तरा जोनपुर में मिला था। उन चारों की तोल क्रमशः १०१, ७५, ६४ तथा ४७ 
ग्रन है। यह सम्भव है कि इस प्रकार में-पूर्ण मुद्रा की तौल ५६ रत्तियाँया १०० ग्रेन था । 
खड़ा राज्ञा प्रकार 
(४) ताम्बा, .६५”, ५.३,७ ग्रेन, ब्रि० म्यू के० गु० डा०, फ० ११, ७ 
पुरोभाग-राजा पूर्ववत्‌ खड़ा है, पीछे नोकर नहीं हैं । क्‍ 
प्ृष्ठभाग --गरुड़ पूर्ण पत्षिहूप में, मुद्रालेख श्रीचन्द्रगुप्तःः कुछ अस्पष्ट (फ० १६, ११)। 
सिक्कों के छोटे होने के कारण राजा का पेर दिखलाई नहीं पड़ता । महाराजा का 
बिरुद हटा देने से लेख भी छोटा हो गया हैँ। सिक्कों का आकार -५” से .६५” 
तक है। इस तरह के सतरह सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ तो अत्यन्त खराब हैं। 
सिक्‍कों की इतनी विभिन्न तौल है तथा उनसें कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है, अतएब 
उनको पण, अधपण इत्यादि संज्ञा देना कठिन हो जाता हैं। सम्भवतः १८ से २५ 
अन तक के सिक्कों का एक नामकरण हुआ था, तथा ४४ से ५४ ग्रेन तौल की दूसरी 
संज्ञा दी गई थी। . अल द 
री प्रकार के 


(५) ताम्बा, .८”“, <४.३ भ्रन, १६३३ ज० ए० सो-बं० १६३३ प्रू० १२ 
पुरोभाग--राजा प्रभामण्डल के साथ, बायें खड़ा है, बायें द्वाथ में घनुष तथा दाहिने में बाण 
बायें हाथ के नीचे “चन्द्र । 
पृष्ठभाग--कमल पर बंठी लच्मी, दाहिने हाथ में पाश, घुटने पर अबलम्बितं बायें में 
.. कमल, लेख “श्रीविक्रम? दाहिनी ओर (फ० १६, १२)। 


$, ब्रि० स्यू० कॉ० फ० ३४,५०९ । की 


११० गेप्कालीन मुद्ाएं 


इस तरह का एक सिक्का मिला है। यह द्वितीय चन्रगुप्त. के धनु धारी प्रकार वर्ग 
दो से मिलता है (फ० ४, १३-१४) । स्वरोमुद्रा के टप्पे पर ताम्बा रखकर शायद गलती से. 
या कुतृहल से यह सिक्का तैयार किया गया होगा । वह राजगिर में मिलना हैं । 


अधचित्र प्रकार 


पहला उपप्रकार 
[ बड़ा आकार | 


(६) ताम्बा, "६, ८७ ग्रेन, ब्रि० स्यू० के०, फ० १०, २९ 
पुरोभाग--राजा का अद्भ चित्र, हार, कुरडल, भुजबंध पहले, दाहिने हाथ में फूल । 
पृष्ठभाग--ऊपरी भांग में गरढ, प्रमामंडलसहित, सामने पंख फेलाये, नीचे सम्भवतः--- 
भहाराज चन्द्रगुप्त?', किन्तु अत्यन्त अस्पष्ट (फ० १३६,१३)। 
अहि्षेत्र में इस उपप्रकार का एक सिक्का मिला था, दूसरा मेलम जिले में; उसके पुरो भाग पर 
हुविष्क की स्वशेमुद्रा का अनुकरण है जहाँ पर राजा का अद्ब चित्र के साथ हाथ में नाज की 
बाली हैं। कर्निंधम का अनुमान था कि पुरोभाग पर स्त्री की आकृति है; किन्तु यह माना 
नहीं जा सकता। ताम्बे के सिक्के अधिक स्थानान्तर नहीं होते। इसलिए इस ओर अगले 
उपप्रकारों के सिक्कों के प्राप्तिस्थान पर विचार करने से यह अनुमान संभवनीय मालूम पड़ता 
है कि दक्षिणीपूर्व पंजाब चन्द्रगुप्त के साम्नाज्य में सम्मिलित रहा होगा । 


दूसरा उपप्रकार 


द क्‍ [ छोटा आकार | 

(७) ताम्बा, ,७५. ४४ ग्रन; ब्रि० स्यु० के० गु० डा०, फ० ११, १० 
पुरोभाग--पहले व * की तरह, राजा का अर्धचित्र प्रिक्‍्करे के ऊपरी भाग में, लेख- 
क्‍ श्रीविकमादित्य” नीचे लिखा है। इस सिक्के पर अंतिम अक्षर अद्ृश्य । 
पृष्ठभाग--ऊपरीभाग में गएड़, नीचे आधे भाग में श्रीचन्नगुप्तः; केवल पहले दो अक्षर 

द स्पष्ट हैं (5० १६, १४) । क्‍ 

इस प्रकार के तीन सिक्के मिले हैं । उनमें से दो की तोल क्रमशः ४०.५ तथा 

४४ ग्रेन ज्ञात है। तीनों में से दो सिक्के स्टेसी तथा स्विने के संग्रह में थे; अतः पंजाब से वे 
पाये गये होंगे । 

_स्टेसी-संग्रह के पिक्‍्के की आकृति में वच्तुस्थल उन्नत दिखलाई पड़ता है। इस कारण 
थॉमस ने इसे स्त्री की आकृति बतलाई है। किन्तु सुद्राओं के पुराभाग पर प्रायः राजा का 
चित्र अंकित होता हैं। इसलिए, यह मानना ही उचित होगा कि इस पुरोभागं पर भी राजा का 
चित्र है।... ररः क्‍ 

१, ब्रि० स्‍्यू० कें० फ० १०, २२; ज० एु० सो० बं० १८५९४ प्रू० १७१ फ० ६, ३3; कॉ० मी० हं० 
पु० १३ फ० २, <। | है, ५. : कहर पे है ह 


सातवोँ अध्याय | द १११ 


तीसरा उपग्रकार 
[पुरोभाग पर लेख अनुत्कीर्णा] 
(«) ताम्बा, ६,/४६०,५ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फ० ११, ११ 
पुरोभाग--राजा का अद्व चित्र, लेख अनुत्कीर् । 
प्रष्ठणाग--गरुड़ पूर्ववत्‌, वेदी पर खड़ा तथ। मुंह में सर्प लिये। -बिंदुविभूषित वतुल। 
(फ०१६, १४)। 
चौथा उपग्रकार* 
[वेदी विरहित गरुड़] 
(६) ताम्बा, .६५", २७ ग्रेन, ब्रि० म्यू० के०, फ० ११, १२ 
पुरोभाग--पूर्षवत्‌ । 
पृष्ठभाग--पूर्वेवत्‌, गरुड़ के नीचे वेदी नहीं (फ० १६, १६)। 
पाँचवाँ उपप्रकार 
[राजा पुष्प-रहित] 
(१०) ताम्ब,, ,५५ ,२८ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० ११, १४ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, हाथ में फूल नहीं । 
पृष्ठभाग--गरुड़ अस्पष्ट, नीचे “चन्गुप्त! (फ० १६, १७) । 
. द्विंतीय चन्द्रमुप्त के ताम्बे सिक्कों में यह अधिक मिलता है। छोटे सिक्कों पर केवल 
पिर हैं, अद्ध चित्र नहीं । तौल तथा आकार विभिन्‍न हैं ; .३५” से .५५”तक तथा ४.२ 
से २८ ग्रेन तक । ये सिक्के अधिक घिसे हैं ओर उनकी तोल इतनी विभिन्‍न हैं कि 
उनकी संज्ञाएँ निश्चित करना कठिन हैं। 


पाँ 0 
चवा व 
[चक्र प्रकार] 
(१ १) ताम्बा, “४7,८.४ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें० गु-डा[० ४ 5० ११, २० 
पुरोभाग --ऊपरी आधे में चक्र या पहिया, निचले आधे में “चन्द्र” अस्पस्ट । 
पृष्ठभाग--ऊपर गरुड़ नीचे, गुप्त! (फ०१६, १८)। 
इस तरह के सिक्के दुष्प्राप्य हैं। श्री अल्नन ने कहा हैं कि इस प्रकार के पुरोभाग पर 
दो पक्षियों का लेख है (प्रृ० ३८); किन्तु जिसे वह श्री? सममते हैं वह चक्र है जो 
ब्रिटिश संग्रहालय के सिक्के पर भली-भाँति दिखलाई पड़ता है। फ० १६, १८ पर उसका ही 
फोये प्रकाशित किया हैं । 
१, ब्रि० स्यू० कें० गु० डा० फ० १३, ११; ज० रा० ए० सो० १८८९ पु० १४०, फ० ४, 3३ । 
२. ब्रह्ये फ० ११, १२ प्रि० एु० फ०_ २०, १५ । द 
३. श्रि० स्‍्यू० कें० गु० डा० फ० ११, १३-६९ ज० रा० ए० सो० १८९५ पु० १४३ फ० ४, १४। 


श्श्र द ग॒प्कालीन मुद्गाएँ 


कलश प्रकार 


. (१२) ताम्बा, .४”,१२. १ प्लेन, ब्रि० म्यू० कं०, फ० ११, २२ 

पुरोभाग--बिंडुविभूषित वतु ल में अद्ध चन्द के नीचे चन्द्र! । क्‍ 
प्रष्ठभाग--बिंदुविभूषित चतु ल में कलश, जिसके किनारे से फूल लटक रहा है (फ० १६,१६)। 

इस प्रकार के सिक्के अत्यन्त छोटे होते हैं । कभी-कभी उनकी तौत दस ग्रेन 

से नीचे होती है। एक तो ३.३ ग्रेन तौल में मिला है। यह प्रकार चन्द्रगुप्त के और 
सिक्कों से विभिन्‍न हैं। इसलिए स्मिथ ने सोचा कि इसे मेहरौली लेखवाले “चन्द्र” ने तैयार 
कराया था । किन्तु यह मत ग्राह्म नहीं होगा। ये सिक्के द्वितीय चन्द्रगुप्त के ही मालूम 

पड़ते हैं। उसने उनको मालवों के सिक्के के अनुकरण में बनाया होगा, जिश्तमें लेख 
तथा ऐसा ही कलश विद्यमान है । सम्भवतः मालवा-विजय के पश्चात्‌ ये सिक्के तेयार 
किये गये होंगे और वहीं ये प्रचलित भी होंगे । इनके प्रापि-स्थान अज्ञात होने के कारण इन 

. पर कोई मत स्थिर नहीं किया जा सकता। क्‍ 


(|) रामगुप्त की ताम्रम॒द्राएँ 


४५ (५. 


साहित्यिक आधार पर यह माना गया है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के ज्येष्ठ श्राता का 
नाम रामगुप्त था, जो इससे पूर्व थोड़े समय तक राज्य करता रहा *। इस राजा का 
नाम गुप्त प्रशस्तियों में उल्लिखित नहीं मिलता और न इसकी स्वर्णम्र॒द्राएं मिली हैं। इसलिए 
कुछ विद्वान उसकी ऐतिहासिक स्थिति पर ही संदेह करते हैं*। किंतु ह्वाल ही में छ * छोटे 
ताम्बे के सिक्के मालवा में मिले हैं, जिनपर स्पष्ट तौर पर राम या रामगुप्त लिखा है । 
इनमें से दो सिक्‍के श्री प० ला० गुप्त ने मालवा में खरीदे ये ओर चार श्री अडवाणी के संग्रह 
में हैं जो मालवा में इकट्ठ किये गये हैं। यद्द सम्भव है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के बड़े आता 
. रामगुप्त के ये सिक्के हों । इनका वर्णन निम्न लिखित है। 
(१) ताम्बा, 2 कई ३१.३ ग्रेन, ज़० न्यू० सो० इ०, भा .१२ पू० १०३ 
 पुरोभाग--जानवर (सिंह) अस्पष्ट । 
पृष्ठभाग-- अद्ध'चन्द्र ऊपर, लेख के नीचे दो तिहाई भाग पर विस्तृत “रामगुप्त', पहले के 
दो अक्तर फल्षक में साफ हैं, शेष दो अक्षर मूल सिक्‍के में स्पष्ट नहीं, न फोटो 
.. में (फ० १६, २०) । क्‍ द 
>> कननन-नननल िना नल सन नल ननन न त नल +++२+ | ; 

३. ब्रि० म्यू० के ० यु० डा० फ० ११, २१-२६, ज० रॉ० ए० स्रो० १८८६ प्‌० १४३ फ० ४७, ६। 
२. ज० रॉ० ए० सो० श्दद॥ प० ११४४। शक 

३. ह्‌० स्यू० क्‌ू ० फ० २० १५। 

४ ज० बि० रि० सो० १४ प० २२३। 

+ ' छ् 

५, रायचोचरी पो० हि० ए० इं, चौथा संस्करण, प्‌ ० ४६५।॥ 

६ ज० स्‍्यू> सो० इं० १२ प्‌ ० ३ ०३-४8; १३. प० १२७। 


सातवाँ अध्याय. .. श्श्३ 


( २) ताम्बा, अर्डाकार, .३ ७८ ८;१८.७ ग्रेन; वही 

पुरोभाग--जानवर अस्पष्ट । 
पृष्भाग-- लेख निचले आधे भाग में ,राम (ग्रुप)! (फ० १६, २२)। 

श्री गुप्त के दोनों सिक्कों की अनेक विद्वानों ने परीक्षा की है, जब १६४० में नागपुर 
में मुद्रा-शास्त्र संबंधी समा हुई थी । सबने एक स्वर से कहा था कि लेख 'रामगुप्त' स्पष्ट 
है। श्री अडवानी के संग्रह के सिक्कों पर भी रामग़ुप्त पाठ स्पष्ट है। गुप्त निधियों में बयाना 
निधि में भी रामगुप्त का एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला हैँ, जहाँ प्रथम चन्द्रगुप् 
से लेकर स्कन्दगुप्त की स्वरामुद्राएं मिली हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 
रामगुप्त मालवे का सामंत रहा होगा। यह ज्ञात है कि द्वितीय चद्धगुप्त से पूर्व ताम्बे के 
सिक्कों का प्रचलन नहीं था। तो क्‍या यह सम्भव हू कि रामयगुप्त ने ताम्बे के सिक्‍के तेयार 
करने का कष्ट उठाया हो ! 

यह तो प्रमाणित किया गया है कि भारत में स्थानीय सिक्के ही प्रचलित रहे। 
द्वितीय चन्धगुप्त ने बाध्य होकर मालवा के लिए चाँदी का सिका निकाला। उसी तरह से 
यह भी सम्भव है कि जब समुद्र ने मालवा को जीता हो, तब उसने ताम्बे के सिक्का निकाले 
हों, जो प्रचलित नाग सिक्‍के के सहश थे। रामगणुप्त ने इस कार्य को आगे बढ़ाया हो । 
अभी तक मालवा में गुप्त सिक्कों की खोज-दूढ़ नहीं हुई है। सम्भव है कि समुद्रगुप्त के 
ताम्बे के सिक्के उस प्रांत में मिलेंगे। हमलोग चद्धगुप्त के जेठे भाई के अतिरिक्त किसी 
दूसरे रामगुप्त को नहीं जानते। अक्षर-शेली को देखने से भी पता चल्॒ता है कि रामगुप्त 
के सिक्‍के गुप्तकाल्लीन हैं। अतः इन ताम्बे के सिक्‍कों के रामग्रत को चन्रगुप्त के बड़े भाई 
रामग॒प ही समकना अनुचित न होगा। 

किंतु नये सिक्के के प्रकाश में आने तक इस प्रकार कोई अतिम निणय नहीं किया 
जा सकता । 


१४ 


गआठवों अध्याय 
प्रथम कुमारगुप्त की स्वशय॒द्राएँ 


प्रथम कुमारगुप्त के शासनकाल में मुद्रानिर्माण का काय समुद्रगुत्त अथवा द्वितीय 
चन्द्रगुप्त के समय से भी अधिक वेग से हुआ था। अनेक विभिन्‍न प्रकार के सिक्के तैयार किये 
गये थे। मुद्गा-निर्माता स्वर्ण तथा रौप्य मुद्राश्नों में अधिक-से-अधिक नये प्रकार तथा 
उपप्रकारों को समाविष्ट करने में अपनी चातुरी दिखलाते रहे। उन्होंने प्रथम चन्द्रगुप्त के 
राजा-रानी श्रकार, समुद्रगुप्त के व्याप्र-निहन्ता, अश्वमेधघ तथा बीणा-प्रकार को पुनर्जीवित किया, 
जो पिछले समय में स्थगित कर दिये गये थे । द्वितीय चन्रगुप्त ने घन॒र्धारी, अश्वारोही, 
छतन्न तथा सिंह-निहन्ता प्रकारों को जारी रखा, जो पहले अत्यन्त लोकप्रिय थे। तोभी उन 
प्रकारों में नये उपप्रकार लाये गये हैं। सर्वथा नवीन प्रकार के प्िक्के भी निकाले गये । 
राजा का नामकरण देवताओं के सेनापति कुमार की तरह कुमार किया गया। अतएब 
यह आवश्यक था कि एक नये प्रकार का समावेश किया जाय, जिम्क्रे प्रृष्ठभाग पर इस 
देवता की श्राकृति बनाई जाय | पुरोभाग पर राजा मोर को खिला रहा हैं, जो कुमार का 
वाहन माना जाता है। राजा के युद्ध तथा खेल संबंधी नये प्रकार के सिक्‍क्रे बनाये गये 
हैं। खज्नधारी प्रकार में राजा चतुर तलवार चलानेवाला पुरुष व्यक्क किया गया हैं। गजा- 
रोही प्रकार में राजा आखेट के लिए जाते हुए दिखलाया गया है | गजाह़ूढ और सिंह-निहन्ता 
प्रकार में उस सिंह के आखेट का दृश्य प्रदर्शित किया गया है जब सम्नाद एक समय सिंद के 
शिकार में बाल-बाल बचे थे। खन्न-निहम्ता प्रकार में राजा घोड़े की पीठ पर से गेंड को 
मारने का प्रयास कर रहा है। “अप्रतिघ” प्रकार अभी रहस्यमय हैं। उसमें दिखलाई 
पड़ता है कि राजा बुद्ध की तरह खड़ा है, जिसके दाहिने भाग एक उत्तेजित स्त्री बात कर रही है 
तथा बायें ख्नेनापति खड़ा है। इस तरह कुमारणुप्त की स्वर्णा-मुद्राओं में एक अत्यन्त 
आकर्षक विविधता और मोलिकता दिखाई देती है । द 


चाँदी के सिक्कों में भी नव-निर्माण की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में दीखती हैं। कुमारगुप्त 
ने गुजरात-मालवा के लिए अपने पिता के प्रकार के चाँदी के सिक्के को निकालना जारी रखा, 
जिसे साम्राज्य के पश्चिमी भाग के लिए तेयार किया गया था। किन्तु उसने गंगाघाटी 
के प्रांतों के लिए चाँदी के सिक्कों में नये प्रकार का भी समावेश किया, जिसमें कुछ हद तक 


चत्रपों के सिक्कों का अनुकरण रहते हुए भी कारीगरी में तथा चिहन-समूहों में पर्याप्त 
नवीनता तथा मोलिकता विद्यमान हैं । द 


आउठवाँ अध्याय १्१पू 

कुमारगुप्त के अभी तक केवल आधे दर्जन ताम्बे के सिक्के श्राप्त हुए हैं। इससे प्रकट 

होता है कि कुमार ने अपने पिता के ताम्बे के सिक्कों के निर्माण-कार्य को त्याग दिया; 
क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से उस परेशानी के योग्य नहीं समझा गया। व्यापारिक अदल- 


बदल में कोड़ियाँ भलीं-माँति व्यवहत थीं, जिस तरह व्यापार में आजकल ताम्बे के सिक्‍के 
व्यवहार में आते हैं । 


जहाँ तक नवीनता तथा मौलिकता का प्रश्न है, प्रथम कुमारगुप्त के पिक्‍्के द्वितीय 
चन्धगुप्त से समता कर सकते हैं। किंतु सब प्रकारों में ऊँची कारीगरी और कोशल नहीं 
दीखता है। अश्वारोही प्रकार कल्ला का सवो त्कृष्ट नमूना माना जाता है। व्याप्रनिहन्ता 
तथा कार्तिक्रेय प्रकारों में देवी मोर को खिला रही है, जो दृश्य अत्यन्त सुन्दर दिखलाई 
पड़ता है। “अप्रतिष? प्रकार में तीनों व्यक्ियाँ के भुखों पर भाव-चित्रण ठीक तरह से 
हुआ है। कार्तिक्रेय प्रकार के सिक्के सुन्दर माने जाते हैं । राजा-रानी, वीणा, खज्न-निहन्ता, 
गजारोही तथा सिंह-निहस्ता प्रकार मुद्राकला में ऊँचा स्थान रखते हैं । इससे प्रकट होता 
है कि प्रथम श्रेणी के कलाकार अपूर्व ठप्पे बनाने के लिए नियुक्त किये गये थे। किन्तु 
धनुर्धारी तथा सिंह-निहस्ता प्रक्वार में स्पष्ट रूप से कला की अवनति दिखलाई पड़ती हैं। 
पहले में राजा का अर्थ शरीर अधिक पीछे कुक गया है। दूसरे में राजा के शरीर में 
उतनी स्फूर्ति तथा बल्न नहीं दीखता है, जितना द्वितीय चन्धगुप्त के सिंह-निहल्ता सिक्कों 
पर प्रद्शित किया गया है। दोनों में राजा का वत्तस्थल अनुचित उन्नत दिखलाया गया 
हैं, जिससे वह पुरुष के बदले स्त्री मालूम पड़ता है। कुमारग॒प्त के अश्वमेघ सिक्के पर खुदे घोड़े 
की तुलना समुद्रगुप्त के अश्वमेघ से नहीं की जा सकती । इस तरह प्रकट होता है कि प्रथम 
कुमारगुप्त के समय में मुद्राकला की अवनति होने लगी थी'। सम्मवतः उप्तके पिछले 
' शासनकाल में शत्रुओं का आक्रमण इस अवनति का कारण हो सकता है । 


प्रथम कुमारगुप्त की स्वरशुसुद्रा का ब्णेन अभी उपस्थित किया जायगा । 


पु धनुधारी प्रकार 


धनुर्धारी प्रकार, जो द्विंतीय- चन्द्रगुप्त के समय में अत्यंत लोकप्रिय था, 
कुमा रगुप्त के द्वारा भी पर्याप्त संड्या में तैयार किया गया था। किंतु जो आश्चर्यजनक तथा 
सुन्दर विविधता हमें द्वितीय चन्द्रगुप्त के इस प्रकार के सिक्‍कों में मिली, उसे हम कुमारगुप्त 
के धनुर्धारी प्रकार में नहीं पाते हैं। यह अनुमान किया जा सकता है कि कुमारण॒ुप्त के 
मुद्रा-निर्माताओं ने इस विविधतापूर्ण प्रकार में अधिक विविधता लाने का प्रयत्न नहीं किया। 





१ राखालदास बनजी का विचार इससे विपरीत था । डनका कथन था कि कुमारणशप्त 

“४ के शासनकाल में गप्तसुद्रा उन्नति के शिखर पर पहु च चुकी थी । इस राजा के सिक्के 
कला के सुन्दर नमूने हैं। (दि एज आफ इम्पिरियल गप्त, प० २३०); यह विचार 

थोड़े अशों में सत्य है। हि 


११ शुप्तकाल्लीन मद्गाएँ 


केवल कुछ ज्ञात उपग्रकारों को ही आगे जारी रखा । द्वितीय चद्रगुप्त के धजुर्धारी प्रकार के 
पहले वर्ग के प्रष्ठभाग पर लच्मी सिंहासन पर बैठी है, जेसा कुषाणों के मूल सिक्कों पर 
पाया जाता है। प्रथम कुमारय॒ुप्त के घनुर्धारी प्रकार में इस वर्ग या उपग्रकार के सिक्के नहीं 
पाये जाते हैं। इसके सिक्कों के प्रृष्ठभाग पर देवी हमेशा कमलासनाधिष्ठित है, जैसी 
धनुर्घारी प्रकार के द्वितीय वर्ग की सुद्राओं पर दिखा ई गई है। पुरोभाग पर राजा बायें 
खड़ा है, जिसके दाहिने हाथ में बाण तथा बायें में धनुष हैं। घह धनुष का कभी बीच या 
कमी सिरा पकड़े खड़ा है। बायें हाथ के नीचे कुमार! तथा कभी उसका संज्षिप्तृरूप कु” मिलता 
है। किसी मुद्रा पर कुमाए या कु दोनों ही अ्रविद्यमान हैं। केवल प्ृष्ठभाग के 
विरुद से वे कुमारगुप्त के समझे जा सकते हैँ । इस प्रकार की मुद्राओं का वर्गीकरण कुछ 
कठिन है। श्री ऑलन ने उनको मुद्रालेखों के आधार पर विभक्त किया है। किन्तु वे 
अपूर्ण और अस्पष्ट होने के कारण इस कार्य में कुछ अड़चन उत्पन्न करते हैं। हमने यहाँ 
पहलें इस प्रकार की सुद्राओ को चार वर्गों में विभक्क किया है। पहले वर्ग में वे मुद्राएँ हैं, जिन 
पर 'कुमांए' राजा की बाई बाँह के नीचे ओर दूसरे में प्रत्यंचा के बाहर कुमार” शब्द अंकित 
किया गया है। तीसरे में वे सिक्के हैं, जिनपर केवल कु है। चोथे में वे सिक्के हैँ, जिन 
.. पर एक भी श्रक्षर अंकित नहीं किया गया है। वर्गो' के उपप्रकार मुद्रालेखों के आधार 
. पर निश्चित किये गये हैं । द 

.. पहले वर्ग (फ० ६, १०-१२) में राजा के बायें हाथ के नीचे कुमार! लिखा है। 
उसमें गय में लेख हे--महाराजाधिराजश्रीकुमारगुप्त:! । इस प्रकार के सिक्के १२४ 
ग्रेन तौल्न में हैं। दूसरे वग (फ० ६, १३-१४) में 'कुमार' लम्बवत्‌ प्रत्यंचा के बाहर उत्कीर्ण 
. है। राजा बीच से उसे पकड़े हुए है। यहाँ पहले उपप्रकार में पहले वर्गवाला लेख ही 
उत्हीण किया गया है; किन्तु दूपरे का लेख अपूर्ण ओर अस्पष्ट है। उसके प्रारम्भ में गुणेशो 
महीतलम्‌” ओर अन्त में शायद “जयति कुमार: लिखा है । (गुणों में प्रधान कुमार संसार का 
विजेता) । दोनों उपग्रकार के सिक्के तौल में १२१ ग्रेन हैं । तीसरे घर्ग में (क० १०, १-६) 
राजा के हाथ के नीचे 'कु' लिखा है । इसमें पहले उपप्रकार में मुद्रालेख--“विर्जिंतावनिरवनि- 
पतिः कुमारगुप्तो दिवं जयतिः--मिलता है। “राजा कुमारग॒प्त जिसने संसार जीता है, स्वर्ग की 
विंजय करेगा !! दूसरे उपप्रकार में लेख--'जयति महीतलं श्रीकुमारगुप्त:? है। तीसरे उपप्रकार 
में इस लेख के अंत में सुधन्वी जोड़ दिया गया है ; “'चतुर घनुधर कुमारगुप्त प्रथ्वी का विजेता 
है? । इस तरह के एक सिक्के पर एक सुन्दर शंख की आकृति प्रृष्ठभाग की बाई' ओर बनी है 
(फ० १०,५) | ये तीनों उपग्रकार के सिक्के १२७ ग्रेन तोल में हैं,यथ्यपि पहले उपप्रकार के 
सिक्के कभी तोल में १३० या १२७ ग्रेन पाये गये हैं।... द 

_.. - चौथे वर्ग ( फ० १०, ७-१० ) में श्रीकृमार' या 'क दोनों भी लुप्त हो गये हैं। इसके 
पहले उपप्रकार में मुद्रान्‍लेंख “परमराजाधिराजश्रीकुमारगुप्तःः मिलता है तथा दूसरे उपप्रकार 

में 'जयति मद्दीतल॑ श्रीकुमारण॒प्ः लिखा है | इन सिक्कों की तौल १२७ ग्रोन है। 


आठवाँ अ्रंध्याय ११७ 


प्रथम कुमारगुप्त के पोन्र द्वितीय कुमारगुप्त ने भी धनुर्घारी प्रकार के सिक्के निकाले थे, 
जिन्हें स्मिथ * ने प्रथम कुमारगुप्त के बतलाया था। उन्होंने पीछे अपने मत को बदल दिया और 
उसे द्वितीय कुमारगृुप्त का बतलाया* । यह सही है कि प्रथम कुमारगुप्त की तरह द्वितीय कुमार 
के सिक्के पर "कु बायें हाथ के नीचे लिखा मिलता हैं, जिसमें प्रथम कुमारगुप्त के पहले बर्ग 
की तरह लेख--महाराजाधिराजमश्रीकुमारगुप्तः--भी अंकित है ; किन्तु उसकी तौल १४४ 
ग्रेन है, जो तौलमान प्रथम कुमारगुप्त.के शासनकाल में प्रयुक्त नहीं किया गया था । प्रष्ठभाग पर 
भी लेख “महेन्द्र” के स्थान पर 'क्रमादित्य” लिखा है | अ्रतः इसमें बिलकुल सन्देह नहीं हैं कि 
१४ ४ ग्रन तौल के “क्रमादित्य! बिरुद धारण करनेवाले धनुर्धारी प्रकार के सिक्‍के द्वितीय 
कुमारगुप्त ने प्रचलित किये थे, न कि उसके पितामह ने । द 

प्रथम कुमारगुप्त के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के का वर्णन इस प्रकार है--- 


पुरोभाग--राजा बायें खड़ा है। उसके बायें हाथ में धनुष तथा दाहिने में बाण हैं । उसका सिर 
कभी श्रनाइत है तो कभी पहबंध के सहित । एक में शरीर का श्रद्ध भाग नग्न है,तो 
दूसरे में कोट पहने हुए है । किसी में धनुष के सिरे को पकड़े हुए है ओर उसकी प्रत्यंचा 
भीतर है, तो दूसरे में उसको बीच से पकड़े हुए है ओर उसकी प्रत्यंचा बाहर की ओर 
है। राजा के दाहिने हाथ के पीछे गरुडध्वज है। किसी सिक्के पर “कुमार? बाई 
बाँह के नीचे, किसी पर प्रत्यंचा से बाहर मिलता है; किसी पर बाँह के सीचे केवल 
कु है, तो किसी पर कुछ भी उत्कीरण नहीं है । वतु लाकार मुद्रा-लेख भी विभिन्न 
उपप्रकारों में मिन्न-मिन्न अंकित है । 


: पृष्ठभाग--लक्ठ्मी कमल पर बैठी हैं। दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल है । कभी दाहिने 
हाथ से सुवर्ण मुद्रा बिखिर रही हैं अथवा कमल धारण किये हुए हैं । चिह्न कभी-कभी, 
मुद्रालेख “श्रीमहेन्द्र: । 


फलक स्थित सिकों का विवरण 
प्रथम वेग 
( बायें हाथ के नीचे कुमार ) 
( १ ) सोना, “५”, १२३६, ग्रे न, बयाना निधि फ०, १६ ,३ 


पुरोभाग--राजा के बालों के ऊपर पदट्टबंध बंधे हें, शरीर अनाबत,नीचें घोती पहने, बायें हाथ के 
नीचे कुमार”, वतु लाकार मुद्रालेख, एक बजे से “महाराजाधिराज श्री कुमा (र)' । 


१ ज० रॉ० ए० सो० १८८९० पू० ९५। 
२ वही, ए० १६६। 
३, श्रि० म्यू० कै० ग्‌ ० ढा०, फ० १२,७। 


११८ गुप्तकालीन मुद्रा 
प्र्ठभाग--लक्ष्मी कमल पर बेठी, दाहिने हाथ में पाश, बायें में कमल, चिह्न बायें, लेंख- 
श्री महेन्र! ( फ० ६,१० )। 
( २ ) सोना, “«८", १२३*५ ग्र॑ न, बयाना निधि, फ० १६,१ 
पुरोमाग--पूर्ववत्‌, राजा का हाथ धनुष और प्रत्यंचा के बीच, लेख बायें, अधूरा, राजा के 
हाथ तथा गरुड़ के मध्य गुप्त: अंतिम अन्षर अधूरा। 
प्रष्ठभाग - पूवबत, लच्मी का पैर ऊपर उठा हुआ तथा हाथ घुटने पर अवलम्बित । 
(फ०६, ११)। 
(३ ) सोना, *८",१२३"५८ भरे न, बयाना निधि, फ० १६,४ 
पुरोभाग--पूर्ववत, लेख बाये अधूरा, गुप्त! शब्द आठ बजे । न्‍ 
पृष्ठभाग--देची के पेर ऊपर उठे हुए हैं (फ० ६, १२)। 


: द्वितीय वर्ग 


े पहला उपग्रकार 
_ ( छमार प्रत्यंचा के बाहर तथा लेख 'महाराजाधिराज? इत्यादि ) 
सोना, “८”, १२२-७ ग्र न, बयाना निधि; फ० १६,३ 
पुरोभाग--धनुष बीच से पकड़े, प्रत्यंचा बाहर, राजा के सिर पर पड्ठी नहीं है, लेख एक 
बजे 'महाराजाधिराज़ ( श्रीकुमारगुप्तः ) । 


पृष्ठभाग--लर्बडंमी कमल पर बेठी, पेर ऊपर उठे, हाथ घुटने पर अवलम्बित, बायें चिह्न, 
लेख दाहिने श्रीमहेद्व: | 


दूसरा उपप्रकार 
( लेख--गुणेशोमहीतलम्‌ जयतिकुमारगुप्त: १ ) 
सोना, “७५”, ११६“७ ग्र॑ न, बयाना-निधि, फ० २०,४ क्‍ 
१रोभाग--पूवबंबत्‌, कुमार! प्रत्यंचा से बाहर, लेख एक बजे आरम्भ 'गुणश महः अस्पष्ट | 


पृष्ठभाग--कमल पर बंठी लद्मी, हाथ ऊपर पाश लिये, पाश सीमा से बाहर, बायाँ हाथ 
घुटने पर अवलम्बित, कमल लिये; बायें चिह्न, दाहिने लेख--्रीमहेन्द्र:” अ्रस्पष्ट 
( फ० ६,१९४ )। द की 


$.बि० म्यू० के० ग्‌ ० डा०, फ० ३२, १०-१२; ज० रॉ० ए० सो० १८८२, फ०. ११, ११। 


श्राउवाँ अ्रध्याय ११६ 


तृतीय वग 
| बायें हाथ के नीचे कु! ' ] 
पहला उपप्रकार 
( मुद्रा-लेख “विजितावनिरवनिपतिः कुमारगुप्तो दिव॑ं जयति? ) 
सोना, .'«८”, १२६२ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २०, ५ 
पुरोभाग--राजा बायें खड़ा, सिर अनाबृत किंतु बालों के गुच्छे नीचे गरदन पर लटक रहे हैं, 
कोट तथा धोती पहने, धनुष सिरे १२ पकड़े, प्रत्यंचा भीतर, गरुइध्वज का दराड 
यंत्र से बना, बायें हाथ के नीचे 'कु', अद्ध चन्द्र ऊपर, तीन बजे से लेख, कटे हुए 
भक्तरों में, (जतवनिरवनपति”, पैर तले कुमार” अन्नरों के अवशेष, बायें 'गुप्त 
दव जय! । | 
पृष्ठभाग--लचमी कमलासन पर बेठी, दाहिना हाथ ऊपर सुड़ा हुआ ऊपर की तरफ उठा, 
बायाँ हाथ बायें घुटने पर अवलम्बित, चिह्न अदृश्य, लेख'श्रीमहेन्द्र:' अधूरा,अस्पष्ट । 
(फ० १०, १)। 
सोना, *<”,१२५६ ग्रन बयाना-निधि, फ० २०,७ 
पुरोभाग--पूव॑वत्‌, 'विजितबनिर,” 'त'; 'व” अक्षर धनुष के सिरे पर, 'ति? गरुड़ के ऊपर । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, चिह्न पूरा (फ० १०, २)। « द 
दूसरा उपगप्रकार* द 
( मुद्रालेख, 'जयति महीतलं श्रीकुमारयुप्त:? ) 
सोना, “७५”, १२७७ प्र न, बयाना-निधि, फ० २०, १३ 
पुरोभाग -राजा पहले उपप्रकार की तरह, पीछे झुका, कु अद्ध चन्द्र के साथ बायें हाथ के . 
नीचे; दाहिने लेख, सीमा से बाहर, नो बजे कटे अक्तरों में, 'श्रीकुमारगुप्तः! । 
पृष्ठभाग -पूर्ववत्‌, लच्मी दाहिने द्वाथ से सुवर्ण मुद्राएँ बिखेर रही है (फ० १०, ३ )। 
तीसरा उपप्रकारर द 
( मुद्रालेख “जयति मद्दीतल श्री कुमारगुप्तः सुधन्वी” ) 
(१) सोना, .७५", १२६ ग्र॑ न, बयाना-निधि, फ० २०,८ 
परोभाग--राजा पूर्वंघत्‌ धनुष सिरे पर पकड़े, बतु लाकार लेख एक बजे, "जयत मह”, दस 
की बजे “घन्व” । 





१ झ्रि० स्यृ०कें० ग्‌ ० डा० फ० १२,१-३; ज० पु० सो० बढाँं० १८८४ फ० ३,१०; ज० रॉ० ए० सो० 
१८८५९ फ० २,११० । 

२, ब्रि० स्‍्यू० कें० फ? ९,४-५। ज० रॉ० ए० सो० 4८९ घू० ६६। 

है, ० स्थू० कू० ग० ढा० ६३ न्यू० क्रॉ० १८९१ फ० २,११ । 


हक गुप्तकालीन मुद्राएं 


प्रछठणछाग--लक्ष्मी के दाहिने हाथ में कमल, बायाँ हाथ खाली जंघे पर, चिह्न अनुत्कीर्ण, लेख 
श्रीमहेम्र:: ( फ० १०, ४ )। 
( न ) सोना, .८ » १३१ ४ ग्रे पुरोभाग बयाना निधि, फ० २ २,१७ पृष्ठभाग ज० न्यू० 
सो० इं० सा १९ प० १२४ 
परोभाग - पूर्ववत, एक बजे लेख 'जयत महतत्” गरुड़ के ऊपर “नव”, । द 
प्रष्ठभाग--देवी का दाहिना हाथ ऊपर मुड़ा हुआ, उसके नीचे शंख, बाय हाथ में कमल, 
बाई' ओर लेख, श्रीमहेन्द्रःः (फ० १०,४ ) | 
(३ ) सोना; *७५", १९६ दे ग्र न, बयाना-निधि, फ० ३२,१३ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, एक बजे, "जय? दूस बजे सघन्ब!। 
पुरोमाग-पूर्ववत्‌, देवी दाहिने हाथ से मुद्राएं बिखेरती हुई ( फ० १०.६ )। 


चौथा वग 


[ 'कुमार'अथवा कु रहित" ] 
पहला उपप्रकार 
“ ( मुद्रालेख 'परमराजाधिराजश्रीकुमारणुप्त:” ) 
(१ ) सोना,.<८', १२६ ४ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० २१,१ 
पुरोभाग-बायें राजा खड़ा है, सिर अनावृत, बटनदार कोट तथा धोती पहने, बतु लाकार 
मुद्रा-लेख एक बजे 'परम राजा', छ बजे,श्री कुमारगुप्त'; 'गु! राजा क॑ हाथ के ऊपर 
तथा गरुड़ के ऊपर पता । | द 
पृष्ठणाग--लक्ष्मी के दाहिने हाथ में पाश, बायें हाथ में कमल, हाथ कमर पर, ओर. केहुनी 
. ऊपर चिह्न बायें, दाहिने लेख “श्रीमहेद्ध (फ० १०,७)। 
(२ ) सोना,.«", १२५०८ ग्रे न, बयाना निधि, फे० २०,३ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, बाई' ओर लेख परम राजाधरज? “श्र! अस्पष्ट, दाहिने ७-६ के बीच 
कुमा रगु?, गरुड़ के ऊपर प्र! 
परष्ठणाग-पूर्ववत्‌, देवी के पेर कुछ ऊपर जठे । लेख 'श्रीमहेन्द्र/ ( फ० १०,८ )। 
( ३.) सोना, ६९८, १२६*४ ग्रन, बयाना-निधि, फ० २०,१४ 
_पुरोभाग--पूर्ववत, बटनदार कोट; बटन एक पट्टी पर, बायें लेख 'परमराज! अधूरा 
पृष्ठभाग--साफ तौर पर अंकित, पाश छोटा है। चिह बायें, लेख 'श्रीमहेन्र” (फ० ९०,६) | 





वही फ० १३३,३; ज० रा० ए० सो० १८९३, फ० ३,४। 


आठवों अध्याय १२१ 


दूसरा उपप्रकार 
( मुद्रालेख “जयति महीतलं श्रीकुमारगुप्त: ) 
सोना, .८", १२७३ श्र न, बयाना निधि, २१,५ 

पुरोभाग--राजा बायें खड़ा, पूर्ववत, बत लाकार सुद्रा-लेख आठ बजे आरम्भ 'जयत महतल 
श्री कुमारगुप्तः;; श्री” गएड़ के ऊपर,तथा कुमार! तीन बजें,युप्ती का अवशेष धनुष 
के नीचे दिखलाई पड़ता है। 

प्रष्ठभाग--लक्षमी कमल पर बैठी, दाहिने हाथ में कमल और बारें हाथ में काठ कोपिया जो 
के के ऊपर है, चिह्न बायें, बीच में लेख--'श्रीमहेन्द्र2 ( फ० १० १९० )' 


(आ) अश्वारोही प्रकार 


प्रथम कुमारणुप्त के सिक्कों में अश्वारोही प्रकार सर्वप्रिय रहा | पुरोभाग में इस प्रकार 
के तिकत चन्द्रगुप्त के अश्वारोही प्रकार के समान है। राजा दाहिने या बायें घोड़े पर सवार है । 
वह कभी हथियार बॉथे या कभी हथियार-रहित दिखलाया गया हैं। प्ष्ठभाग पर के दृश्य में कुछ - 
उपप्रकारों में देवी मोढ़े पर बेठी है; किन्तु दूसरों में देवी मोढ़ो पर बैठकर मोर को खिला रही 
हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि इस प्रकार के प्रत्येक उपप्रकार की एक विशेषता कभी 
घोड़े की दिशा में, कभी उसके जीन के प्रकार में, कभी राजा के आयुर्धों में, कमी पुरोभाग के 
वतु लाकार मुद्रालेखों तथा प्ृष्ठभाग के चिह-पमूहों में दिखलाई देती है। इसमें कुछ संदेह नहीं 
है कि मुद्राकारों ने हरएक प्रकार में विशेषता लाने के लिए काफी सोच-विचार किया होगा । 


पृष्ठभाग के चिह-समूह (7707 ) के आधार पर अश्वारोही श्रकार का वर्गों में 
विभाजन किया जा सकता है । पहले वर्ग में सिक्कों पर देवी अकेले बैठी हैं ओर ईरे वर्ग में 
वह मोर को खिलाती हुई दिखलाई गई है । द 


प्रथम वर्ग के पहले उपप्रकार ( फ० १०,११-१२ ) में पुरोभाग पर लेख-- ध्रथिवी 
तलांबरशशी कुमारगुप्तो जयत्यजितः”' ( अजेय कुमारणुप्त, जो प्रृथ्वी रूपी श्राकाश में चन्द्रमा 
के समान है, विजयी हो )। उपगीति छंद । । 


(रे और 

इस उपप्रकार की सभी सुद्राओों पर घोड़े पर एक सुन्दर जीन है,जिसमें उसकी गर्दन ओर 

पुद्ं पर एक सुन्दर वतुलाकार तारा दिखाई देता है। राजा हथियार से रहित है । एष्ठभाग 

पर देवी बाई” ओर मोढ़े पर बेठी है, जिसके दाहिने हाथ में कमल है, बारयाँ हाथ खाली, कमर 
पर पड़ा है । क्‍ क्र 


१. यह लेख पहले-पहल बयाना-निधि के सिक्के की सहायता से पढ़ा जा सका है । श्रि० स्थू० 
कै० जी० डी० फ० ३३१ में इस तरह का एक सिक्का था, किन्तु अस्पष्टता के कार 
मुद्रालेख सफलतापुर्वेक नहीं पढ़ा गया था| - द द के 


है १९ 


3२२ गृप्तकालीन मुद्राएं 


दूसरे उपप्रकार (फ० १०,१३) का एकही सिक्का बयाना निधि में मिला है, जिसमें राजा 
घोड़े पर सवार है और दाहिने हाथ में धनुष लिये हुए है। घोड़े का जीन आमभूषित नहीं हे । 
बतु लाकार मुद्रा-लेख...जयति चृपोरातिमिरजित:! है ( राजा अजेय है जो शत्र्‌, से कभी 
पराज्ञित नहीं हुआ )। देवी प्रृष्ठभाग पर मो पर बेठी है। उसके दाहिने हाथ में पाश हैं 
तथा बायें में कमल । चिह्न उत्कीर्ण नहीं किया गया है । 


तीसरे उपप्रकार ( फ० १०, १४-१५; फ० ११, १) में घोड़ा दाहिने देख रहा हैं तथा 
उसके जीन का आभूषण भिन्न ढंग का है। राजा के पास कोई हथियार नहीं हैं । बतु लाकार _ 
मुद्रा-लेख 'ज्षितिपतिरजितो विजयी कुमारगुप्तो दिवं जयति *! हैं। ( अजेय राजा तथा विजयी 
कुमारगुप्त स्वर्ग की भी प्राप्ति करता हैं )। उपगीति छंद । प्रष्ठभाग दूसरे उपप्रकार से सर्वथा 
मिलता हैं। किन्तु कमी ( फ० १०, १५ ) पाश का मुड्गाव दूसरे वर्ग में दिखाई देनेवाले मोर 
की गर्दन की तरह प्रकट होता हैं, जब कि उसका केवल ऊपरी हिस्सा दृग्गोचर होता हूँ । एक 
सिक्के ( फ० ११,१) में प्रृष्ठभाग पर देवी के हाथ में पाश दिखलाई नहीं पड़ता । किन्तु इस 
सिक्के का मुद्रालेख अस्पष्ट है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हैं कि वह इस 
उपप्रकार का ही था या नहीं । यह भी संभव है कि हथोड़े से पीठे जाने के कारण पृष्ठभाग 
पर का पाश अदृश्य हो गयां होगा । इस मुद्रा पर एक चिह्न भी वर्तमान है । संभव हे कि 
. यह मुद्रा एक चोथे उपप्रकार की हो; जब अधिक नमूने प्राप्त होंगे तभी इस पर निश्चित 
सत बनाना शक्य होगा । ऊपर के तीनो' उपप्रक[र के सिक्के १२७ ग्रेन तौल में हैं। 


दूसरे वर्ग में परष्ठभाग पर देवी सदा मोर को खिलाती हुई दिखलाई गई है। वह अकेले 
कभी नहीं प्रदर्शित की गई है। इसके चार उपग्रकार मुद्रालेखों के आधार पर स्थिर किये गये 
हैं। पहले उपप्रकार (फ० ११,२-४) में मुद्रालेख--गुप्तकुलव्योमशशी जयत्यजेयो जितमहेन्द्र:! 
हैं (अजेय तथा अपराजित महेन्द्र,) जो गुप्तवंश रूपी आकाश का चन्द्रमा है, विजयी हो '। इस 
उपप्रकार में राजा सदा दाहिने रहता है,बार्ये हाथ में धनुष लिये हुए है। प्रष्ठभागपर देवी मोर 
. को अंगूर खिलाती हुई दिखलाई पड़ती है,जिसमें फलों का गुच्छा डंठलों की अपेक्षा प्रधान प्रकट 
होता है। प्रृष्ठ की ओर चिह्न नहीं हैं। सभी सिक्‍के तौल में १२७ ग्रेन के बराबर हैं । 
दूसरे उपग्रकार ( फ० ११, ६-८ ) में राजा बाई' ओर देख रहा है ओर दादिने हाथ में 
धनुष लिये हुए हैं। तलवार बायें लटक रही है । मुद्रालेख -- गुप्तकुलामलचद्रो महेन्द्रकुर्माजितो 
जयति, है (गुप्वंश का अमल चन्द्रमा, अजेय वीर, जो महेन्द्र के सदश शक्षिशाली है, विजयी 
हो) । उपगीति छुंद । प्ृष्ठभाग का दृश्य पहले उपप्रकार के समान हैं। इसमें अगूरों की 
: श्रपेत्ञा डंडल अधिक प्रधान हैं। संभव है कि कलाकार यह सूचित करना चाहता था कि 


3. श्रि० स्थू० कें० गु० डा० पृष्ठ ७० में इस लेख के कुमारग॒प्त के स्थान में 'महेंद्रसिंहो' पढ़ा गया 
 हैं। उस हम के फलक ३,३३१ व ४ में जो फोटो दिये गये हैं उनमें साफ तौर पर गन 
. लिखा है, महँद्रलिंह किसी पर पढ़ा नहीं जा सका है। 


शआ्रावाँ अध्याये १३३ 
मोर का खिलाना समाप्त होता जा रहा है । इस प्रकार के प्रष्ठभाग पर के चिह्न में एक मार्के की 
विशिष्ठता दिखाई देती हैं। अधिकतर सिक्‍के तौल में १२७ ग्रेन के बराबर हैं ; किंतु 
२० प्रतिशत १२४ तौल ग्रे न के हैं । तीसरा उपप्रकार ( फ० २१, ६-१० ) पहले बर्ग के 
तीसरे उपप्रकार से बहुत अधिक मिलता है। दोनों उपग्रकारों में घोड़ा दाहिने देखता है और 
राजा के पास कोई हथियार नहीं हैं। लेख एक ही .तरह आरम्भ होता हैं; किन्तु अंत में 
कुछ विभेद हो जाता है। इस पर लेख--'जल्षितिपतिरजितों विजयी कुमारगुप्तो जयत्यजितः है, 
न कि कुमारगुप्तो दिवंजयति१” (अजेय तथा विजयी कुमारगुप्त पराजित न होने के कारण 
सदा सफलीभूत है ।) उपगीति छुंद । प्ृष्ठभाग पर देवी मोर को खिलाती हुई प्रदर्शित की गई है । 
अंगूर के गुच्छे में प्रायः डंठल ही दिखाई देते हैं शायद्‌ ही फल, मानों मोर ने सब अंगूर 
खतम कर दिये हैं । इस उपप्रकार में चिह्न अनुत्कीण है । 


चोथे उपगप्रकार ( फ० ११,११-१४ ) में राजा दाहिने सवार हैं, बायें हाथ में घनुष 
लिये हुए । सात बजे मुद्रालेख आरम्भ-प्रृथिवीतलेश्बरेन्द्रः कुमारगुप्ती जयत्यजितः” (अजेय कुमार 
गुप्त, पृथ्वी पर इन्द्र सदश, शुत्र को पराजित करता हैं)। उपगीति छुंंद्‌। एष्ठभाग पर चिह्न 
विद्यमान हे। देवी के हाथ में तीन-चार अंगूर हैं, न कि डंठलयुक्त गुच्छ । इस कारण बायें 
: कोने में चिह् को रखना सम्मव हो पाया। तीसरे-चौथे उपप्रकारों में सिक्कों की तोौल 
१९७० ग्रन है। 


अश्वारोही प्रकार का साधारण विवरण इस प्रकार हैं. - 


पुरोभाग-राजा प्रभामंडलयुक्क, कोट, पायजामा पहने, जीन के साथ घोड़े पर सवार हैं 
जो कभी बायें या दाहिने चलता हैं। दाहिने अथवा बायें हाथ में धनुष लिये, 
तलवार कभी बाई' ओर । राजा कभी-कभी हथियार-रहित । घोड़े का जीन अनेक 
रीति से विभूषित, लेख प्रत्येक उपप्रकार में विभिन्न । द 


पृष्ठभाग--पहले वर्ग में देवी मोढ़े पर बेठी हें । दाहिने हाथ में पश तथा बायें में कमल हैं, 
चिह् अनुत्कीर्ण । लेख दाहिने-अजितमहेन्द्रःः । दूसरे वर्ग में पूवबत्‌ देवी, किन्तु 
दाहिने हाथ से मोर को अंगूर खिला रही है। बायें में लम्बे नालवाला कमल 
है। चिह्न अ्रनुत्की्ण, दाहिने लेख-अजितमहेन्द्र: ।” 


१, श्िि० भ्यू० गु० डा० पृ० ७१ पर श्री अलन ने इस लेख को पहले वर्ग के तीसरे 
उपप्रकार के सर्वधा एक-सा माना है। बयान। निधि के सिक्क पर स्पष्ट रूप से अन्त 

.. में 'जयवत्यजि! (फ० ११ , १०) लिखा है। ब्रि० म्यू० के० में एक सिक्का हें, जहाँ 

.. अन्तिम अक्षर साफ है (फ० १३, १०) जो “गुप्तो जय” प्रकट होते हैं । ब्रि० स्‍्यू० के पहले 
वग' हू चौथा उपप्रकार है,जिसका फोटो अप्रकाशित है,इस उपप्रकार का सिक्‍का मालूम 
पड॒ता है। 


७ “अब गप्तकालीन सुद्ाएं 


फलक स्थित सिक्कों का वर्णन 


पहला वग 
[ देवी मोर विरहित ] 
पहला उपप्रकार' 
मुद्रालंख--प्रथिवीतला म्बरशशी कछुमारमुप्तो जयत्यजितः* 
(१) सोना, .«”, १२६-५ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २२ ,४ 
पुरोभाग--राजा अनाबृत सिर, दाहिने सवार, हथियार रहित, घोड़े के बाल विभूषित, पुट्टं तथा 
गदन पर सुन्दर गोल श्राभुषण; इस उपप्रकार की यह विशेषता है। राजा का बठन- 
दार कोट अत्यन्त सुन्दर, दो बजे से लेख-प्रथी”,तीन बजे से“'तलाम्बर शश'अस्पष्ट 
घोड़े के पेरों बीच 'कुम?,नो बजे से 'प्तो जयत्यजितः” । 
प्रष्ठणाग--सोढ़ पर देवी बेठी, दाहिने हाथ में पत्त सहित, लम्बे नालयुक्क कमल बायाँ हाथ 
. खाली, कमर पर रखें, सिर के पीछे केश-प्रथि, चिह्न अविद्यमान, लेख 
अजितमहेन्द्रःः ( फ० १०, ११ )। 
(२) सोना, .«”,१२७.३ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २२, १ 
पुरोभाग-- पूर्बवत्‌, लेख एक बजे, 'प्रथिवी तलम्बरश! । 
पृष्ठआभाग--पूर्वेचत्‌ अजितमहेन्:” ( फ० १०, १२ )। 
ः हि दूसरा उपप्रकार _ 
( सुद्रालेख-“जयति नृपोड रतिमिरजितः? ) 
(३) सोना, ७५," १२५..६ ग्र न, बयाना निधि, फ॒० २२, 


 पुरोभाग--राजा बायें सवार है, एक बजे से 'जयत नृप रातमरजितः । 
प्रष्ठणाग--बायें, मोढ़े पर देवी बेठी है, दाहिने हाथ में पाश, बायें में कमल, कमर पर 
अवलम्बित, चिह्न अधियमान, लेख अजत महेन्द्र! ( फ० १०,१३ )। 
तीसरा उपप्रकारँ 
( मुद्रालेंख-'क्षितिपतिरजितो विजयी कुमारणुप्तो दिव॑ जयति” ) 
(४) सोना, .«", १२७ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २२, ८ 





3, थि० स्‍्यू० कें० फ० १३, १, इं० म्यू० केँ० भा ३ पृ० ११३। 

२, स्मिथ का कथन है कि इसतरह के सिक्‍के पर लेख 'परमभागवतमहाराजाधिराजश्री- 
महेन्द्रगुप्तःः (ज० रॉ० ए० सो० १८८५ प्ृ० १००) ख़िा हे, जो सही नहीं हे। बयाना 
निधि के सिक्कों पर अकित लेख से वह झब स्पष्ट हो गया है । द 

३, श्रि० स्यू० कू० १३४ २-५ ज० रॉ०  ए० सो० १८८४ पू० १९३ फ० ३, १२; वही 
१4८५९ फ० २,१३ | 


श्राठवाँ अध्याय. 7 है  श्र्पर्‌ 


पुरोभाग--राजा, सिर अनाबत, कोठ तथा संभवतः पायजामा पहने, दाहिने घोड़े पर सवार, 
हथियार रहित, सिर पर,*«प्रचुर केश; मणिविभुषित सुन्दर जीन; घतु लाकार 
: मुद्रालेंख, घोड़े के सिर पर 'क्ष!; उसके सिर से पेर तक 'तपतर', पैरों के बीच “तब? 
अस्पष्ट, आठ बजे से मरगुप्त दव जयत”? । 
प्रष्ठभाग--उपप्रकार दूघरे की तरह; लेख अजतमहेन्द्र! ( फ० १०, १७ )। 
(५) सोना, .८", १२७.२ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २५, १० द 
पुरोभाग-पूर्ववत, खुले गल्ले का कोट, एक बजे मुद्रालेख 'ज्ितिपत', नौ, बजे “गुप्त 
दव जयत? | 
प्रष्ठभाग --देवी पूचचत्‌, पाश का सुड़ाव मोर का गले के समान मालूम" पड़ता है। लेख 
'अजतमहेन्द्र/ (फ० १०, १५)। 
(६) सोना, ८”, १२६.२ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २२, 


पुरोभाग - पूर्ववत्‌, लेंख 'ज्ञतपतर?, बाई ओर लेख अस्पष्ट । 
प्रष्ठभाग - देवी बायें मोढ़े पर बेठी हैं, पाश हथोड़े से मिठाया गया हैं। चिह्॒बायें, 
लेख-अजतमहेन्द्र/ * (फ० ११, १)। 


दूसरा वग 
( देवी मोर को खिला रही है ) ह 


. पहला उपग्रकार 
(मुद्रालेख “गुप्तकुलन्योमशशी जयत्यजेयो जितमहेन्द्र:?) 


(७) सोना, ,८, १२५.८ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २३, ११ 


पुरोभाग--राजा का सिर अनावत, नीचे लठकनेवालें विग ( ७72 ) के समान दीखनेवाले 
लंबे केश, दाहिने सवार, कोठ या पायजामा पहने, घोड़े का बाल आरचित, 
एक बजे से मुद्रालेख “गुप्तकुलव्योमशशी जयत्य,” अंतिम अक्षर घोड़े के पैरों 
के बीच | 


१ बयाना निधि के दूसरे सिक्कों पर भी पाश' का मुड़ाव मोर की गरदन के समान प्रकट 
होता है। यदि यह माना जाय कि इन सिक्‍कों के पृष्ठभाग पर सम्मुख मोर है तो 
वे दूसरे वग के तीसरे उपप्रकार सदश होंगे। किन्तु लेख 'जयव्यजितः से समाप्त होता 
है, 'गुप्ती दिवंजयति! से नहीं। उस उपप्रकार में दिखलाई देनेवाला अंगूर का डंठल 
भी यहाँ केसा अविद्यमान है यद भी समझना कठिन होगा । श्रन्ततोगत्वा यह मान . 
: लेना डच्चित होगा कि इन सिक्‍कों पर मोर की गदन नहीं है । किन्तु पाश का सुड़ाव 
 चंसा दीखता है। 
२, इस उपप्रकार में इस सिक्के का रखना निश्चित नहीं है। यह एक नया उपप्रकार 
.. समझा जा सकता हैं, जिसका लेख विभिन्न है। प० १२२ पर का विवेचन देखिए । 


का 


१५६ गुप्तकालीन मुद्राएं 


प्रष्ठणाग--मोढ़े पर बैठी हुई देवी, कमर पर के बायें हाथ में लम्बे नालयुक्क कमल, दाहिने 
हाथ से मोर को अंगूर खिला रही है। डंठल अंगूरों से प्रायः ढेंका हुआ। 
चिह् विद्यमान, लेख अजितविक्रम: ( फ० ११, २ )। 
(८) सोना,६", १२५. ६ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २३, ४ 
पुरोभाग--पूवंवत, लेख एक बजे जे--“गुप्त शश”-त्यः, छ: बजे से 'जिंतमहेंद्र:! । 
पृष्ठसाग-पृवंबत्‌ ( फू० ११, ३ )। री 
(६) सोना, .«' ,१२५.१ भर न, बयाना निधि, फ० २३, » 
पुरोभाग-पूर्ववत, लेख एक बजे से “गुप्त, ..वम शश', पाँच बजे से “जयत्य', नो बजे 
'जितमहेंद्र:' । । 
प्रष्ठभाग -पू्ववत्‌ ( फ० ११, ७ )। 
(१०) रोता, .८४", १२७ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २३, 
पुरोभाग-पूर्ववत्‌, लेख गुप्कुल शशी जयत्य- - “जितमहेन्द्रः? । 
नो2--राजा के केशों के सबॉरने की शेली दशनीय है । 
पृष्ठभाग-पूर्ववत्‌,मोर का पिर गुच्छ के डंठलों में घुसा है। एक सामने तथा दो पीछे दे(फ०११,५) ' 
दूसरा उपप्रकार 
(११) सोना, (.८”“, १२६.८ ग्रेन, बयाना निधि फ० २४, ३ मुद्रालेख “गुप्तकुलामलचद्धो 
महेन्धरकर्मजितो जयति) । 
पुरोभाग--राजा का सिर अनाव्रत, दाहिने सवार, दाहिने हाथ में धनुष, बायें तलवार लटक रही 
...._ है। एक बजे से लेख 'गुप्तकुल', छः बजे से महेद्ध...जत जयति” 
प्ृष्ठभाग -देवी का शरीरोध्वेभाग सुन्दर, मोढ़े पर बेठी, बायाँ हाथ कमर पर, लम्बे नाल- 
युक्ष कमल के साथ, दाहिने हाथ से अंगूर का गुच्छा लेकर मोर को खिलाने जा 
रही हैं। करीब सब अंगूर समाप्त हो गये हैं, इसलिए केवल डंठल ही शेष दीखते 
हैं। लेख 'अजितमहेन्द्रः ( फ० ११, ६ )। 
(१२) सोना, ,८५" १२४.४ ग्रेन बयाना निधि, फ० २४,४ 


पुरोभाग--पूर्ववत्‌, लेख १ से ४ तक 'गुप्तकुलामलचन्द्र',छः बजे से 'महेन्द्रकर्माजित जयति? । 
प्रष्ठभाग-पूववत्‌ ( फ० ११, ७ ) 
(१३) सोना, .८५", १२६.८ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २४, ५ 
पुरोभाग--पूववतू, लेख--गुप्तकुलामलचन्ध,” अन्त के दो अन्तर घोड़े के पिछले पैरों के 
मध्य में, छः बजे से महेन्द्रकर्माजितो जयति” 





ध्‌ ब्रि० स्‍्यू कै० फ० १३, १६-१९ ज्ञ० प्‌० सो १८८४ फ० ३, १३ । वहीं 
१८८५ फ्‌० २, १४ । द 


आठवों अ्रध्याय द १२५७ 


पृष्ठभाग-पूर्ववत्‌ ( फ० ११, ८) 
तीसरा उपप्रकार' 
( मुद्रालेख “त्ितिपतिंरजितो विजयी कुमारगुप्तो जयत्यजित: |” ) 
(१५) सोना, .८*, १२६-३ प्र न? बयाना निधि, फ० २५, १ 


पुरोभाग--राजा का सिर अनाब्त, दाहिने सवार, हथियार रहित, कमरबंध पीछे उड़ रहा, बारह 
बजे से लेख “ज्ञतपतरजतो, “विजयी? का अवशेष घोड़े के खुर के नीचे । 


पृष्ठभाग--दूसरे उपप्रकार की तरह देवी, दाहिने हाथ में स्थित डंठल में केवल एक अ्रंगूर सठा 
हुआ है। लेख 'अजितमहेन्द्र” (फ० १९, ६ )। 
(१५) सोना, .८५," १२६.४ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २५४, ३ 
पुरोभाग--पूववत, लेख एक बजे "क्षि,” आठ बजे “गुप्त जयत्यजि (त)?। 
पृष्ठभाग--पूर्वंवत्‌ (फ० ११, १०) । द 
. चौथा उपप्रकार 
( मुद्रालेख 'प्रथिवीतलेश्चरेन्द्रः कुमारगुप्तो जय॒त्यजितः? ) 


(१६) सोना, .८,” १२६.४ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २५, ११ 
पुरोभाग--राजा अनाबतसिर, दाहिने सवार, बायें द्वाथ में धनुष, लेख आठ बजे आरम्भ 
प्रथिवीतलेश्वरेन्र कु । 


पृष्ठभाग--तीसरे उपप्रकार की तरह, किन्तु देवी के दाहिने हाथ में दो फल हैं, गुच्छा नहीं । 
बायें हाथ में कमल कॉनु कोपिया की तरह, बायें चिह्न, लेख अधूरा (फ० ११,११)। 


(१७) सोना, "८५, १२६-६ अ न, बयाना निधि, फ० २५४, १४ 

पुरोभाग--राजा के कोट का बटन तथा घोड़े के बाल की सजावट दशनीय हँ। सात बजे 
लेख आरम्भ, 'प्रथिवीतलेश्बरेन्द्र कुम? दाहिने, गुप्तो जय? 

पृष्ठभाग--पूर्बचत ( फ० ११, १२ )। 

. (१४) सोना, .६," १२५.८ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २५, ५ 

पुरोभागं--पूर्ववत, सात बजे लेख आरम्भ 'प्रृथवतलेश्वरेन्द्र कुम” दाहिनी ओर, 'रगुप्त दव जयत? 
. अक्षर टूठे । 

पृष्ठभाग--पूर्वबत (फ० ११, १३ )। 


१. ब्रि० स्यू० के० १३, ६-५। मुद्रालेख के अन्त्य शब्दों के बारे में पृ० १२३ टिप्पणी ३. 
देखिए। 





श्श्द गुप्तकाल्ीन मुद्राएं 
(१) खड़डधारी प्रकार 


कुमारमुप्त के शासनकाल में सुद्रा-निर्माताओं ने इस नये प्रकार को निकाला था । बयाना निधि 
के पता लगने से पहले इस प्रकार के केवल छः सिक्के ज्ञात थे, किन्तु बयाना में दस्त सिक्के 
मिले हैं । पटना के समीप गंगा नदी में इस तरह के दो सिक्‍के मिले थे। अन्य सिक्कों 
के प्राप्तिश्थान के चिषय में कुछ ज्ञात नहीं है । 
सिक्के का विवरण इस प्रकार है-- 
खद्डधारी प्रकार 


पुरोभाग--राजा प्रभामरडलयुक्क, दाहिने खड़ा, मोतियों की लड़ी से युक्क पगड़ी, हार, भुजबंध 
आदि पहने हँ। दाहिने हाथ से बेदी पर आहुति छोड़ रहा हैं। बायाँ हाथ 
तलवार की मू 5 पर रखा है, जो कमर से नीचे लटक रही हैं। राजा के सम्मुख 
गरुडृध्वज । बायें हाथ के नीचे कु? अद्ध चन्र ऊपर की ओर, चतु'लाकार मुद्रा- 
लेख “गामवजित्य सुचरितेः कुमारगुप्तो दिवंजयति? ( प्रथ्वी को विजय कर कुमार- 
गुप्त अपने पुर्यकर्मो' के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करेगा )।.. क्‍ 
पृष्ठभाग--लक्ष्मी कमल पर बेठी, दाहिने हाथ में पाश, बायें में लम्बा नालवाल्ा कमल, चिह्न 
बाई' ओर, लेख “्री कुमारगुप्त 
खद्नधारी प्रकार समुद्रगुप्त के ध्वजधारी प्रकार में कुछ हेरफेर करके निकाला गया है। 
यहाँ राजा वेदी पर श्राहुति छोड़ रहा है। इसमें राजा के पोशाक विदेशी नहीं हैं। 
गरुडध्वज रखा गया हूं; किन्तु राजाके बायें हाथ से दर॒ड या भाला हटा दिया गया है। उसका 
. हाथ तलवार की मूठ पर है। इस प्रकार के सिक्के कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर माने 
जाते हैं। 
पुरोभाग का लेख द्वितीय चन्द्रमुप्त के छुत्रप्रकारवाले सिक्कों के करीब-करीब समान है । 
.. केवल ़ितिःशब्द के स्थान में गो? शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों के पुरोभाग पर चिह- 
समूह दृश्यमान हैं। राजा यज्ञ में आहुति दे रहा है, किन्तु खज्नधारी प्रकार में पीछे छत्रधारी 
व्यक्ति का अभाव है। कुछ सिक्के १२७ ग्रेन तौल के पाये गये हैं, पर कुछ १२४ प्रोन के 
बराबर हैं ! _ 
इसका पृष्ठभाग धनुर्घारी प्रकार के सिक्‍के के सहश हैं। सम्भवतः दोनों प्रकार 
शासनकाल के प्रारम्भ में तेयार किये गये थे । 
द इस सिक्के के पुरोभाग तथा प्रृष्ठभाग पर लिखित लेख में कुमार का नाम राजकीय 
. उपाधियों से बिलकुल रहित है। इससे यह स्पष्ठ होता है कि मुद्राओं की उपाधियों से या 
उपाधियों के अभाव से कुछ ठोस निष्कर्ष निकालना कभी-कभी अमपूर्ण होगा। इस प्रकार के 
पुरोसाग पर अंकित लेख उपाधि-रहित हैं, जो. सम्मवतः छंद की आवश्यकता के कारण 
लिखे नही जा सके | प्रृष्ठभाग का लेख हमेशा छोटा रहता ही हैं। इस कारण वहाँ 


आउठवाँ अध्याय १२६ 


उपाधि कभी छोड़ दी जाती है अथवा कभी छोटी रहती है । जेसे समुद्रगुप्त के व्याप्रनिहन्ता 
प्रकार में पूरा लेख 'राजा ससुद्रग॒ुप्त' सें केवल राजा ही लिखा हें । 


ही तो ह 
फलक के सिक्कों का विवरण 
(१) सोना, .<८५.", १२५.६ ग्रन, बयाना निधि, फ० २१, ६ 
पुरोभाग--जैसा ऊपर लिखा जा चुका हैं। भुजबंध, हार तथा कलंगी का मोती रुपष्ड 
तथा सुन्द्र है। यज्ञ-वेदी थोड़ी-सी दिखलाई पड़ती हैं । दाहिना हाथ खुला हुआ तथा 
खाली हं; किन्तु नीचे गिरनेवाले पुरोडाश नहीं दीखते हैं। बार्यों हाथ 
तलवार की मूं5 पर रखा हुआ है। एक बजे से लेख “गामवजित्य सुचरितेः 
कुमारगु” । । 
पृष्ठभाग--जैसा ऊपर लिखा जा चुका है। लेख श्रीकुमारगुप्तः ( फ० ११, १७ )। 
(२) सोना .«“, १२५.३ ग्रे न, बयाना निधि, फ० २१, १५ 
पुरोभाग---गामवजित्य सुच”ः--'गुप्तद॒व जयति”, अंतिम अक्षर ग्यारह बजे । 
प्रष्ठभाग --पूर्ववत्‌, पाश सीमा के बाहर, लेंख बड़े अच्चरों में श्रीकुमारगप्तः (फ० ११, १४५) । 


(ई) सिंहनिहन्ता प्रकार 


ठ्वितीय चन्द्रगुप्त के सिंहनिहन्ता श्रकार को उसके पुत्र कुमारगुप्त ने भी जारी रखा । 
किन्तु इसमें वह कलात्मक गुण तथा विभिन्न सुन्दर ढंग वत्त मान नहीं है, जो उसके पिता के 
सिक्कों में पाया गया हैं। राजा दाहिने देख रहा है । बयाना-निधि के केवल एक सिक्क में राजा ने 
बाई ओर भी दृष्टि डाली हे। घह सुन्दर तथा मनोरम ढंग, जो चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर दृष्टि- 
गत होता था, यहाँ अनुपस्थित हैं। देवी का वाहन सिंह घुटने के बल बैठा है,क्मी चलता नहीं । 
देवी भी बेठी सामने देखती है। उसका एक पेर ऊपर की ओर मुड़ा हैं तथा दूसरा नीचे लटक 
रहा है । वह सिंह पर दोनों पैर भिन्न ओर फ़ेलायें हुए नहीं दिखलाई गई है। हमेशा वह 
सामने देखती है, न कभी बाई या दाहिनी ओर । पुरोभाग पर के सुद्रालेख प्रायः अस्पष्ठ हैं। 
. केवल दो सिक्कों पर के सुद्रालेख पूरे पहू। जा सके हूँ । राजा के शरीर में न कुछ आवेश या 
सुन्दरता हैं, ओर न सिंह के शरीर में इस प्रकार की मुद्राओं में कला की अवनति का आभास 
मिलता है | केवल पहले वर्ग के पहले उपग्रकार में देवी कुछ अच्छे ढंग से दिखलाई गई है। 


ये सिक्क चन्द्रगुप्त के सिंहनिहन्ता प्रकार के रुदश हैं। अद्एवं इनके साधारण विवरण 
की आवश्यकता नहीं है । इसके बहुतेरे सिक्के १९७ ग्रेन तौल में निकाले गये हैं ; किन्तु पंद्रह 
प्रतिशत तौल में १२४ ग्रेन ही हैं। केवल एक १३१ ग्रेन तौल में है । 


इस प्रकार को दो विभागों में बाँठ जा सकता हँ-सिंह से डठकर युद्ध करता हुशा 
तथा दूसरा सिंह को कुचलता हुआ हिंतीय चन्द्रगुप्त के इस प्रकार में सिंह का लौदता हुआ 
१७ कक द ््ः 


१३० गृप्तकालीन मद्गाए 


उपग्रकार भी वर्तमान था, जो यहाँ अविद्यमान हैं। यहाँ राजा द्वारा सिंह को तलवार से मारने 
का दृश्य भी नहीं है, जेसा चन्धगुप्त के एक सिक्‍के से ज्ञात होता है । 

इस प्रकार के सिक्कों को सुद्रालेखों के आधार पर विभिन्न उपप्रकारों में बॉँटना सुविधा- 
जनक होगा 


.... पहला वग 
( सिंह से डटकर युद्ध करता हुआ ) 


इसके पहले उपप्रकार (फ० १२,१ ) में वतु लाकार मुद्रा-लेख-- द्वितिपति? से 
प्रारम्भ होता है; किन्तु अमी तक पूरा पढ़ा नहीं जा सका है। किन्तु अक्षरों के अवशेषों से 
विदित होता है कि पूरा सुद्रालेख “तलितिपतिरजितमहेन्द्रः कुमारगुप्तो दिवं जयति' हुआ 
होगा (कुमारगुप्त, अजेय महेन्द्र, पृथ्वी का स्वामी स्वर्ग की प्राप्ति करता है), उपगीति छंद । पृष्ठ- 
_ भाग पर की देवी सुन्दर त्रिभंग अवस्था में है। वह बायें हाथ पर कुकी है ओर उसके दाहिने 
हाथ में कमल हैं। चिह्न अविद्यमान । 


दूसरे उपप्रकार (फ० १२, २) में लेख अधूरा रह जाता है। यह 'कुमार'से आरम्भ 
होता हैं । श्री अलन ने इसे इस रूप से पूरा किया है--कुमारगरुप्तो विजयी सिंह- 
महेन्द्रो दिवं॑ जयति? (विजयी कुमारगुप्त, सिंह के रूदश महेन्द्र, स्वर्ग की प्रामि करेगा)। कुमार” 
शब्द के पश्चात्‌ कोई अक्षर सिक्कों पर दिखलाई नहीं पड़ता है ओर न श्री अलन के फ० १४, ६ 
पर प्रकाशित किये हुए सिक्के पर या बयाना-निधि के इस प्रकार के अन्य सिक्कों पर ही, 
इसलिए बतु लाकार मुद्रालेख श्रीश्वेलल के कथनानुसार सचमुच था या नहीं, यह 
कहना कठिन है । प्रष्ठभांग पर देवी का दाहिना हाथ खाली तथा खुला हुआ है ; बायाँ हाथ 
ऊपर उठा है और कमल लिये हुए है। बाई” ओर चिह भी वर्तमान है । 


तीसरे उपप्रकार ( फ० १२, ३-४ ) में झुद्रा-लेख--कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रमः? 
लिखा हैं। (कुमारणयुप्त युद्ध में सिंह के रुहश बलवान है )। छंद-- वंशस्थविल । 


पृष्ठभाग पर देवी दाहिने हाथ से स्वर्णमुद्राएं बिखिरती हुई तथा बारें में कमल लिये हुए 
दिखलाई गई है । बाई ओर चिह वतेमान |. 


चौथे उपप्रकार ( फ० १२, ४) में सुद्रालेख इतना अस्पष्ठ है कि उसका पढ़ना 
कठिन है। राजा दाहिनी ओर खड़ा है । देवी के दाहिने हाथ में कोई वस्तु दिखिलाई पड़ती 
है; किन्तु साफ प्रकट नहीं होती। 
दूसरे वर्ग में राजा सिंह को लात से कुचल रहा है। पहले उपप्रकार (फ० १२ 
-८) में सुद्रा-लेख --साक्तादिव नरसिंहो सिंहमहेंद्रो जयत्यनिशप्र्‌ ?-( महेन्द्र,जो सिंह के सम।न 
है, ओर जो साज्षात्‌ नरसिंह का अवतार है, सदा विजयी हो)। उपगीति छंद । दूसरे उपप्रकार 
(फ? १२, ६-१० ) में मुद्रालेख "कुमार! से आरम्भ द्वोता है; किन्तु उसे पूर्ण करना अभीतक 


आाउठवाँ अध्याय १३१ 


शक्य नहीं हुआ है। प्रष्ठभाग पर देवी के दाहिने हाथ में एक विचित्र माला है तथा बायें में 
कमल हैं । चिह्न भी अजीब तरह का है। यह उपप्रकार सर्वप्रथम १६२५ ई० में ज्ञात हुआ। 


फलक के सिकों का विवरण 


पहला वग 
[ सिंह से डटकर युद्ध करता हुआ राजा | 


पहला उपप्रकार ' 
( लेख “ ज्षितिपति” से पारम्भ ) 
(१ ) सोना, .७४५”, १२६.५ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २७, ६& 
पुरोभाग--राजा प्रभामंडलरहिंत, दाहिने खड़ा,पिर पर पट्टबंध बाँधे, जाँघिया, हार, कर्णफूल, 
भुजर्बंध, कमरबंद पहने है, सामने के सिंह पर बाण छोड़ रहा है, बाँह के ऊपरी 
भाग में बाण द्खिलाई पड़ता है, लेख वतु लाकार में एक बजे आरम्म त्ञतपत? । 
पृष्ठभाग--देवी दाहिनी ओर घुटने पर स्थित सिंह की पीठ पर बैठी है, बाई' बाँह पर भुकी 
है, जो कमर पर अपलम्बित है, दाहिने हाथ में पत्तियों से युक्ष सनाल कमल है, 
चिह्न अविद्यमान, दाहिने लेख-श्रीमहेन्द्रसिंह” ( फ० १२, १ )। 
द दूसरा उपप्रकार * 
( लेख “ कुमार ? से आरम्भ ) 
(२ ) सोना, .«", १९७.४ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २७, 
पुरोभाग-राजा पूर्ववत्‌ , बतु लाकार लेख - 'कुमारः । 
प्ृष्ठभाग--देवी पूववत्‌ , बायें हाथ में पत्तियाँ युक्क सनाल कमल, दाहिना हाथ रिक्क, चिह्न 
बाएं कोने में, लेख 'सिंहमहेद्ध! (फ० १२, २ )। 
. तीसरा उपप्रकार * . 
( लेख कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रम: ४ ) 
( ३ ) सोना, .«८“,१२५-*६ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २७,७ 
पुरोभाग--राजा दाहिने खड़ा, लेख सात बजे आरम्भ, 'र गुप्तो युध', एक बजे, “सिंहविक्रम! 


सात बजे 'कुः तथा मा का अवशेष प्रकट होता है, (स” धनुष के सिरे तथा राजा 
के सिर के मध्य । 


१43॥ 


१, ब्रि० स्यूः कैं० फ० ४७, ६; इ० क्यू कें० भा० १ फ० ६, ६। 
२. ब्रि० स्थू० गु० डा० फ० ७, ९। 
३, वही फ० १४, १०-१४ इं०, म्यू० कें० फ० १६,५ । द 
४. इस लेख में कभी 'सिह! या 'सिडःह' कभी “विक्रम! या “विक्क्रम' मिलता है। 


१३२ गुप्तकाल्लीन मुद्राएँ 


पृष्ठभाग--देवी पूर्ववत्‌, बायें हाथ में लम्बे नालयुक्क कमल, दाहिने हाथ से मुद्राएं बिखेर 
.. रही है। बाई” ओर चिह्द, 'विंहमहेन्ध” अस्पष्ट ( फ३ १२,३ ) । 
€ ४ ) सोना, .«“, १२३.८ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० २७, ५ 
पुरोभाग--पृर्ववत्‌, राजा का शरीर अत्यन्त सुन्दर, बाई ओर लेख, सीमा से बाहर, दाहिने 
युध सिन्हविक? । लेखपाठ में थोड़ा संदेह हैं, मानना पड़ेगा कि उत्कीर्ण यु! अक्षर 
का ढंग थोड़ा सा विचित्र है , चूंकि एक बजे उस अक्तर का बाँया भाग मुद्रा से 
बाहर रह गया है और “उ? मात्रा की शैली भी दूसरी है। आगे के तीन अक्षर 
“घसन्ह! साफ तौर पर लिखे हैं । 
परष्ठभाग--पू बेवत्‌ » अमल नाल बीच में टेढ़ा ( फ्‌ू० १२,४ ) | 
चौथा उपप्रकार 
( राजा दाहिने तथा सिंह बार्ये ) 
( ५ ) सोना, .«८४”, १२६-६ गे न, बयान[-निधि, फ० २७, १३ 
पुरोभाग--राजा बाई” ओर खड़ा, कुरत (घुघराले) केश, छोटी बाँहवाला सुन्दर कोटज, [घिया 
(या आधा पेंट) तथा कमरबेंघ पहने, सामने सिंह पर बाण से आक्रमण करते हुए, 
लेख अधूरा तथा अस्पष्ट । 
पष्ठणाग--देवी छुटने टेके सिंह की पीठ पर बेठी, कमर पर अवलम्बित बायें हाथ में लम्बे नाल 
द युक्त कमल, दाहिसे हाथ में कोई अस्पष्ट वस्तु, नव बजे चिह्य, लेख 
ीमहेनद्धसिन्ह” ( फ० १२, ६ )। 


ह (३ 
.. दूसरा वग 
[ सिंह को लात से कुचलता हुआ राजां ] 
पहला उपप्रकार 
( मुद्रालेख साज्ञादिव नरतिंहो सिन्हमहेन्द्रो जयत्यनिशम्‌ ? ) 
. (१) सोना, .७५”, १२७.७ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २६, १ 
पुरोभाग--राजा दाहिने, नग्न शरीर, पगड़ी तथा जाँघिया पहने, सिंह को लात से कुचलता 
तथा बाण से विद्ध करता हुआ, सिंह एक कुदान के साथ गिर रहा है, एक बजे 
लेख, 'साज्ञादिव', आठ बजे--“न्र जयत्यनशप्र! ; अंतिम अक्षर राजा के 
सिरे पर । क्‍ द क्‍ 
पृष्ठभाग--देवी घुटने टेके सिंह की पीठ पर बैठी, दाहिने हाथ में पाश, बायें में कमल ( जो 
कानु कोपिया-सा प्रतीत होता है )। बाई” ओर चिह्न, लेख ्रीमहेन्रसिंह 
(फू० १२, ७ )।॥ क्‍ द 


३० ब्रि० स्यू० क० ग॒ ० ढा० फ० १४, दे; ज० रा० ए० सो० कक ९३ फ० ३,७ | 


आाठवाँ अध्याय १३३ 


(२) सोना, .«", १२६.६ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० २६, २ 


पुरोभाग--पूवेवत्‌ , एक बजे 'सक्तः, सात बजे से “सिंहमहेन्दर जयत्यनशम? अब टूटे अक्षर । 
प्रष्ठभाग--पूर्ववत्‌, (फ० १२,८) । 
दूसरा उपप्रकार 
( लेख, अपूर्ण, 'कुमारः से प्रारम्भ ) 
(३ ) सोना ८”, १२५.६ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २ &. 5३ 
पुरोभाग--दाहिनी ओर राजा, बायें पैर से सिंह को कुचलता हुआ, धनुष पर का बाण स्पष्ट 
द दीख पड़ता है, राजा के शरीर में आवेश और दृढ़ निश्चय, एक बजे लेख--... 
कुमार” अधूरा । 
प्रष्ठभाग--देवी घुटने टेक्के सिंह की पीठ परबैठी,दाहिने हाथ में विचित्र माला' तथा जाँध पर 
स्थित बाँयें हाथ में कमल, लेख “सिंहमहेन्द्रर, अ्रधूरा श्रस्पष्ट (फ० १ २,६ )। 
(४) सोना, .«”, १९५.६ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २६, ११ 
पुरोभाग- पूर्ववत्‌ , कुमार” बिलकुल स्पष्ट, दो बजे । 
पृष्ठभाग--पूर्वंवत्‌ ( फ० १२,१० )। 
(५) सोना,.«”, १२६.३ ग्र न, बयाना-निधि, फ० २६,१४ 


पुरोभाग--राजा पीछे उतना झुका नहीं है जैसा ऊपर के दो सिक्कों में प्रकट होता है, शरीर में 
_स्फूर्ति तथा दृड़ विश्वास की अभिव्यक्ति, हाथ के ऊपर बाण, एक बजे लेंख-- 
» कुमार”, अस्पष्ट । 
उरष्ठभाग--चिह अस्पष्ड, माला साफ़ प्रकट होती है, लेख पूर्ववत्‌ , किन्तु अधूरा 
( फ०१२, ५ )। | श् 
( 3 ) व्याप्रनिहन्ता प्रकार क्‍ 
यह प्रकार समुद्रगुप्त के दुष्प्राप्य सिक्कों में गिना जाता हैं, जिसकी कुमारगुप्त ने अपने 
शासनकाल में नवावतारणा की । कुमारणुप्त के इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त की मुद्राओं 
से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। पुरोभाग पर राजा बायें देख रह है और मूल पर के प्रकार की... 
पगड़ी तथा जाँघिया पहने हुए है। व्याप्र॒ को बाण से मार रहा है | दोनों के मध्य में अद्ध चन्द्र 
सिरेवाला ध्वज है। दोनों के लेखों में काफी- समानता हैं, किन्तु कुमारगुप्त के सिक्षों में, आरम्भ 
में श्री माँ(सान?) शब्द जोड़ दिया गया है और “व्याप्र”के पश्चात“बल” लेख का नया स्वरूप “श्री 
माँ व्याप्रबलपराक्रमः होता है । (यशस्वी राजा जिसकी शक्कि तथा पराकम व्याप्र की तरह है) 
समुद्रगुप्त के सिक्के पर पूरा लेख दाहिने था ; किन्तु यहाँ ्रीमाँ! सदा बाई' ओर लिखा 
रहता हैं। मा! के ऊपर अनुस्वार किसी में भी दिखलाई नहीं पड़ता । 


१, माला कुछ अंश में मुण्डमाला के समान दीखती है। 


१३४ गृप्तकालीन सुद्राएँ 


पृष्ठभाग तो समुद्रगुप्त के व्याप्र प्रकार से थोड़। प्रभावित हे तथा कुछ अंशशों में कुमारगुप्त 
के अश्वारोही प्रकार से | देवी मकर की पीठ पर खड़ी है, जैसा ससमुद्रगुप्त के व्याप्रनिहंता 
प्रकार में है । किंतु चह अश्वारोही प्रकार के सहश मोर को खिला रही हैं। चूँकि वह मोढ़ें पर 
ब्रेठी नहीं है, इससे मोर को खिलाते समय वह थोड़ा झुक गई है । मोर की उपस्थिति के 
कारण चन्धध्वज को हटा दिया गया है, जिसे हम समुद्रगुप्त के व्याप्र-निहन्ता प्रकार में स्पष्ट 
देखते हैं । प्रष्ठभाग का लेख समुद्रगुप्त के प्िक्कों पर अंकित लेख का सुधरा हुआ स्वरूप है। 
यह 'कुमारगुप्तोघिराजा' पढ़ा गया है । "राजा? शब्द से अधिराज शब्द सम्राट के लिए अधिक 
उचित है। सम्भवतः यह परिवर्तन समम-बूक कर किया गया है' । 


एक समय कुमारणुप्त के व्याप्र-निहन्ता प्रकार तथा सिंहनिहन्ता . में श्रम हो गया था। 
किंतु पहला दूसरे की अपेक्षा कलात्मक दृष्टि से निस्संशय ही श्रेष्ठ है। राजा का आवेश उत्कृष्ट 
है ओर बह बड़ी कुशलता से दिखाया गया है । 


पृष्ठभाग पर के अपने पालतू पत्ती को खिला रद्दी देवी आधुनिक युग की ललना की 
तरह दीखती हैं। क्योंकि राजा बाई' ओर खड़ा दिखलायेा गया है , इसलिए यह आवश्यक 
था कि राजा बायें हाथ से धनुष चलाते हुए दिखलाया जावे । क्या कलाकार सचमुत्र राजा को 
दोनों हाथों से समान काय करनेघाला व्यक्ति ( सव्यसाची ) प्रदर्शित करने का विचार रखते 
थे, यह कहना कठिन हूं । 


. इस प्रकार के सिक्के दो उपप्रक्रारों में विभाजित किये जाते हैं । पहले उपप्रकार में 
कु अच्तर सिक्के पर अंकित है, दूसरे में नहीं है। पहले उपप्रकार के सिक्के अधिक संख्या 
में प्राप्त हुए हैं। बयाना-निधि में पहले उपप्रकार के ३३ तथा दूसरे उपप्रकार के' ३ सिर्के 
मिले हैं। इस प्रकार के अधिकतर सिक्के १२७ ग्रेन तोल में हैं । कहीं हल्के तोल १२१ या 
१२७ ग्रन के सिक्के भी मिले हैं। इस प्रकार का विवरण निम्नलिखित है । 


पुरोभाग--राजा बायें, जाकेट, पगड़ी, आभूषण पहने हुए, धनुष से बाण चला रहा है, दाहिने 
हाथ में धनुष हे तथा बायें हाथ से प्रत्यंचा खींच रहा है, व्याप्र बाई' ओर पीछे गिर 
रहा है, व्याप्र की छाती को राजा अपने दाहिने पर से कुचल रहा है, बाई' ओर 
फीता सहित चन्द्रध्वज , पहले उपप्रकार पर 'कु' लिखा है। दो बजे लेख आरम्भ 
थ्रीमां व्याप्रबलपराक्रम 


१९. अधिराज' शब्द से महान्‌ शक्ति का परिचय' मिलता है। (हिमलयो नाम नगाधिराजः) । 
स्मिथ के कथनानुसार यह लेख बतलाता है कि वतंमान सिक्का कुमारगुप्त के शासन के 
आरंभिक समय में निकाला गया था। किन्तु यह मत ग्राह्म नहीं. है (ज० रॉ० ए० सो० 
१८९३५० १२४ ) | 


२. ज० रॉ० ए० सो० १८८५९ पृष्ठ १०८। 


. आठवाँ अध्याय श्श्पू 


पृष्ठभाग -देवी बाई! ओर मकर पर खड़ी, बायें हाथ में लम्बे नालयुक्क कमल, दाहिने से 

मोर को फल खिला रही है। चिह बाई' ओर" लेख--“कुमारगुप्तोघिराजा? । 
पहला उपप्रकार'* द 

ह क्‍ . ( बॉह के नीचे कुए अक्षर ) 

(१ ) सोना, .८५”, १२६. ६ भर न, बयाना-निधि, फ० २७,१ 

पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , चन्द्रध्वज त्रिशल-के सहश व्याप्र के लिरे पर प्रकट होता है। 
बजे ्रीमां? दो से पाँच बजे तक व्याप्रबलपराक्रम? | 
नीचे 'कु', उसके ऊपर अद्ध चन्द्र । 

पृष्ठभाग--देवी की स्थिति बेढब, सिर के पीछे कमल स्पष्ट दिखलाई पड़ता है बायें सिंह 
लेख दाहिनी ओर--'कुमारगुप्तोधिराजा? सभी मात्राएँ साफ प्रकट होती हैं । 
( फ० १ २, २ १ ) ह 

(३ ) सोना, .«८” ,१२६,३ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २७,५ 

पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , राजा के शरीर में तीत्र आवेश, बाँयें हाथ के नीचे कु, चन्द्रध्वज 

की कोर ओर दंड स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं । दस बजे लेख-्रीमों? तीन बजे घर! । 


प्रष्ठणाग--पूर्ववत्‌, मकर का नथुना स्पष्ड _ दिखलाई पड़ता है, कमल ठीक तरह प्रदर्शित 
नहीं । बायें चिह्न, सुद्रालेख--कुमारगुप्तोघिराजा ( फ० १२,१२ )। 


लेख दस 
राजा के बाँयें हाथ के 


दूसरा उपप्रकार 

( विना कु के )* 
(१) सोना,.४”, १२४ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २७,१३ 
पुरोभाग--पुर्ववत्‌, राजा का सिर सामने झुका, दृढ़ निश्चय पुकट करनेके लिए; दस बजे लेख 
श्रीमाँ, दो बजे “्याप्रबलपराक्र! अस्पष्ट, त! या “भ' के सहश, एक अक्षर श्री 

से पूर्व उत्कीणें किस लिए हैं, यह कहना कठिन है । शायद बह चंद्रकोर 
भी होगी । । . है 
परश्ठमाग--मंगर का सिर तथा नथुना साफ द्खिलाई पड़ता हैं, नालयुक्कत कमल, लेख दाहिने 

. “कुमारमुप्तोधिराजा? ( फ० १२,१९३ )। द 


3. देनेले ने अत्य शब्द को 'राज्ञ! पढ़ा था ( ज० रॉ० ए० सो० १८५३ पष्ठ १२३ ); किन्तु 
अन्तिस अक्षर 'ज' दे, न कि 'ज्ञ! | व्याकरण के अनुसार भी पता लगता है कि 'कुमारगप्तः 
के कर्ता में होने पर आखिरवाला शब्द राजा' होगा, न कि 'राज्ुए। शी ग 
२, ब्रि० स्यू० कें० फ० ३४,१५-१७, फ० ५, १-४; ज० रॉ०ए०सो० ३८4९ फं० ३,५४५ हं० म्यू० के 
. भा> $ फ० १६,४ ; न्‍्यू० क्रों० १९१० फ० १५, ६५३।॥ 3 हु 
३, अि०्न्‍्यू० के० गू० ढा०/फ० १६१३] ४ 


१३६ ॒ द गुप्तकात्नीन मुद्राएँ 


( ऊ ) गज्ारोही प्रकार 


बंगाल के महनद नामक स्थान में प्रथम कुमारगुप्त के ओर स्कन्दगुप्त के धनुर्घारी प्रकार 
के सिक्कों के साथ पहली गजारोही सुद्रा मिली थी और श्री अलन ने इसे प्रथम कुमारगुप्त का 
. सिक्का बतलाया था* | उसका अनुमान बयाना-निधि से प्राप्त तीन सिक्षों से पुष्ठ हो जाता है,जिनमें 
राजा का नाम और बिरृद स्पष्ट पढ़ा गया है । 

इस प्रकार के सिक्के का संबंध आखेट से प्रायः रहता है। पुरोभाग पर राजा हाथी 
पर सवार है, जो तेजी के साथ बाई' ओर जा रहा है। राजा स्वयं महावत है, क्योंकि उस 
के हाथ में अंकुश है । पीछे छ॒त्नंघारी सेवक राजा के सिर पर छत्र उठाये हुए हूँ। प्रृष्ठडभाग पर 
कमल पर लक्तमी खड़ी है। उस ओर शंख भी दिखाई पड़ता है। ० 


सिकक का विवरण 
परोमाग--राजा का अनाइत सिर, पट्टी बॉँघे,द्वार,कर्णफूल,भुजबंध तथा कमरबंध पहने हुए हैं और 
पूरे साजवाले हाथी पर सवार है, जो तेजी से बाई ओर जा रहा है। राजा के दाहिने 
हाथ में अंकुश हे ओर बायाँ हाथ कमर पर रखा हुआ है। राजा के पीछे एक नौकर बैठा 
है,जो राजा के विर पर छत्रधारण किये हुए है। व॒तु ल्ञाकार मुद्रालेख अधूरा, सम्भवत 
क्ञतरिपुकुमारशुप्तो राजत्राता जयति रिपूनः है ( कुमारगुप्त, जिसने शत्रुओं को नष्ट 
किया है ओर सामंतों की रक्षा की है, सदा शत्र आओ पर विजयी हो)। छुंद-उपगीति । 
प्रष्ठमाग--बिन्दुविभूषित व॒तु ल में, लक्दमी प्रभामंडित, कमल पर सम्मुख खड़ी, कुणडल, 
हार, कंकण, पायल तथा साड़ी पहने, चिपटी पगड़ीनुमा, चादर के आंचल दोनों 
तरफ गिरते हुए; दाहिने हाथ में कली तथा पुष्प से युक्त कमलनाल, बायें में 
कॉनु कोपिया, चिह्न अवियमान, शंख दाहिने कोने में, लेख 'श्रीमहेन्द्रगज:” । 
फलक के सिके 
(१) सोना, .८४”, १२६,१ प्रेन, बयाना-निधि, फ० ३१,३ 
: पुरोभाग--छत्र स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, सेवक के पीछे लेख “ न्‌ ज्ञतरप”, हाथी के पिछले 
| पेरों के बीच कु! अस्पष्ट, हाथी से नीचे 'रगुप्त', हाथी के सिर से ऊपर “तरिपु? । 
पृष्ठभाग--कॉनु कोपिया अस्पष्ट, लता से नीचे भी खिला हुआ कमल पुष्प, बाई ओर शंख । 
( फ० १२, १४ )। 
(२) सोना, .«*, १२५,४ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० ३१,३ ' 
पुरोभाग--छत्र का दंड तथा फीता स्पष्ट, लेख पू्ववत्‌ 'ज्ञतरिपुर, नीचे अक्षर अस्पष्ठ, हाथी 
के सिर पर तरपु”। | 
पृष्ठआाग--परववत्‌ू , (फ० १२,१४)। 
१, ब्रि० म्यू० के० ग्‌ ० ढा० १० <८4८। चर 


फ्र 


- आठवाँ अध्याय “98७ 


( ऋ ) गजारूढ-पिंहनिहन्ता प्रकार 


१६१७ इसवी में डा० हीरानंद शास्त्री ने इस प्रकार का पहला सिक्का प्रकाशित्र किया 
था; जिसका नमूना लखनऊ संप्रह्मलय में बिकने के लिए आया था और उसी समय सिक्के की: 
आक्ृति ढाल ली गई थी। वह अच्छा नमूना नहीं था ओर न उस पर का लेख ही पढ़ा जा 
सका था। बयाना-निधि सें ऐसे चार सिक्क निकाले गये, जिनके सहारे लेख पूरा पढ़ा जा सका 
हैं । सभी सिक्के १२७ ग्रंन तोल के बराबर तेयार किये गये थे । इस प्रकार का सामान्य 

वन निम्नलिखित है-- 

पुरोभाग-राजा अनाइत पिर, सजे हुए हाथी पर सवार,जो दाहिने तेजी से बढ़ रहा है। राजा 
हाथ उठाये हुए है ओर आकमण करने के लिए कथर लिये हुए है। पीछे व॒मन सेवक 
राजा के पिरे पर छत्र लिये खड़ा है; हाथी के सामने सिंह है, जिसे हाथी बायें पैर से 
कुचलना चाहता है। सिंह मुँह खोले हुए हाथी के अगले दाहिने पैर को काटने 
का प्रयत्व कर रहा है। वतु लाकार मुद्रासेख अधूरा तथा अस्पष्ट, उसका 
आरंभ ्ञतः से होता है। सम्भत्र॒तः यह गजाउढ़ प्रकार के रूदश ही प्रकट होगा 
हँ--“ज्ञतरिपु कुमारगप्तो राजब्राता जयति रिपून । उपगीति छुंदर 

पृष्ठभाग - देवी प्रभामंडलयुक्क, कणफूल, हार, कंकरण, भुज-बंध पहने हुई है, केश ग्रथि के रूप 
में बंधे हैं। देवी कमल पर तीन चोथाई दाहिने खड़ी है ओर बायें देख रही है। 
दाहिने हाथ में बढ कुछ अस्पष्ट वस्तु लिये हुए है, जिसको सामने क| मोर देख रहा « 
है, बाँथा हाथ कमर पर अवलम्तित है, लम्बे सनाल कमल लिये हुए है । देवी 
साड़ी पहने तथा चादर लिये हुए है, जिसका अंतिम भाग दोनों ओर लटक रहा है । 
चिह्न श्रविद्यमान, लेख कुछ दाहिनी तथा कुछ बाई ओर, 'सिढ्हनिहन्ता महेन्द्रगज 
( महेन्द्र का हाथी थिंह का नाशक हूं ) । 


फलकस्थित सिकों का वणन 
(१) सोना, .«", १२६-८ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० ३० 


पुरोभाग - राजा के धिर पर छत्र दिखलाई पड़ता है, हाथी का शरीर सुन्दर है तथा वह कोघ 
में यूँढ़ उठा रहा है । सिक्के पर विंह थोड़ा-सा दिखलाई पड़ता है । हाथी का अगला 
बाँथा पेर सिंह की पीठ पर रखा जा रहा है । मुद्रा-लेख बारह बजे आरम्स -' चलता, 
नव बजे यतर?”, दस पर 'पून” । 
पृष्ठभाग--मोर का पिरा स्पष्ट हैं, देवी का शरीरोध्व॑साग सुन्दर हैँ, किंतु पेर कुछ बेढब हैं। 
क्‍ चिह् अ्रविद्यमान, दस बजे लेख सिंह न”, तीन बजे न्ता महेनद्रगज”, कुछ 
अस्पष्ट ( फ०१३,१)। 
१ ज० ए० सो बां> १९१७ प्‌ ० १५५। यह सिक्का लखनऊ संग्रहालय द्वारा खरीदा न जा सका; 
अतः इसका पतः नहीं 
१८ 


श्श्द गप्तकालीन मुद्राएं 
(२) सोना, .७५", ११४.२ ग्रे न, (घिसा हुआ), बयाना-निधि, फ- ३०, ३ 


पुरोभाग--सेवक की भद्दी आकृति, छंत्र सीमा से बाहर, सिंह पूरी तरह से प्रदर्शित, उसका 
सह (जबड़ा ) स्पष्ट, जो हाथी के पेर को काटने के लिए खुला हुआ है, लेख अधूरा 
तथा अस्पष्ट, 'क्षतः बारह बजे, सिक्का दो बजे पर फटा है ।. 


पृष्ठभाग--मोर का सिर स्पष्ट प्रकट नहीं होता, दाहिने तथा बायें लेख “हन्त महेन्द्रगज? 
( फ० १३,२ ) । 


(ऋ) खड्दनिहन्ता (गेंड़ा मारनेवाला) प्रकार 


प्रथम कुमारगुप्त -के आखेंट के प्रसंग में गेंडा मारनेवाला सिक्का एक सर्वथा नया प्रकार 
उपस्थित करता है। यह१६४६ई०में बयाना-निधि से सर्वप्रथम ज्ञात हुआ,जब चार सिक्‍क्रे लेखक 
: द्वारा प्रकाश में लाये गये। १६४८ ई० में लखनऊ-सरंग्रहालय द्वारा एक ऐसा ही सिका खरीदा 
गया, जो जे० एन० एस० आई० भा०.११ पृ० ३-१० फलक ३, ७ पर प्रकाशित किया 
जा चुका है। कक क्‍ 
यह प्रकार अद्वितीय तथा कला पूर्ण है। पुरोभाग पर राजा घोड़े पर सवार हैं तथा 
तलवार से गेड़ों को मार रहा हैं। लेख छुंदोबद्ध है, जिसमें 'खज्न' शब्द का श्लेषात्मक प्रयोग 
किया गया है। उस शब्द का अर्थ तलवार तथा गैंड़ा दोनो होता हैं। मुद्रालेख इस प्रकार 
है-- भर्त्ता खज्ञत्राता छुमारगुप्तो जयत्यनिशम!। 'ुमारगुप्त सदाविजयी हो जो खन्नत्राता है, 
अर्थात्‌ तलवार (खज्ञेन त्राता) से रक्षा करता है अथवा गैंडा के आंतक से (खन्नात्‌) बचाता 
है !” पृष्ठभाग भी अपूर्च हे ] देवी के पीछे सेविका है, जिसने छुत्र धारण किया हे । खड़ी 
: देवी को हाथी का सिरवाला मकर कमल भेंट कर रहा हैं । 


इस प्रकार के सिक्‍क्रे १२७ ग्रंन तौल के बराबर निकाले गये थे। उसका वर्णन 
निम्नलिखित है-- 


पुरोभाग--राजा के अनाइत सिर पर ल्च्छेदार अलकें हैं । वह जीन से सजे घोड़े पर पवारी कर 
रहा है तथा बठनदार कोट तथा पायजामा पहने हुए है, उसका शरीर आगे की ओर 
झुका है तथा वह दाहिने हाथ में तलवार लेकर गैंडा को मार रहा है। धोड़ा कुछ 
. भयभीत होकर ऊपर सिर उठाये हुए है। डटकर सामना करने के लिए गेंडा खड़ा 
है ओर चढ़ाई करने के निमित्त पीछे देख रहा है । उसका मुँह खुला हुआ है,उसकी 
 श्राकृति वास्तविक तथा सुन्दर उत्कीण है। सिर पर का सींग, बाई' आँख, दोनों 
. कान, शरीर पर के वतु ल गोल बिन्दु, पूछ तथा चारों पैर अच्छी तरह दिश्वल्ञाई 
पड़ते हूँ। बतू लाकार मुद्रालेख 'भर्त्ता १ खज्नत्राता कुमारगुप्तोजयत्यनिशम्‌? | 


आठठवाँ अध्याय १६६ 

पृष्ठभाग--बिंदु विभूषित बतुल में देवी गंगा प्रभामंडल-रहित, बाई' ओर, हाथी के 
सिरवाले मकर पर खड़ी, लम्बे नालयुक्त कमल लिये हुए, दाहिना हाथ फैला हुआ, 

उंगलियों से किसी वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जो सिक्की पर अन्तभू त नहीं 

हो पाई है। बायोँ हाथ बगल में लटक रहा है। सिर के केश ग्र'थि के रूप में 

बंधे हैं, कर्णंफूल, हार तथा कंकण पहले ; सेविका पीछे से छत्रधारण किये हुई है, 

उसका दंड बिन्दुदार लकीर से व्यक्त, बांयाँ हाथ कमर पर, दाहिने चिह, लेख 

बाई ओर--'श्री महेन््खन्न! । 


फलकस्थित सिक्कों का विवरण 


(१) सोना, .७५”, १२७.१ ग्रे न, बयाना-निधि, फ्‌० ३०, ५. 
पुरोभाग- राजा का सिर कुछ सीमा से बाहर, कोट के बठन स्पष्ट, गैंडे के चारों पेर दीख 
पड़ते हैं, एक बजे से लेख “त कुमारगुप्तोजयत्य? । 
प्रष्ठभाग--कमलनाल कुछे-कुछ दीख पड़ता है, लेख बाई' ओर “श्रीमहेन्द्रखन्न' (फ० १३, ३)। 
( २) सोना, ,७५”, १२५.४ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० ३०, ६ 
पुरोभाग--कोट का बटन अत्यंत स्पष्ट, गेंडे के पैर कुछ-कुछ दीख पड़ते हैं। लेख दस 
बजे “खड्नत्राता कुमारगुप्त ज',कुछ अस्पष्ट । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, देवी का पैर घुमाया हुआ है, सम्मवतः वह दाहिने देखना चाहती हैं, 
किन्तु वास्तव में बायें देख रही है। इस सिक्के पर संकेत करती हुई उँगली 
स्पष्ट नहीं है, हाथी के सिरवाले मकर के चथुने में कमल साफ दीख पड़ता है , 
देवी के दाहिने हाथ में कमल स्पष्ट है, सेविका ऊँची है, उसका वक्तस्थल उन्नत है, 
लेख 'श्रीमहन्द्रखढग” अस्पष्ठ है; किन्तु 'खग” साफ पढ़ा जाता हैं। दाहिने 
चिह् । (फ२ १३, ४ )। द 
(३) सोना, .<८“, १२८. १ ग्रेन, बयाना-निधि, फ०३०, ७ क्‍ 
पुरोभाग--इस सिक्के पर राजा के कोट-बटन स्पष्ट नहीं दीख पड़ते है; गैंडे के शरीर का 
निचला भाग तथा पेर कटा हुआ हैं। लेख नो बजे आरम्भ 'भत्त खगत्राता' 
लेख में महत्व का अक्षर 'ख? राजा कें दाहिने कंधे के ऊपर स्पष्ट पढ़ा जा 
द सकता हैं। क्‍ 
प्रष्ठभाग--देवी छुछ दाहिनी ओर घूम गई है, यद्यपि वह वास्तव में बाई' ओर देखती है, 
मकर अच्छी तरह से दीख पढ़ता है, उसके नथुने में कमलनाल वर्त्तमान है, 
कमल चार बिन्दुसमूह से व्यक्ल किया गया है, सेविका की आकृति अस्पष्ट हें; 


१४० ग॒प्तकांलीन मुद्राएँ 


किन्तु छत्र की डंडेवाली लकीर बिलकुल साफ है। लेख बाई ओर “श्रीमहन्द्रंखग? ; 
अंतिम दो अक्षर छुघले हैं (फ० १३, ५ )। 


४ सोना, .«“, १२६.१ श्र न, बयाना-निधि, फ० ३० 


पुरोभाग--कोट का बठन स्पष्ट, गेंडे का पैर सीमा के बाहर, उसके चेहरे का क्रोध दर्शनीय 
है ओर वह साफ तौर पर प्रकय हो रहा है, नव बजे से लेख 'भत खगतत' 
(भर्त्ता खज्नत्राता)। दाहिने कंधे के ऊपर ख” अक्षर का चौड़ा त्रिभुजाकार 
.. नीचे का हिस्सा दिखलाई पड़ता है। हु 
प्रष्ठणाग--मकर की प्‌ छ तथा नथूने स्पष्ट,कमलनाल पकड़े हुए,सभी स्पष्ट हैं; सेविका वामन, 
दाहिने चिन्ह कुछ अ्रस्पष्ट, लेख बाई ओर "श्री महन्दखग” ( फ० ९३,६ )। . 


(लू) अश्वमेध प्रकार 


ऐतिहाप्िक प्रशस्तियों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि प्रथम कुमारणुप्त ने 
अश्वमेधयज्ञ किया था; किन्तु सिक्के से यह प्रमाणित होता हैँ कि उसने एक अश्वमेघ अवश्य 
किया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के दुष्त्राप्य हैं | पहले ब्रिटिश संग्रह्मलय में इस प्रकार के दो सिक्के 
थे,उनमें एक तो मथुरा से खरीदा गया था; किन्तु दूसरे का प्राप्तिस्थान अज्ञात है । १६४६६० 
लेखक-द्वारा बयाना में चार ऐसे सिक्कों का पता लगाया गया तथा १६४८ ई० में लखनऊ- 
संग्रहालय द्वारा इस प्रकार का एक सिक्का खरीदा गया ६ 

ब्रिटिश संग्रहालय के सिक्‍के के पुरोभाग में घोड़ा जीन आदि से सुसजित दीख पड़ता 
है, वह अनादइत नहीं है, जैसा समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्के का घोड़ा । किंतु बयाना-निधि में 
अभी दो सिक्के मिले हैं, जो समुद्रगुप्त के नकल पर हैं। पुरोभाग का लेख, जो शायद गय में 
था, अ्रभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, 'देवो जितशत्र्‌ कुमारगुप्तोधिराजा? । ( राजा छुमारणुप्त 
राजाओं का राजा, जिसने शत्र्‌ को जीता हैं )। इस लेख में हमें जो प्रारम्भिक अक्षर मालूम 
होता हैं, उसे श्री अंलन अंतिम अक्षर समभते हैं । उनके मतानुसार लेख 'जयति दिव॑ कुमार- 
गुप्त से समाप्त होना चाहिए । बयाना-निधि के नये सिक्कों में घोड़े के नीचे 'कुमार! ओर उसके 
पीछे गुप्तोधिराज? स्पष्ट पढ़ा जा सकता हैं | इसलिए पूरा मुद्रालेख, जैसा हमने ऊपर निश्चित 
. किया है, वैसा ही होगा । पृष्ठभाग का सुद्रालेख श्री अश्वमेधमहेन्द्रः हे । 

कला की दृष्टि से पितामह समुद्रगुप्त के सिक्कों के सामने प्रथम कुमारगुप्त के पतिक्के 
कीके पड़ते हैं। समुद्रगप्त के सिक्के पर घोड़ा भव्य तथा सुन्दर दिखलाई पड़ता है; किन्तु 
कुमारगुप्त के सिक्‍क्रे पर का सुसजित या अनाबइत घोड़ा उससे सबंथा निक्ृष्ठ है । यज्ञ-यूप भद्दा 
है जिसमें न उसकी रशना ओर न चषाल ही दिखलाई पड़ता है । समुद्रगुप्त के अश्वमेघ पिक्के पर _ 
घोड़े के नीचे 'सिः अच्तर वतमान है, जो कुमारगुप्त के सिक्के पर अविद्यमान है। पृृष्ठभाग 
पर रानी की आकृति भी स्थूल और मुकी हुई तथा मोटी हैं| यह समुद्रगुप्त की रानी से बहुत 


आठवाँ भ्रध्याय.. १४१ 


ही निकृष्ट है, जो अत्यन्त सुन्दर, लम्बी, आकर्षक तथा कोमल है। इस प्रकार के सभी सिक्के 
तौल में १२७ ग्रे न के बराबर हैं । इस प्रकार के दो उपप्रकार हैं। पहले उपप्रकार में घोड़ा सुसज्जित 
ऊँ ८. डे: दूर ३ का ९ $. 

है और दाहिनी ओर देख रहा हैं तथा दूसरे में वह अनाइत है और बाई'ओर देख रहा है । 


फलकस्थित सिक्‍के का विवरण 


पहला उपप्रकार 
( घोड़ा सुसज्जित ) 
(१ ) सोना, ८", १२६-७ ग्र॑ं न, बयाना निधि, फ० ३० 
पुरोभाग--पजित घोड़ा दाहिने यूप के सामने खड़ा है, वह रीमा के बाहर है, उसका चबूतर। 
स्पष्ट हैं, घोड़े के सिरे पर ध्वज फहरा रहा हैं; वतु लाकार मुद्रालिख अपूण । 
नव बजे आरम्भ दवजत सत्रकमर' (देवों जितशत्रुकुमार), पहले चार अक्षर 
पूछ के ऊपर, ये ध्वज के द्वारा अंतिम पाँच अक्तरों से प्रथक किये गये हैं। 
प्रष्ठभाग--त्रिंदुविभूषित वतु ल में रानी, बाई' ओर खड़ी, साड़ी तथा चादर पहने, दाहिने 
हाथ में चंवबर लिये हुए, दाहिने कन्धघे के ऊपर, बायाँ हाथ नीचे लटकता हुआ, 
तौलिया लिये हुए, रानी के सम्मुख यज्ञ-सूचि, फीता नीचे, लेख अधूरा, “श्री 
अश्वमेधमददेस्द्र:., चिह्न विद्यमम;न ( पृ० १३,७ )। 
(२ ) सोना, .«', १३७-६ प्र न, वयाना-निधि, फ० ३०, १० 
पुरोभाग--दाहिने खुप्तज्त धोड़ा, पहले की तरह, यूप तथा कुछ चबूतरा दीख पड़ता है, घोड़े 
के ऊपर ध्वज, नव तथा एक बजे के मध्य अस्पष्ट अधूरा लेख, “देव जतशत कमः 
(देवो जितशत्रु:) [ बच रग॒मोघिराजा ] 
परष्ठभाग - रानी बाई' ओर खड़ी, बायाँ पैर झुका हुआ, लेख अस्पष्ट, श्री अश्वमेधमहेन्द्र:” 
( फ० १३, ८) । 
दूसरा उपप्रकार 
( धोड़ा असज्जित ) 
(३ ) सोना, .८४”, ११६.७ ग्रे न, बयाना निधि, फ० ३०, ११ 
पुरोभाग-धोड़ा असज्जित, बायें खड़ा, सामने यूप तथा चबूतरा, ऊपर ध्वज फहराता हुआ, 
लेख पहले उपप्रकार की तरह, ग्यारह बजे आरम्म दव जतप्त, घोड़े के नीचे 
. “कुमारगुप्तोधिराजा? (देवोजितशत्र कुमारगुप्तोधिराजा) । । 
पृष्ठभाग रानी बाई ओर खड़ी, दाहिने हाथ में चेंवर लिये हुए दाहिने कंधे पर, बायें हाथ . 
में तौलिया नीचे लटकता हुआ, चिह् अविद्यमान, मुद्रालेख “श्रीअश्वमददेम्द्र 
( फ० १३, ६)। 





2४२ : गधकालीन मुद्गाए 


( ४) सोना, .«4९“, १२६४ श्रेन, बयाना-निधि, फ० ३०, १९ 
पुरोभाग-असजित घोड़ा बायें खड़ा, यूप तथा चबूतरा स्पष्ट, बारह बजे लेख 'दव जतशत्रु कु, 
घोड़े के नीचे 'मरगुप्र! (देवों जितशत्रु कुमारमुप्तोधिराजा) । 
प्रष्ठभाग--रानी पूर्ववत्‌, उसकी आकृति अस्पष्ट, बायें हाथ में तौलिया रस्सी की तरह लटकता 
न्‍ हुआ, सिरे पर भोड़, चिह्न अविद्यमान,लेख श्री अश्वमेघमहेन्र:ः ( फ० १३, १०)। 


( लू )*कार्तिकेय प्रकार" 


कुमारगुप्त का नामकरण कुमार या कार्तिकेय के नाम से हुआ था, अतएवं कार्तिक्रेय 
प्रकार महाराजा का एक नया आविष्कार था, जिससे उस देवता के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित 
किया गया है । शायद कुमारगुपत को शासन के पिछले समय में इस प्रकार के सिक्‍के निकालने 
का विचार आया हो, इस कारण इस तरह के सिक्के अधिक संख्या में नहीं मिलते । बयाना 
निधि में छुमारगृप्त के ६९८ पिक्कों में से केवल तेरह सिक्के इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं, जहाँ 
धनुर्घारी प्रकार के १५३ तथा अश्वारोही प्रकार के ३०४ सिक्के मिले हैं । 


इस सिक्के के पुरोभाग में हमें राजा मोर को खिलाता हुआ दिखलाई पड़ता हैं 3। 
: प्ृष्ठभाग पर कार्तिकेय वाहन के रूप में है। पुरोभाग का लेख सम्पूर्ण रूप में अभी तक नहीं 
पढ़ा गया है। यह जयति स्व गुणोगुण? ४ से आरम्म तथा 'भहेंन्द्रकुमारः से समाप्त होता 
है [राजा महेन्द्रकुमार विजयी हो अपने गुण से] । प्रष्ठभाग पर कार्तिकेय अपने वाहन मोर 

१ सुवर्ण सिक्कों के प्रकारों का नाम पुरोभाग पर श्र कित दृश्य के ऊपर स्थित किया गया 

. है। इसलिए यह प्रकार 'मयूर! के नाम से प्रसिद्ध हे; क्योंकि राजा मोर को खिला 
रहा है। किंतु इस प्रकार की मुद्रा में कार्तिकेय का आदर अ्रभिप्र त था, इसलिए उसकी 
मूत्ति पृष्ठभाग पर उत्कीर्ण है। अतः इस प्रकोर को “कार्तिकेय' प्रकार मानना डचित 
होगा। 

२ इलाहाबाद में मिले हुए ३०० सिक्कों की निधि में प्रायः सब मुद्राएँ कार्तिकेय प्रकार की 
थीं, ऐसा स्मिथ ने कहा है। किन्तु वह विधान प्रामाणिक नहीं है। क्निंधम ने 
यह निधि देखी थी; किंतु उसे उसकी जाँच करने का मौका नहीं मिला था। ज० ए० 
सो० ढा०, १८4४, छ० ६०२ । | 


३ हनले का मत था कि कुछ सिक्कों पर दो मोर की आक्ृतियाँ वर्तमान हैं, उसे स्वीकार 
नहीं कर सकते। ज० रॉ०ए० सो० ३८५९३ पू० १२१। 

४ श्रीअलन ने दूसरा शब्द सूचीपत्र में स्वभूमो' पढ़ा है; किंतु एक अच्छी मुद्रा पर के लेख 
के आधार से उन्होंने अपने को सुधारकर 'स्वगुणो' पढ़ा (नन्‍्यू० क्रॉ० १९३० पु० २२०) ; 
डॉ० शास्त्री ने सुझाव दिया था कि मध्य का शब्द 'शत्र निहन्ता' है (ज० ए० सौ० 

. थ॑ १७४६५ पृ० १५); किन्तु बयानानिधि के सिक्कों में 'गणौर' के बाद 'गण' ही 
अंकित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सुझाव अप्नाह्म है । 


आाठटवों अध्याय न 


पर बैठा है * तथा बायें हाथ में शक्ि (भाला) लिये हुए है। दाहिने हाथ से कोई चीज बिखेर 
रहा है, सामने यज्ञवेदी के सदृश वस्तु दीख पड़ती है। 
इस श्रकार में दो उपग्रकार प्रकट होते हैं। पहले में राजा पुरोभाग पर सीधे खड़ा 
है और पृष्ठ की ओर कार्तिकेय की तीन-चोथाई बाई ओर आकृति बनी हुई है । दूसरे उपप्रकार 
में राजा कुछ झुका हुआ है तथा कार्तिकेय सामने देख रहा है । पहला उपप्रकार दूसरे से अधिक 
जोकप्रिय था। एक फ़िंक्क्रे में, जिसे डॉ०हीरानन्दशास्त्री ने प्रकाशित किया था, राजा पुरोभाग 
पर दोनों पेरों को अड़ाकर ठेढ़ा खड़ा है *। इस प्रकार के सभी सिक्के तौल में १२७ ग्रेन 
के बराबर हैं। सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित है-- 
पुरोभाग--राजा प्रमामंडलयुक्क खड़ा है, अनाबत सिर तथा शरीर, कमर से कमरबंध लटक 
रहा है, कच्छानुमा घोती पहने हुए, आभूषणसहित* , दाहिने हाथ से सामने मोर 
को अंगुर का गुच्छा दे रहा है, बायाँ हाथ कमर पर, लेख एक बजे आरम्भ 
“'जयति स्वगुणैगु ण”, उसके अंत में “महेन्द्रकुमा? लिखा है (अपने गुणों से 
विजयी महेन्द्रकुमार) । कर 
पृष्ठभाग- कार्तिकेय प्रभामरडलयुक्क, मोर पर सवार, कंघे पर के बायें हाथ में माला, हाथ 
कंघे परे, सामने किसी चीज़ पर दाहिने हाथ से कुछ बिखेर रहा हैं, मोर एक 
चबू' से डे ००० डी ५ ठर 
तरे पर बठा हूं । चिह्न विद्यमान, लेख 'महेन्द्रकुमारः । 
सा ८ 
फलकस्थित सिकों का वणन 
पहला उपप्रकार 
(राजा सीधे खड़ा है, कार्तिकेय तीन-चौथाई बाई” ओर) 
(१) सोना, .८”, १९५.३ ग्रेन, बयाना निधि, फ० २६, १ ह 
पुरोभाग-मोर सिक्के पर थोड़े अंश में वर्तमान, अंगूर का गुच्छा स्पष्ट, एक बजे लेख 
जयति स्वगुणर गुण” दस बजे कुमार । | 
पृष्ठभाग--कार्तिकेय तीन-चोथाई बाई” ओर, दाहिना हाथ वेदी के ऊपर खुला हुआ, लेख 


अस्पष्ड ( फ२ १३, ११)। 
(२) सोना, .«", १२७,३ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २६, रे 


पुरोभाग--मोर अस्पष्ट, लेख 'जयतस्वगुणैगु ण' के बाद के अक्षर स्पष्ट नहीं । 


१ चित्र का वक्षस्थल इतना उभरा है कि स्मिथ ने इसे स्त्री की श्राकृति बतल्ाया है। किन्तु 
दाहिने. हाथ में शक्ति से कार्तिकेय प्रकट होता है। किसी सिक्के पर कुमारगप्त की 
भी छाती उन्नत है । यहाँ वह ऐसी ही उभरी है। 

२ ज० ए० सो० ढाँ० १९१७ पू० १७४ फ० ७, २। 

३ राजा के सिर पर नुकीला आरभुषण भी दीख पड़ता है। 


१४४ गुप्तकालीन म॒द्राएँ 


प्रष्ठझभाग--पूर्वचत्‌, लेख 'महेख्क (फ० १३ १२)। 
(३ ) सोना, .<", १२६.६ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० २६, ६ 
पुरोभाग--पूर्ववर्‌, लेख एक बजे 'जयति स्वगुणे गुण रत्र!' दम बजे महैन्यकुमार: । 
पएृष्ठभाग -- पुववत्‌ ( फ० १३; १३ ) 
दूसरा उपप्रकार 
(राज्ज कुछ झुका हुआ, कार्तिकेय सामने ) 
( १) सोना, .«८”, १२७.० ग्रेन, बयाना-निधि, फ० २६, १२ 
पुरोभाग राजा सामने की ओर कुछ झुका हुआ, हाथ में अंगूर नहीं, दाहिना हाथ मोर के सिर 
के ऊपर, वहे मोर की ओर इशारा कर रहा है, लेख अस्पष्ट, “जयतस्वगुण गुण 
(रविन्दः ) कुमार: । 
पृष्ठभाग-मोर का चबूतरा साफ दीख पड़ता है, दाहिना हाथ खुला; किन्तु कोई वस्तु गिरती 
... नहीं प्रकट होती, लेख अस्पष्ट ( फ? १३, १४)। कर 
मु ...._(ए) कत्रप्रकार 
: छत्र प्रकार के सिक्‍के द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में अत्यन्त लोकप्रिय थे; किन्तु उसझे 
पुत्र कुमारगुप्त ने उन्हें बड़ी संख्या में नहीं निकाला । बयाना-निधि से पहले इस प्रकार का 
कोई सिक्का ज्ञात ही नहीं था और उसमें भी केवल दो सिक्के ही प्राप्त हुए हैं। यह छत्र प्रकार 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के छ॒त्र प्रकार का अक्षशः अनुकरण है। पुरोभाग का लेख पूरा उत्कीरा 
नहीं हो पाया है। वह “जयति महीतलम! से आरम्म होता हैं (राजा प्रृथ्वी का विजेता) 
इस प्रकार की तोल १२७ ग्र न है । 
री क्‍ 
द फलक स्थित सिक्के का विवरण 
(१ ) सोना, ,«”, १२६.१ ग्र॑ न, बयाना-निधि, फ० २६, १४ 
पुरोभाग--राज! प्रमामंडलयुक्त, बाई ओर खड्ा, धोती, ह्वार, कर्णाफूल पहने हुए, अर्थ शरीर 
तथा पिर अनाइत, घु घराले केश नीचे लटक रहे हैं। दहिने हाथ से बेदी पर 
राजा थआहुति दे रहा है, वह भी सीमा के बाइर । राजा के पीछे वामन, जिउके 
बाल लच्छ्रेदार हैं । वह पीछे खड़ा हैं तथा दाहिने हाथ में छ॒त्र धारणा कियरे हुए है, 
बायाँ हाथ बायें पेर पर रखा हुआ है, एक बज लेख अधूरा, 'जयत महत' (जयति 
महीतत्म्‌ ) । द 
पे ब्ि० न्यू कण० ग्॒‌ ० डा० फ० १७, "५-११; ज० ए० सो० ढडा० १८4८४ फ० ४, १; जे? रॉ० 
.. ए० सो० १८८९ फ० ३, १। 
२. ब्रि० स्‍्यू० कें० ग्‌ ० डा० फ० १४, १२-१४ 


आाटवाँ अध्याय १४१. 


प्रष्ठभाग--देवी बाई ओर खड़ी, प्रभामंडलयुक्क, कुर॒डल, हार और कंकण पहने हुए, दाहिने 
हाथ में पाश, बायें हाथ में लम्बे नालयुक्क कमल, जो बायें लटक रहा है; बायें चिह, 
लेख---्रीमहदेन्द्रादित्य/ ( फ० १३,१४५ )। 


(ऐ) अप्रतिब प्रकार 


अ्प्रतिध प्रकार प्रथम कुमारगुप्त का एक नये प्रकार का सिक्का है, जिसके रहस्य और 
सार्थकता के विषय में अभी तक कुछ पता न लग सका । पहले मुद्राशास्त्रज्ञ इसे राजा तथा दो 
रानी प्रकार का पक्का कहते थे;क्योंकि उनलोगों ने कुमारगुप्त की दोनों ओर स्त्रियों की आक्ृतियाँ 
समभी थीं ; पर यह अनुमान गलत है । दाहिनी ओर तो स्त्री की आकृति है; किन्तु बाई 
ओर पुरुष की मूर्ति हैं । वह शरीर के पास एक ढाल लिये हुए हैं । इस कारण स्त्री के 
बचास्थल का आभास मिलता है। 


श्री अलन ने अपने सूचीपन्न में इसे श्रताप' पिक्का कहकर वर्णान किया है। क्योंकि 
उन्होंने पृष्ठभाग पर ओ्रीप्रताएए पढ़ा था। बयाना-निधि में प्राप्त सिक्कों से यह प्रकट होता 
है कि पृष्ठभाग पर का लेख >श्रीप्रताए' नहीं है, वरन्‌ अप्रतिघ” हैं । चूँकि इसके 
रहस्य को कोई समझ नहीं सका है, इसलिए इस प्रकार के सिक्न को “अप्रतिथ/ का नाम 
दिया है । अभी तक पुरोभाग के झुद्रालेख का पढ़ना सम्भव नहीं हो सका हूँ। शायद्‌ वह बारह 
बजे आरम्म होता दे । पहले पाँच अक्षर 'प्रताप पर! पहँ जा सकते हैं, अगले तीन अक्षर 
अस्पष्ट हैं, जिन्हें प्रोफेपर मिराशी ने 'म!, “घर तथा 'र? पढ़ा हैं। वे मानते हैं कि आठ अक्षर 
मिलकर अनुष्टुप का अर्द्ध श्लोक 'प्रतापपरमाधारः' हो जाता हैं। किन्तु छठे अक्षर को “म 
मानना कठिन हैं। छठा, सातवाँ तथा आठवाँ अक्षर संख्या ५०, ७ या ५० तथा २ के सहश 
दीखते हैं; किन्तु मुद्रालेख के बीच में अंक अभी तक नहीं पाये गये हैं । प्रोफेसर मिराशो ने 
प्रतापपरमाधर:” के पश्चात्‌ * श्री प्रथमकरमाक्रमवपु पढ़ा है, जो शादू लविकीडित छंद के 
पद्‌ का एक अंश-पा मालूम होता हैं । एक ही मुद्रातेख में प्रथम श्रनुष्दुप का चरण ओर पीछे 
शादू'लविकीडित का अंश होना सर्वथा असम्भव हैं। किन्तु उनका साथ्थंक शब्दसमूह बनाना 
अशक्यप्राय हैं। सुद्रालेख के रहस्य को समझने के लिए तब तक प्रतीज्षा करनी होगी, जब 
तक कोई दूपरी मुद्रा न प्राप्त हो, जिसपर का लेख स्पष्ट रूप में पढ़ा जाय । 
इस प्रकार के सिक्के का विवरण निम्नलिखित है-- 
पुरोभाग--एक पुरुष बीच में खड़ा हैं, धोती पहने, जिसकी चुनन पेरों के मध्य लटक रही दे 
छाती पर हाथ प्रार्थना के रूप में जोड़े हुए, सिर पर एक ग्रथि की तरह ऊचा 
आकार, जो बुद्ध-प्रतिमा में मिलता है; अथवा केश-ग्रथि । उसके दाहिने एक ख््री 
जो बाई' ओर खड़ी है, सिर पर केशों की गाँठ बंधी हें, साढ़ी तथा चोली पहने 
कमर पर बणय्योँ हाथ रखे, दाहिना हाथ ऊपर उठे हुए, जो वितक सुद्रा में है, उसकी 
उँगलियाँ बीच के व्यक्ति को मानो स्पशे कर रही हैं । दाहिने एक पुरुष को आइति 
१६ 


१४६ गुप्तकालीन सुद्राएँ 


चुस्त टोपी पहने, बायें हाथ में ढाल लिये, सामने दाहिने हाथ में गरुडध्वज, जो 
बीच की आकतिके पीछे है, मध्य ब्यक्ति के दोनों ओर लंबवत्‌ मुद्रालेख, किंतु 
अक्तरों का पिर दाहिने या बायें न ऊपर की ओर । दाहिने परे से सतह की ओर 
'कुमार', बायें नीचे से ऊपर की ओर “गुप्ः लिखा हैं। कोई व्यक्षि प्रभामंडलयुक्क 
नहीं । वतुलाकार मुद्रालेख बारह बजे से, 'प्रतपपर” 'प्रतापपर” के लिए, 


अगला भाग झसरपष्ड । 


प्रष्ठभाग--बिन्दुविभूषित वतुल में देवी लक्ष्मी, प्रभामंडलयुक्क, खिले दोहरे सुन्दर 
कमलासन पर बैठी हुई, बायाँ हाथ कमर पर जिसकी केहुनी ऊपर उठी है, दाहिना 
हाथ ऊपर सुड़ा हुआ तथा लम्बे नालवाला कमल लिये,कमल की दो कलियाँ सतह पर, 
चिह्न मध्य में, जो नाल को छिपा देता है, अधिकतर सिक्क में दाहिने ऊपर की ओर 
अद्ध चन्द्र वत्त मान, दाहिनी ओर लेख “अप्रतिषः । 


इस सिक्क के रहस्य का कुछ पता नहीं । इसमें संदेह नहीं कि मध्य व्यक्ति कुमारणगुप्त 
है, उसका .नाम ही उसके दोनों ओर उत्कीर्ण है; पर उसके हाथ क्यों जुड़े हुए हैं, उसने 
आभूषण क्यों नहीं पहना है, उसके केश ग्र'थि-बद्ध क्यों हैं, यह कहना कठिन हैं। सोने के 
सिक्कों के प्रृष्ठभाग का लेख राजा का बिरुद होता हूँ या उसका वर्णन करता है। क्षुमारगुप्त 
अप्रतिष' या अजेय? क्यों कहा गया है १ दाहिनी ओर ज्लरी कोन है,जो राजा से आवेश में वाद- 
विवाद कर रंही है! क्‍या वह उसकी रानी हैं ! बाई' ओर ढाल लिये तथा गरुड़ध्बज पकड़े हुए 
कौन-सा पुरुष है? वह सेनापति है क्‍या, जो राजा से विवाद कर रहा हैं! क्‍या वह ख्री के 
कथन की पुष्टि कर रहा है १ 


खेद है कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसका संत्तोषजनक उत्तर तब 
मिलेगा जब पुरोभाग का लेख पढ़ लिया जायगा। वत्तमान अवस्था में उसका पढ़ना 

कठिन है। द ५) द क्‍ 
. किंतु इस विषय में कुछ अस्थाई स॒क्ाव रखा जा सकता है। मध्य का व्यक्षि निसंदेह 

2 हे ८ 

कुमारयुप्त- है, जैसा कि लेख से ज्ञात होता है! । दाहिने ञल्ली उसकी रानी है तथा बायें 
 सैनापति अथवा युवराज हे, दोनों ही राजा को मम रहे हैं, ऐप प्रतीत होता है । क्‍या 
यह माना जा सकता है कि राजा संपार छोड़ने का विचार कर रहा है तथा उसकी रानी, 
युवराज या सेनापति राजा को उस विचार से विमुख करने का असफल प्रयत्न कर रहे है* ? 





4. डॉ० मजूसदार के मतानुसार लंबवत्‌ लेख 'मिहिरकुल' है, कुमारगुप्त नहीं ( ज० न्‍्यू० सो० 
इ० भा० १३१ प्‌ ० ७२ ); किन्तु यह साना नहीं जा सकता।... 

२, भो> मिराशी का कथन दे कि बीच की मूर्त्ति योगी की है, जिससे यवराज तथा रानी 
राज्य की आपत्ति के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं (ज० न्‍्यू० सो० इ० १ प्‌ ० ७); किन्तु 
ख्वी के भाव समझाने के. हैं, कुछ विनती के नहीं हैं। कु हे 


झाठवोँ अध्याय १४७ 


राजा के हाथ जोड़ने से यह प्रकट होता है कि वह उनके विचार से सहमत नहीं अथवा उनके 
तर्क॑मानने में असमरथता दिखला रहा है । राजा अपने संकल्प पर दृढ़ हे, इसीलिए उसने 
पृष्ठभाग पर माने “अप्रतिघ”, अजेय मुद्रालेख खुदवाया है । 


फलकस्थित सिक्कों का वर्णन 
(१) सोना, *७५", १२३ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० ३१,६ 
पुरोभाग--$मारणुप्त बीच में खड़ा, जुड़े हुए हाथ अस्पष्ट, बाई' ओर के पुरुष का दाहिना हाथ 
वितर्क मुद्रा में,गरुडध्वज के पीछे लंबबत्‌ लेख राजा-रानी के बीच में, सिर से नीचे की 
झोर 'कुमार', पहले दो अक्षर अस्पष्ट, राजा तथा पुरुष के बीच बाई' ओर. नीचे 
से ऊपर की ओर--'गुप्त', बारह बजे घतु लाकार मुद्र/-लेख 'प्रतपररप” । 
प्रष्ठभाग--लच्धमी दोहरे कमलासन पर बैठी सामने देखती हुई, बायें हाथ में कमल, जो - 
केवल चार बिन्दु्ओं से व्यक्त किया गया है, स्पष्ट; दाहिने सिरे पर श्रद्ध चन्द्र, 
- लेख दाहिने अप्रतिघ' ( फ० १७, १ )। 
(२) सोना, “७२”, १२१ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० ३१,१२ 
पुरोभाग--पूर्व वत्‌, लेख ग्यारह बजे । 
पृष्ठभाग--पूर्व वत्‌ , अद्ध चन्र अदृश्य, लेख “अप्रतिधः ; 'इ? मात्रा तथा विसर्ग के दोनों चिह्ृ 
स्पष्ट है ( फ० १४,२ )। 
(३) सोना, .७४”, १२० ४ ग्रे न, बयाना-निधि, फ० ३१,१ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , अद्ध चन्द्र राजा तथा दाहिने रानी के बीच में, तीन से सात बजे के बीच 
अक्षर स्पष्ट हूँ, वे प्र, प्र, प, र, प, पृ? पढ़ जा सकते हैं । द 
पृष्ठभाग--पूव्वेव॒त्‌, दाहिने अद्ध चन्र, लेख “अप्रतिध: (फ० १४७,३)। 


; ( ओ ) वीणाधारो प्रकार 


बयाना-निधि के ज्ञात होने से पूव, कुमारगुप्त के घीणा प्रकार का सिक्का अज्ञात था । इसमें 
भी दो ही सिक्क मिले हैं । इससे प्रकट होता है कि समुद्रगुप्त के वीणा प्रकार को पुनर्जीवित 
करने का प्रयत्न कुमारगुप्त ने किया था। पुरोभाग पर राजा ऊँची पीठवाले पर्यकु पर 
बैठा है और गोद में रखी हुई वीणा को- बजा रहा है, जेसे मूल प्रकार में था । मुद्रालेख 
भी मूल के समान है, केवल नाम का परिवर्तन है “महाराजाधिराजश्रीकुमारणग॒ुप्तः' । 
किंतु पृष्ठढभाग पर कई भेद दीख पड़ते नि । उसमें देवी बाई" ओर . देख रही हे ओर वह. 
भी राजा की तरह चारपाई पर बैठी है । समुद्रगुप्त के सिक्के पर देवी मो़ पर बैठी हुई दिखलाई 


१ इस सिक्कों का चित्र कुछ अश में बडा कर दिया गया है, ताकि लेख स्पष्ट रूप से 
पढ़ा जा सके । 


१४८ गुंप्कालीन सुद्राएं 


गई हैं। इस प्रकार में देवी का बायाँ हाथ पर्यक्न पर रखा हुआ है, जो मूल रूप में समुद्र के 
सिक्के पर कॉनु कोपिया लिये हुए था । दाहिने में पाश नहीं है, किंतु एक फूल है जिसे देवी द्वारा 
सूँघा जाना दिखलाया गया है। यह भी द्ो सकता है कि प्ृष्ठभाग पर रानी का चित्र हो,जो फूल 
को सूँघते हुए अपने पति का गाना सुनती हो। पर्यक्ष पर इस ढंग से बेठी हुई देवी प्राय: 
तच्षण था चित्रकला में प्राचीनभारत में नहीं दिखाई गई है। मुद्रालेख 'श्रीकुमारगुप्तः बाई 
ओर लिखा गया है,दाहिने नहीं । 
(१) सोना, ७५४", १२५.३ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० ३१, ४ क्‍ 
पुरोभाग--राजा प्रभामण्डलयुक्त, कुर॒डल, हार, भुजबंध पहने, पर्यड् पर बेठा है, जिसकी 
पीठ का कुछ भाग दि्खिलाई पड़ता हैं, दाहिना पैर पयड्ड पर मुड़ा है,बायाँ पैर दाहिने 
के ऊपर से मुड़ कर पर्यक्ष के नीचे लटक रहा है। चार तार वाली वीणा को राजा 
उँगलियों से छेड़ रहा है, जो गोद में रखी हुई है, बायाँ हाथ वीणा पर, उसकी 
उंगलियों के हाव-भाव से राजा की गान-मुग्धता व्यक्त हो रही है। एक बजे लेख 
आरम्म 'महाराजाधिराजश्रीकुमारगुप्त? ; कुमार! पर्यड्ग के नीचे तथा "गुप्त ग्यारह 
बजे अंकित है, पहला अन्तर राजा के सिर के पीछे, पर्यक् के ऊपर । 
प्रष्ठभाग--बिन्दु-विभूषित बतु ल में देवी या रानी, कुगडल, हार तथा कंकण पहने, पर्यडू 
पर बैठी हुईं जिसकी पीठ का कुछ भाग तथा चारों टपदार पैर स्पष्ठ दिखलाई 
पइते है, दाहिना पैर पर्यड् के नीचे मुड़ता हुआ,बार्योँ सामने नीचे लठका हुआ,दाहिने 
झुके हाथ में लम्बे डंठलवाला पुष्प, बायाँ हाथ पर्यक् पर, एक बजे लेख, 'कुमारणुप्त'; 
दूसरा ओर तीसरा अचार संदेहात्मक, किन्तु वे 'म? “व! 'र” के सिघा कुछ नहों 
हो सकते । 


. (औ ) राजा-रानी प्रकार 


बयाना-निधि के ज्ञात होने के पु इस प्रकार का सिक्का अज्ञात था। उसमें भी उसका 
. एक ही नसूना मिला हैं। सम्मवत: कुमारगुप्त प्रथम चन्द्रगुप्त के एकमेंव ज्ञात प्रकार को पुन: 
जीवित करना चाहता था । मूल सिक्क की तरह पुरोमाग पर राजा-रानी आमने-सामने खड़े 
हैं। रानी का स्थान ठीक कुमारदेवी की तरह बायें है और वह दाहिनी ओर देखती है। उसके 
दोनों हाथ भी उसी प्रकार हैं । राजा बायेँ खड़ा है और सामने देख रहा है ; किन्तु उसके 
बायें हाथ में दरड नहीं दीख पड़ता, क्योंकि यह , तरीका कुमारगुप्त से पहले ही त्याग 
दिया गया था। उसका बायाँ हाथ कंधे पर रखा हुआ हैं ओर तलवार की मूठ पकड़े हुए 
है। प्रथम चन्रगुप की तरह कुमारगुप्त दाहिने हाथ से रानी को कुछ दे रहा है। इस राजा 
के सिक्क में वह पुष्प-गुच्छ-सा प्रतीत होता हैं । राजा-रानी के बीच अद्ध चन्द है, जैसा 
प्रथम चन्द्रगुप्त के सिंक्ो में दीख पढ़ता हैं । प्ृष्ठभाग पर घुटने टेके हुए सिंह पर देवी 
बैठी हुई है, जैसा मूल नमूने में पत्तमान है। उसका बायाँद्ाथ खाली है और कमर पर 


. आठवाँ अ्रध्याय १४६ 


रखा हुआ है। मूल नमूने में जो विदेशी कॉनु कोपिया इस हाथ में था, उसको अभी हटाया 
गया है । दाहिने हाथ में पाश के बदले लम्बे नालयुक्क कमल दीख पड़ता - है । देवी 
सिंह पर कुछ बायें कुकी हुई है, जेसा सिंह-निहन्ता प्रकार के ट्वितीय वर्ग के दूसरे उपप्रकार 
में फ० १२, ६-१० प्रकट होता है' । इस सिंके को सिंह-निहन्ता प्रकार के अनन्तर तेयार 
किया गया मान सकते हैं । 
सिक्क का बर्णो निम्नलिखित है--- 
(१) सोना, .७५", १२६.७ ग्रेन, बयाना-निधि, फ० ३१,१४७ 

 पुरोभाग--राजा दाहिने खड़ा, अनाइत प्र, लच्छेदार केश, कोट, घोती, कुरडल, हार, कंकण 
तथ। भुजबंध पहने हुए है, बायाँ हाथ तलबार की मूं 5 पर,दाहिने हाथ से पुष्प-गुच्छ 
दे रहा है, सामने रानी खड़ी, कर्णफूल, हार, कंकण पहने हुई है, दाहिना हाथ कमर 
पर, बायाँ हाथ नीचे लटकता हुआ, राजा-रानी के बीच चन्द्र, दाहिने मुद्रालेख के 
अस्पष्ट अवशेष । 


पृष्ठभाग--बिन्दुविभूषित वतुल में देवी प्रभामंडलयुक्न, दाहिने देख ते हुए जानुस्थित सिंह की 
पीठ पर बैठी हुई, दाहिने हाथ में कमल, बारयें जंबे पर स्थित व खाली, दाहिने कुकी 
हुई,कर्रा फूल, हार, कंकरा, भुजबंध तथा करघनी पहने, साड़ी की चुनन स्पृष्ट, 
चिह् अविय्मान, दाहिने लेख श्रीकुमारगुप्तः (फ० १७,७ ) । 


(अ) गरुड़ प्रकार 


हि 


. मध्यप्रदेश के रामपुर जिले में स्थित खैरीताल नामक स्थान से १६४८ में स्वर्ण 
मुद्राओं की एक निधि मिली थी, जिसपर 'महेन्द्रादित्य' उत्कीणें था। लखनऊ संग्रहालय में इस 
तरह का एक*«सिक्का वर्तमान था; किन्तु उसका प्राप्तिस्थान अज्ञात था। ये सब सिक्‍के न ढालकर 
बनाये गये हैं ओर न ठप्पे से । सोने की पतली चादर को एक श्रोर से सूहुम सूचिका से दबाकर 
दूसरी ओर से चिहसमूह तथा अक्नर बनाये गये हैं; इस पद्धति को अंगरेजी में &#70| 
0 7'९[000886 कहते हैं। 


(१) सोना, .«८”, २० ग्रेन, खेरीताल-निधि 


पुरोभाग--बिंदुविभूषित घतु ल में, ऊपरी आधे में गुड़ पंख फेलाये हुए, बायें चक के ऊपर 
अद्ध चन्द्र, शंख दाहिने, नीचे आधे में लेख “श्री महेन्द्रादित्”, मा के नीचे 
सात बिन्दुओं का गुच्छ; 4? के नीचे 'उ” । पुरोभाग का चिहसमूह प्रृष्ठभाग को 
दबाकर बनाया गया है (फ० १७, ६ )। 

पृष्ठभाग-- खाली । 


4 परों की स्थिति में कुछ भेद-विभिन्‍नता है । इसमें दोनों पर मुद़े हैं। सिंह-निहन्ता प्रकार 
के द्वितीय व के दूसरे उपप्रकार में दाद्विना पेर नीचे लटका हुआ दे 


१५० गुप्तकाक्षीन मुंद्राएं 
(२) सोना, .६", २० ग्र न, खेरीताल निधि । 
पुरोभाग- पूर्व व॒त, सिक्का भद्ग, दूसरी पंक्कि में अज्षर द( फ० १७, ७ )। 

क्या ये व॒तु लाकार पदार्थ सचमुच सिक्के थे ? यदि ऐसा हो तो इन्हें किसने चलाया 
था, यह कहना कठिन है। सोने का इतना हलका पतला तथा एक ओर अनुत्कीर्ण सिक्का 
बहुत. कम मिलता हैं। दक्षिण कोसल में इस ढंग के सिक्‍के नल वंश के राजाओं ने 
प्रचलित किये थे। यदि ये सिक्के हों तो इनके कर्त्ता का पता लगाना आसान नहीं है। 
वि० प्र० रोडें ' तथा प्रो०-मिराशी * का मत है कि ये सिक्के कुमारयुप्त के हैं अथवा उसके 
रामपुर में शासन करनेवाले किसी स्थानीय सामंत ने इन्हें तेयार कराया होगा। घोष 
मद्दोदय इन सिक्कों को कुमारगुप्त का नहीं मानते' । इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ 


| ही 


निर्णायक अमाण नहीं मित्तते हैं; किन्तु लेखक का विचार है कि ये सिक्‍क्रे प्रथम कुमारगुप्त के 
. नहीं 


हम यह मानते हैं कि गुप्रसम्ब॒त्‌ दक्षिण कोसल में यदा-कदा प्रयोग में लाया जाता 
था, जैसा कि कुछ लेखों ने दर्शाया हैं; किन्तु इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हैं-कि दक्षिण कोसल प्रांत गुप्त साम्राज्य में अंतनभूत था। यदि यह भी हम मान लें, 
तोमी यह कहना कठिन हैं कि इस प्रकार के सिक्‍क्रे गुप्तसाम्नाज्य के केवल इस 
प्रदेश में क्‍यों मिलते हैं?! खेरीताल निधि में गुप्तसम्राटों के दूसरे अन्य अश्रकार 
जैसे धनुर्धारी अथवा अश्वारोही प्रकार के सिक्के क्‍यों नहीं निकले? गुप्त स्वर्णामुद्राप्रकार 
किसी एक स्थान में सीमित नहीं रहते थे। इस तरह के सिक्के अन्य बड़ी निधियों में--जैसे 
बयाना ओर भरसार निधियों में-क्यों नहीं पाये गये? यह सम्भव है कि इस पिक्के को 
कोई स्थानीय राजा महेन्द्ादित्य ने दक्षिण कोसल में चलाया था, जिसने इस प्रकार को 
: प्रसन्‍्नमात्र के सिक्के से नकल किया था। 


खैरीताल निधि के सिक्कों में नीचे की पंक्ि में कुछ अक्षर “६”, “उ', 'श”, मिलते हैं, 
जिनका अथ अज्ञात है। प्रो० मिराशी का सुझाव है कि 'श” अक्तरवात्ा सिक्का शूर-द्वारा 
तैयार किया गया ओर “द वाले को दयितवर्मन ने चलाया था, जो अरंग ताम्रपत्र के राजा 
द्वितीय भीमसेन के पूर्वजों में गिने जाते हैं। श्री राव महोदय का मत हैं ४ कि इस अ्र्चर 
से संख्या का बोध होता है, जिस समय सिक्का तैयार किया गया था। पूर्वी चालुक्य नरेश 
चन्द्र के सिक्कों पर भी अक्वरों में लिखे अंक दिखलाई पढ़ते हैं । उनके कथनानुसार “उ? तथा 
ह अक्षर क्रमशः ८ तथा ५ के बोधक हैं।.. 





| १ ज० न्यू सो० ह्‌० स्रा० १० पू० २३७-९ | 
. २ वहीं--सा० १९ प०। 
- है ज० पु० सो० बा० न्यू० समिमेणट ४६ न० ३३२। 
४ ज० न्यू० सो०इ० १३। | 


नवा अ्रध्याय 
प्रथम कुमारगुप्त की रजत तथा ताम्रम॒द्राएँ 


द्वितीय चन्द्रगुप्त की अपेक्षा प्रथम कुमारगुप्त के चाँदी के सिक्के अधिक सख्या में 
मिले हैं, जिनसें कई वर्ग तथा उपप्रकार दिखलाई पड़ते हैं। कुमारगुप्त के समय चाँदी के 
सिक्के साम्राज्य के पश्चिम भाग में ही सीमीत नहीं रहे। कम्त मूल्यत्राले चाँदी के सिक्कों 
की उपयुक्षता लोगों की समम में आई थी। कोड़ियों या ताम्रमुद्राओं तथा सुवर्समुद्राओं 
के बीच में चाँदी के सिक्के रहने से आर्थिक व्यवहार में, मामूली चीजों की खरीद-बिक्ी में 
बड़ी सहायता होती हं। जब इन बातों पर सरकार तथा जनता ने विचार किया तब गुप्त 


टकसालों ने गंगाघाटी के प्रांतों के लिए भी चाँदी के सिक्के प्रचलित किये। 


(अ) पश्चिम भारतीय रजतसुद्रा 


पश्चिम भारत में प्रथम कुमारणुप्त के चाँदी के सिक्के क्षत्रप राजा के नमूना या मूलरूप के 
अनुकरण पर तैयार होते रहे । ये सिक्के ह्विंतीय चन्द्रगुप्त के चाँदी के सिक्कों से साधारण रूप 
भिन्‍न नहीं हैं। यूनानी अक्नरों के अवशेष कुछ उपप्रकारों में दिखलाई देते हैं, कुछ में नहीं । 


परष्ठभाग पर नियमतः गरुड़ का प्रयोग चालू रहा ओर उसके साथ सात बिन्दुसमूह का 
भी । क्षत्रप सिक्कों के प्रृष्ठभाग पर रहनेवाला स्तूप या अद्भ चंद्रयुक्क पहाड़ किसी भी गुप्त सिक्कों 
पर नहीं मिलता। कर 

प्रथम कुमारगुप्त के सिक्कों का प्राप्तिस्थान निश्चित रूप से ज्ञात है, पश्चिमी प्रकार के 
सिक्के काठियाबाड़, गुजरात, वलभी, मोरवी, जूनागढ़, अहमदाबाद, केरा आदि ज्ञात स्थानों 
में मिले हैं । काठियाबाड़ तथा गुजरात के प्राप्तिस्थान सूच्तमता से देखे नहीं गये । यदि उनका 
ठीक ज्ञान होता तो विविध उपप्रकार कहाँ-कहाँ चलते थे, यह हम कह सकते । कभी-कभी 
कुमा रगुप्त के चाँदी के सिक्के गुजरात ओर काठियाबाड़ के बाहर भी मिले हैं । १३६५ चाँदी 
सिक्कों की एक निधि सतारा जिले के समन्द स्थान से मिलो है तथा १३ सिक्के बरार के इलिचपुर 
से। ये दोनों स्थान गुप्तसाम्राज्य में अंतभू त नहीं थे; किन्तु इन स्थानों से सिक्कों की प्राप्ति द्वारा 
प्रकट होता है कि वशिक, विद्वान्‌ ब्राह्मण या सेनानायक द्वारा वे वहाँ लाये गये होंगे । 

स्मिथ ने पश्चिमी सिक्कों को दो उपप्रकारों में विभक्क किया है । पहले उपप्रकार में क्‍ 
मुद्रालेख-“'परमभागवतमहाराजाधिराजनश्रीकुमा रणुप्तमहेन्द्रादित्य:ः मिलता 'है, और दूसरे 
ज्पप्रकार में मह्ाराजाघिराज की उपाधि 'राजाधिराज''में संक्षिप्त कर दी गई है । स्थानीय जन* 


१४२ गुप्तकालीन मुद्राए 


श्र ति को स्वीकार न करते हुए, जिसे वॉटसन ने सूचित किया था, कि कुमारगुप्त अपने 
पिता के समय में काठियाबाड़ का राज्यपाल रहा, स्मिथ ने यह अनुमान किया है कि राजा- 
धिराज की संज्निप्त उपाधिवाला सिक्का कुमारगुप्त ने राज्यपाल के पद से तैयार किया था। किन्तु 
महाराजाघिराज तथा राजाधिराज उपाधियों के अर्थ में पर्याप्त भेद नहीं हैं। इसलिए स्मिथ का 
अनुमान न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है । मधुरा के लेख ( गु० स० ६१ ) में द्वितीय चन्द्रगुप्त 
के लिए राजाधिराज की उपाधि प्रयुक्त की गई हे' , जब कि वह चक्रवर्ती सम्राट था । स्मिथ 
'ने स्वीकार किया है कि क्षम्बे लेखबाले सिक्‍क्रे पर राजा का रूप छोटे लेखबाले राजा के सुकाबिले 
में कम अवस्था का है । इसलिए भी यह प्रमाणित करना कठिन है कि छोटे लेखवाला सिक्का 
पहलें तेयार किया गया था, अर्थात्‌ उसके आरम्सिक जीवन में निकाला गया था, जब 
कुमारगुप्त पिता का राज्यपाल रहा। भारतीय शाप्तन-परम्परा में युवराज को मुद्रासंचालन का 
अधिकार नहीं रहता था । इसलिए स्मिथ के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

पश्चिमी सिक्कों का वर्गीकरण विभिन्न प्रयुक्त उपाधियों के ऊपर करना, जेसा स्मिथ 
ने किया था, वैज्ञानिक रीति नहीं है। श्री अलन ने उनको बनावट ( 49070 ) के अनुसार 
विभाजित किया है। बड़े आकार के पिक्के छोटे से तथा कलात्मक सिक्के भई सिक्के से प्रथक 
किये गये हैं । यह विभाजन भी वेज्ञानिक नहीं है, क्योंकि यह कहना कठिन है कि अच्छी 
कारीगरी कहाँ खतम होती है ओर भद्दी कहाँ से शुरू होती है । तीसरे वर्ग के कुछ सिक्के, जिसे 
श्री अलन ने छोटे आकार का माना है, पहले वग के समान बड़े आकार के हैंड; किंतु किसी 
अधिक शास्त्रीय वर्गीकरण की रीति के अभाव के कारण ब्रिटिश-संग्रहालय के सूचीपत्र में 
श्री ऑलन-द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण हम यहाँ स्वीकार करते हैं । पहले वर्ग के पिक्‍के का . 
वर्णन इस तरह है-- 

' ५३ 
हे पहला वग 

इस वर्ग के सिक्‍के प्रथम चन्द्रगुप्त के चाँदी के सिक्‍कों से अत्यधिक मिलते-जुलते हैं । 
इसलिए अजुमान किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त की झृत्यु के पश्चात्‌ तुरत ही कुमारगुप्त ने 
उन्हें प्रचलित किया । सम्भचतः अपने पिता के ही टकसाल से प्राप्तिस्थान ठीक ज्ञात न होने के 
कारण, यह टकसाल कहाँ थी,यह नहीं बतलाया जा सकता । सम्भवतः वह काठियाबाड़ में होगो, 
जहाँ ज्षत्रप मुद्रा का प्रभाव अत्यधिक रहा । स्कन्दगुप्त के पहले वर्ग के चाँदी के पिक्क्रे इस 
स्वरूप के हैं ओर वे भी संभवतः उसी टठकसाल से निकाले गये होंगे । सिक्कों में नाक, मूँछ 
तथा कॉलर पिछले ज्ञत्रप सिक्कों के ढंग के ही हैं । अधूरे यूनानी अक्षरों को अवशेष पृष्ठभाग 


१. ज० रॉ० ए० सो० १८८९ प्‌० १४३ ।. 

२ ए० इ० भा० २१ पृ० ८, सरकार प ० २६९ | 

३, ह० स्यू० कं० भा० १प१०५। । 

४, ब्रि० स्‍्यू० कें० भूमिका ए० ९४ फ० ७, २ तथा फ० ६, ५७ 


नवाँ अध्याय १५३ 


पर दीख पढ़ता है। राजा के अद्ध चित्र के पीछे मुद्रावष देनेका इरादा था; किंतु वहाँ प्रायः 
'धवष? शब्द मिलता है, न कि वर्ष की संख्या । 

पृष्ठभाग पर गुप्तवंश का राजचिह्न गरुड विद्यमान है। दाहिने विन्दु-समूह है। 
वतु लाकार मुद्रालेंख 'परमभागवतमहाराधिराजश्रीकुमारगुप्तमहेन्द्रादित्य”ः पढ़ा गया है! । 

इस वर्ग में चार उपप्रकार किये जा सकते हैं। पहले उपप्रकार के सिक्के पतले ओर 
बड़े तथा दूसरे के मोटे ओर छोटे रहते हैं । दूसरे उपप्रकार में “म ? तथा “ व ? अक्तरों का 
अधोभाग गोलाकार है। तीसरे उपप्रकार के सिक्के दूसरे उपप्रकार की तरह हैं; किन्तु गोला- 
कार 'म' तथा “व! नहीं मिलते, जैसे दूसरे उपप्रकार में दीख पड़ते हैं। इसके दो सिक्कों 
( ब्रि० म्यू० के० गु० डा० नं० ३०४-५ ) पर गरुड के नीचे तारे बने हैं; किन्तु इनका चित्र 
उस सूची में प्रकाशित नहीं किया गया हैं। चोथे उपप्रकार में राज। के सिर के पिछले भाग में 
“वर्ष! शब्द लिखा है, जिसके बाद निर्माण की तिथि अंकों में १०० प्रकट होती है । किंतु अंक 
का चिह्न स्पष्ट नहीं है । इस उपप्रकार पर लेख के अंत में षष्ठी व्रिभक्कि है, जैसी द्विंतीय 
चंद्रगुप्त के चाँदी-सिक्कों के मुद्रालेख में मिलती हैं। पहले ओर दूसरे उपप्रकारों के सिक्के 
अधिक संख्या में मिले हैं; किन्तु तीसरा उपप्रकार केवल तीन सिक्कों से ओर चोथा केंत्रत एक 
सिक्के ही से ज्ञात हैं । पहला उपप्रकार आकार में .६१ तथा दूधरा और तीसरा .५५" हैं। कुछ 
बिरले पक्के तौल में २४.१ ग्रेन से भी कम हैं; किंतु ओंसत ३० ग्रेन तोल का है। उस्थिति 
के पिक ३३ ग्रेन के हैं, जो इनकी यथाथे तौल होगी। यह ज्ञत्रप चाँदीसिक्षों कौ तोल के 
समान है। प्रथम घर्ग के समस्त उपप्रकारों का वर्सन यहाँ किया जायगा । 


फलकस्थित सिक्कों का वन 


पहला उपप्रकार 
( बड़े आकारवाला ) 


(१) चाँदी, ,६, २६,४ ग्रे न, त्रि० म्यू० कैं०, फ० १६, 
पुरोभाग-दाहिने राजा का अद्ध चित्र, क्षत्रप सिक्‍कों के समान सिर पर कठा हुआ, सिर से 
पीछे घुघराले केशों के ऊपर 'बष* 


पृष्ठभाग--पंख फेलाये गरुड, सातबिन्दुओं का समूह्द दाहिने, यूनानी अन्नरों का अभाव, 
वतु लाकार मुद्रालेल, तीन बजे से शुरू 'पर (भगवत) महरजधिराजश्रीकुमरमुप्त- 
महन्द्रदत्य,” अंतिम तीन अज्ञर कटे हुए , श्र! के ऊपर “ई” मात्रा का अभाव, 
ययपरि उसके लिए पर्याप्त स्थान था ( फ० १७,१ ) । 
4, द्वितीय चन्द्रयुप्त के चाँदी सिक्‍के के प्रथम वर्ग से लेख लिया गया दे । केवल उसमें नाम 
और डपाधि बदल दिये गये हें। द द 
२, श्रि० स्यू० के? ग० डा० फ० १६, १-१७; क० आ० स० रि० भा० ९ फ्‌० ५, ३-४६ ज० रा५ 
ए० सो० फ० २, १९-४२; पी० ई० भा० २ फ० ३५, १६-१७ | 
२० 


व शुप्काक्षीन सुद्धाए 


(९) चाँदी, .६”, ३१.८ ग्रेन, ब्रि० म्यू० केंग, फ० १६.२ क्‍ 
पुरोभाग -पूर्ववत्‌ , अद्ध चित्र संपूर्गी, सिर के पीछे 'बर्ष' शब्द का केवल अवशेष, सिर के 
सामने यूनानी अक्षर । 
पूः ९ ग > 
पृष्ठभाग--पुवंचत्‌ , लेख तीन बजे 'परमभग ( वत महा ) रजधरजश्रकुमरगुप्तमहेन्द्र दत्य 
( फ७ १७,२ )। 
(३) चांदी, ६ ३०.४ ग्रेन, वही, फ० १६,८ 
पुरोभाग--पूव बत्‌ , चिंत्र भद्दा, अधिक संख्या में गलत आकार के यूनानी अच्षर, 0,0,, 
म, 0, राजा के चेहरे के सम्मुख । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत , गरुड के चबूतरा से नीचे यूनानी अक्तर, 0, व ए, लेख चार बजे 
आरम्भ, 'परमभगवतमहरजघरजश्रकुमरगुप्त-महन्द्र दृत्य' ( फ०१७,३ )। 
दूसरा उपप्रकार 

ः ( कुछ आकार में छोटा, तथा गोल 'म! व 'र? के साथ ) 

(४) चांदी, ६", ३२ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फ० १६,१८ ि क्‍ 
पुरोभाग -पहले उपग्रकार की तरह अर्घचित्र, सामने कुछ यूनानी अक्तर, 0,पत, 0,7,0 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌ , गरुड से नीचे दो यूनानी अक्षर () व [| लेख चार बजे आरम्भ--- 
([प] रमभगवतमहरजघरजश्रकुमर [गुप्त] महन्द्र [दित्य)! (फ० १७,४) । द 

(५) चाँदी, ५४", २१.६ ग्रे न, वही, फ० १६,२२ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , अद्भ चित्र पूर्णा, यूनानी अक्षरों के अवशेष अविद्यमान । 
प्रष्ठभाग--नीचे का कुछ भाग दो बार मुद्रित, किनारे पर पहले लेख का अवशेष, लेख तीन 

बजे, परम भगवत' शेष कटा हुआ ( फ० ९७, ४ )। 
द द तीसरा उपप्रकार* 

...( दूसरे उपग्रकार की तरह, किंतु 'म” तथा “व” अक्षर कोणयुक्क ) 

(६) चादी, २ ,३४. ७ प्रेन, वही, फ० १ ४३ ३ 
पुरोभाग--पू्चंघत, यूनानी अक्तरों का अमाव । । 
पृष्ठभाग --नो बजे लेख आरम्भ, कुमरगुप्तमहन्द्रदत्यः ( फ० १७,६)। 

द | चोथा उपप्रकार 
| ( पहले उपग्रकार के सहश, तिथि उत्कीर्ण ) 
ः (७) चाँदी, ०५.५“, ७ ग्रेन, आ[० सं इ० घ्० 'रि० १६ २३-४ फू० १२ । 
. पुरोभाग-राजा का चित्र दाहिने,कान के पीछे तिथि वर्ष १०० (0). 
3, जि? स्यू० कें० गु० डा० फ० १६, १८-२२९। क्‍ 
२. वही, फ० १३-२३ । द 


न्पाँ अध्याय १५५ 


प्रष्ठभाग--उपप्रकार पहले के समान, लेख-'परमभगवतमहरजघरजश्री (कुमारगुप्त) महन्द्रद्त्यः । 
फ० १७,७ ( परिव्धित आकार में ) । 


दूसरा वग' 


इस घर्ग के सिक्‍कों के पुरोभाग पर यूनानी अच्वर का अभाव है । उनके आकार में अव्यव- 
स्थिति है । कुछ स॒कीले हैं [ फलक १७,&], कुछ बहुभुजी हैं [| फ० १७,४ ]। राजा का चित्र 
भईद ढंग से खुदा हैं और वह ज्ञत्रप नमूने से ज्यादा समानता नहीं दिखलाता है। गरुड की 
आकृति बेढब है। उसके समीप बिन्दु -समूह नहीं दिखाया गया ह । श्री अलन का मत है कि इस 
वर्ग के सिक्के छोटे हैं । ( ब्रि० म्यू० कें० गु० डा०; प्रष्ठ &४ )। कुछ तो निस्संशय छोटे 
हैं। किंतु छुछ सिक्के पहले वग के समान आकार के हैं (फ० १७,-८-१०;३१९ )। उनका 
आकार .५ से .६” तक मिलता है। ओसत तौल २६ से ३१ प्रेन तक पाई जाती है। 
यूनानी अक्षरों के अभाव से यह प्रकट होता है कि टकसाल के अधिकारियों के विदेशी 
अक्त रों को हटाने का प्रयत्न सफल होने लगा था । शायद पूर्वी मालवा में यह प्रकार तैयार किया 
गया होगा, जहाँ संभवतः ज्ञत्रप सिक्के अधिक प्रचलित न थे। 


इस वर्ग में दो विभिन्न उपप्रकार के सिक्‍के मिले हैं । पहले में प्रथम वर्ग का मुद्रालेख 
खुदा है तथा दूसरे उपप्रकार में उस लेख का आरम्भिक शब्द परम” छोड़ दिया है, और लेख 
भागवत? से शुरू होता है । फलकस्थित सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित है-- 


- पहला उपप्रकार 
( पहले वर्ग के समान लेख ) 
(१) चाँदी, .५५", ३०.७ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फ्‌० १६, २४ 
पुरोभाग --राजा का अद्ध चित्र, यूनानी अक्षरों का अभाव । | 
पृष्ठभाग--एक बजे लेख आरम्म 'परमभगवत-महरजधरज?”, बाद के शअ्रत्षर अस्पष्ट ; 
परम! का 'म अज्ञर वर्गाकार, “ग”, “व? तथा 'त? पतले हैं। वे लग्बी लकीर की 
तरह दीखते हैं । बिन्दु-समूह ( ]00!60 ) अधिद्यमान ( फ० १७,८ ) । 
(२) चाँदी, .६", २८.३ प्रे न, ब्रि० म्यू० के०, फ० १६,२४५ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, अस्पष्ट । द ् .. हक 
प्रष्ठभाग-- लेख एक बजे, 'परमसगवतमहरजधरजश्रकुमरयुप्तमहेन्द्रदित्य', तारा अविग्रमान 
( फ० १७,६ )। द का 


१, झा० स० इ० अ० रि० १९२३-०४ प० ११७। 


१५६ गुप्तकालीन मुद्राए 


दूसरा उपप्रकार 
( लेख भागवत से आरम्भ ) 


(३) चाँदी, .६", २६.४ प्र न, वह्दी फ० १६२६ 


पुरोभाग--पूर्ववत्‌ । 
प्रष्ठभाग-- एक बजे लेख 'भगवतरजघरजश्रकुमरगुप्तमहेन्द्रदित्य/ ; सिक्के का आकार विचित्र 
( फ० १७,१० ) 
(४) चांदी, ४४", ३१ ओ न, वही, फ० १६,२३० 
पुरोभाग--पूर वत्‌ ।- 
पृष्ठभाग--दो बजे लेख आरम्भ 'भगवतरजधरजश्नकुमरगुप्तमहन्धद॒त्य” । “भागवत! अस्पष्ट, . 
अंतिम अक्षर सीधी लकीर से व्यक्न ( फ० १७,११ )। 


तीसरा वग 


है 

इस वर्ग के सिक्के पहले वर्ग के समान हैं; किन्तु ये छोटे तथा मोदे ( 5]0]: ) हैं । 
फ० १७, १२ की फ० १७, १-२ से तुलना कीजिये । कुछ तो पहले वर्ग के रूहश बड़े आकार 
के भी हैं; फलक १७, १३ से फ० १७, ७ तुलना करें। चेहरे का रूप भली-भाँति बनाया 
गया है। नाक की बनावट तो पहले वर्ग से अधिक मिलती-जुलती हैं। देखिये फू० १७ 
११ व १४ | इस वग के सिक्के दूसरे वर्ग से इस कारण भिन्न हैं कि इसके पुरोभाग पर यूनानी 
अक्षर वर्तमान हें। 

इस वर्ग के सिक्कों की बनावट तथा आकार त्रैकूटक वंश के सिक्कों से अधिक समान 
हैं । श्री अलन का सुझाव है कि ये सिक्के दक्षिण गुजरात में तैयार किये गये होंगे, जहाँ 
सम्भवतः गुप्तनरेश त्रेकूटक घंश को परास्त कर शासन करने लगे थे। इन सिक्कों का 
प्राप्ति-स्थान सुचारु रूप से ज्ञात नहीं है तथा गुम्लेखों में त्रैकूटक्ष के पराजय का वर्णन 
भी नहीं मिलता । 

इस व के सिक्कों की तौल ३१ ग्रन तथा आकार .५” है। कुछ सिक्के तौल में ३२ 
प्रेन या ओर भारी ३४.७ ग्रेन हैं। कम-से-कम तौल २७.३ ग्रेन की हैं। सिक्के अव्यव- 
स्थित आकार के हैं, उनमें से कुछ अण्डाकार तथा पंचकोन के मी हैं (फ० १७, १९व १३)। 
घतु लाकार मुद्रालेख कभी १०या ११ बजें तो कभी ७» या « बजे प्रारम्भ होता हैं। इसके 
अंत में महेन्द्रादित्य' शब्द हं। स्मिथ ने कहा था कि इस शब्द के आंत में षष्ठी का 'स्यः 
प्रत्यय ब्रिटिश संग्राह्दलय के तीन सिक्कों पर स्पष्ट हैं" । श्री अलन के सूचीपत्र में अ्रष्ठयंत 
मुद्रालेख नहीं मिलता है ओर स्मिथ द्वारा प्रदर्शित सिक्के पर 'स्य? का पढ़ना सम्भव नहीं है* । 
अतएव यह संदेहपूण है कि इस बग में षष्ठी कारक 'स्य” वाला कोई सिक्का मोजूद है। 
१ जञ० ए० सो० १८4९ पृ० १२०। 
२ वही, फ० ७, २। 


नवाँ अध्याय १५७ 


इस वर्ग को दो उपग्रकारों में विभक्त किया गया हैं। पहले उपग्रकार में प्रथम वर्ग 
की पूरी लम्बी उपाधि, 'महाराजाधिराज'” के साथ लेख मिलता हुँ। दूसरे उपप्रकार में 
उपाधि का संक्षिप्त रूप 'राजाधिराज? ही पाया जाता है। कुछ शझुद्राओं पर 'राजाधिराज' 
के बजाय 'रजधर' या 'रजघ?” ही गलती से उत्कीर्ण किया गय। है । 


फलकस्थित सिक्कों का वणन 


पहला उपप्रकार 
( भमहाराजाधिराज? उपाधि सहित ) 
(१) चाँदी, .४., ३०; ६ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फ० १७, १ 
पुरोभाग-दाहिने राजा का अद्ध चित्र, सामने तथा पीछे यूनानी अ्रक्षेर वर्तमान । 
पृष्ठभाग--लेख सात बजे 'परमभगवतमहरजबिरजकुमरणुप्तमहन्द्रदत्य” सम्पूर्ण लेख स्पष्ट, 
अक्षर (व? ओर त? स्थान की कमी से चिपदे हुए, बिन्दुसमूह (१०!०6) का 
अभाव (फ० २७, १२.)। 
(२) चाँदी, .५५“, ३०-३ ग्रेन, वही, फ० १८, ४ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, दहिनी ओर अधूरे व अस्पष्ट यूनानी अक्षरों के अवशेष । 
पृष्ठभाग--लेख आठ बजे 'परमभ्गवतमहरजघरजश्रीकुमरगुप्त महन्द्रदत्य/! । 'परम'का 'मशअक्षर 
“प! के समान तथा “श्र! 'म” की तरह दीख पड़ते हैं। खोदनेवाले की लापरवाह्यी के 
कारण ऐसा हुआ है । “व” सीधी लकीर है, केंवल नीचे एक छोटा बिंदु है। “६? पूर्वी 
“ह? की तरह । सम्मवतः स्थान की कमी से ऐसा दृश्य दिखलाई पड़ता है। 
( फ० १७, १३ )। क्‍ ड़ 
दूसरा उपप्रकार 
( 'राजाघिराज! उपाधि के साथ ) 
(३) चाँदी, .४, ३३ ग्रेन, ब्रि० म्थू० के०, फ० १७, & 
पुरोभाग--पहले उपप्रकार के सदृश, ऊध्वेचित्र के सामने तथा पीछे यूनानी अक्षर बंतमान । 
पृष्ठभाग--लेख आठ बजे-परमभगवतरजघरजश्रीकुमारगुप्त-महद्धगुप्त' ( फ० १७, १४ )। 
(४) चाँदी, ५५ , रेरे अर न, वही, फ० १७, १२ 
पुरोभांग--पूर्ववत्‌, चित्र के पीछे यूनानी अक्षर । 
पृष्ठभाग--तीन बजे लेख-'परमभगवत्तरजधरजमश्रकुमरगुप्तमहन्द्रदत्य/ । कु! सीधी लकीर की 
तरह, स्थान की कमी से ( फ० १७, १५ )। ५ 


ब 


4, ब्रि० म्यू० के० फ० १७, ३-७ | 
२, श्रि० म्यू० क० जी० डी, फ० १७, <-३१ । 


प्र 
१५८ गुप्रकांजीन मुद्राएं 


(५) चाँदी, .४” २६.४ ग्रेन, वही, फ० १७, ३० 
पुरोभाग--पूर्व॑चत्‌ । 
पृष्ठभाग--चार बजे लेख 'परमभगवतरजघरज [ज)भ्रकुमरगुप्मदद्ध द॒त्य'; (राजाधिराज के 
अंतिम अच्चर जि लुप्त) ( फ० १७, १६ ) | 
(६) चाँदी, .५ २४-४ ग्रे न, वही, फ० १७, २८ 
पुरोभाग--पूववत्‌ यूनानी अक्ञर वर्त्तमान । 
पृष्ठईभाग--लेख तीन बजे, परमभगवतरजघरजश्रीकुमरगुप्तमहन्द्र दृत्य' । 
कु' की “3! मात्रा तथा नह? का नीचे का श्रधवतु ल गरुड़ के दुबले-पतले शरीर 
से उंलसनप्राय होने के कारण ज्षणमात्र त्रिशुल का आभास होता दे (फ० १७, १७) | 


वौथा वग 
द [ प्रष्ठभाग पर त्रिशूल ] 
इस तरह का एक ही नमूना मिला हैं, इसलिए पहले उसका वर्णन दिया जाता है। 
चाँदी, .६" तौल अज्ञात, ज० बॉ० ब्रें० रॉ० ए० सो० भा ७ (१८६२) प्र० ३ 
पुरोभाग-- दहिने राजा का अद्ध चित्र, यूनानी अक्षरों का धुधला अवशेष । 


पृष्ठभाग--त्रिशूल, उसके बगल के दो कांटे के नीचे बतु ल विभूषित चक्कर के साथ बतुलाकार 
. लेख, 'परमभगवतमहरजघरजश्रीकुम रगुप्तमहन्दरदृत्य/ ( फ० १७, २० )१ 


केवल इस उपप्रकार का एक सिक्का मिला है, जिसकी तौल भ्ज्ञात है। 'मारग॒प्त 
का पाठ दस बजे निश्चित है तथां पिछले अक्षर की पूछ यह बतलाती है कि घह सम्सवतः 
कु! था। अतएुव निसंदेह वह सिक्‍कां प्रथम कुमारगुप्त द्वारा प्रचलित किया गया था। 
पृष्ठभाग पर त्रिशूल स्पष्ट दिखलाई पड़ता है और यह तथाकथित बलभी मुद्राओं * के 
त्रिशुल से अधिक अस्पष्ट ओर सुन्दर हैं। श्री शैलन ने इसे स्वीकार किया है कि मुद्रालेख 
में कुमारग्रुप' लिंखा हे , किन्तु इस प्रकार के सिक्के का अस्तित्व वे नहीं मानते * । 
: उन्होंने इसे समझने में असमथता प्रकट की है कि इस प्रकार का एक ही नमूना केसे सुरक्षित 
.._ रह सका, जब कि इसी राजा के सेकड़ों अन्य प्रकार के सिक्क पाये जाते हैं। उनके मतानुसार 
इसके प्ृृष्ठभाग पर गरुड की आकृति है, जो कुछ नमूनों में त्रिशूल् के समान हे। उनका 
अनुमान हैं कि साइश्य अत्यधिक रूप में उस डफ्टमन ने दिखलाया, जिन्होंने न्यूटन का 
फलक ( ज० बा ब्र[० रा० ए० सो० भा० ७ ) चित्र बनाया था। 


3. ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो० भा०.७ ( १८६२ ) फ० प्ृ० ३ के सामने न॑ं० ११ । 
थे, जआे० न्यू सो० ह० भा० ६ प्‌ ० १४ फ० २, <। 
३. ब्रि० म्यू० क० गु० डा० भूमिका प ० ९६ । 


नवाँ भ्रध्याय १४६ 


इसमें संदेह नहीं हे कि गरुड़ कौ आकृति भद्दे ढंग से बनाये जाने पर छोटे त्रिशूल 
के सदश हो जाती है (फ० १६ ; ३, ६: फ० १७, ६) | यदि इसके ऊपर गप्तमहेन्द्र! 
अक्तर खुदे जाते हैं तो त्रिशूल बतु ल युग्म से आभूषित भी दीखता है जैसा कि कनिंघम द्वारा 
प्रकाशित सिक्के पर स्पष्ट रूप से दीखता है ( फ० १७२९ )। 


यही हालत कुमारके दूसरे एक सिक्के के प्रष्ठभाग पर वरिंत त्रिशूल की है, जिसे 
प्रिन्सेप ने ज० रॉ० ए० सो० १4३८ प्ृ० ३५६ फलक १२, १६ पर प्रदर्शित किया हैं । किन्तु 
न्यूटन की प्रकाशित मुद्रा का त्रिशुल बड़ा तथा स्पष्ट है। ओर कोई भी ड्रफ्टमन त्रिशूल के 
दो विभूषित व॒तु लों का यहाँ समावेश नहीं कर सकता, यदि वे मौलिक सिक्के पर वतंमान न 
होते । न्‍्यूटन के सिक्के के त्रिशूल के ठीक सिरे पर “शुप्त महेन्द्र ” उत्कीर्ण नहीं है, जो कनिंघम के 
सिक्‍के पर वर्तमान हैं ओर जो त्रिशूल की आ्ँति पेदा करता है। यहाँयह कहना आवश्यक 
हैं कि न्यूटन का सिक्का उसके पास था ओर उसने मूल सिक्के से वर्णान लिखा है, रेखा-चित्र से 
नहीं । यदि रेखा खींचनेवाले ने गरुड़ को त्रिशूल समझा होता तो न्यूटन शीघ्र ही उस 
गलती का पता लगा लेता । उसने वर्णन किया हैं कि यह अपून सिक्का ज्ञषत्रप तथा 
भट्टारक सिक्कों के समान था, जिस भद्टारक ने प्रष्ठभाग पर त्रिशूल के साथ बलभी शेली का 
सिक्का चलाया । यदि वह प्रष्ठभाग पर त्रिशूल् के उस सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं 
रखता तो इस तरह दो समानता का निर्देश नहीं करता। 


हमने अन्यत्र यह दिखाया हैं कि सम्भवतः ३६० ई० के समीप प्रष्ठभाग में त्रिशूल 
के साथ बलभी प्रकार का सिक्का आरम्भ किया गया था, जिसे भट्टारक ने तृतीय रुद्र सिंह 
को परास्त कर ३० स० ३६० के लगभग शुरू किया था* । अतएव कुमारगुप्त के लिए यह 
सर्वथा सम्भव था कि वह भट्टारक सिक्के का अनुकरण करें। हो सकता है कि कुमारणुप्त 


के त्रिशुल प्रकार के सिक्के भविष्य में अधिक संख्या में प्राप्त हों । 
पाँचवाँ वग _ 
(आग) मध्यदेश या गंगाघाटी की रजतस॒द्राएं क्‍ 
प्रथम कुमारगुप्त ने चाँदी के प्िक्के *्गाकी घाटी या मध्यदेश में प्रचलन के लिए भी 
तैयार किये थे । पश्चिमी सिक्कों से इस प्रकार में विशेष अन्तर मित्रता हैं। दोनों के आकार 


तथा तौल एक समान हैं । दोनों के पुरोभाग पर राजा का अद्ध चित्र मिलता हूँ तथा प्रृष्ठभाग 
में पत्ती के चारों ओर घतु लाकार मुद्रालेख है; किंतु इन दो प्रकारों में कुछ विशेष अन्तर भी हैं । 


(१) मध्यदेश के अत्यधिक सिक्कों पर राजा का अद्ध चित्र क्त्रप सिक्‍कों के अनुकरण 
रूप में नहीं है (फ> १७, १-१४ व २२-२५ )। उन्नत नाक की प्रधानता तथा लम्बी 
मूँछें लुप्त हो गई हैं । राजा की नांक चिपटी हैं, जो लज्ञाट के समतल दहै। किंतु 

3, ज० स्‍्यू० सो० इ० या ६ ४० १९। 


१६० गुप्तकालीन मुद्राए 


सिर के पीछे केश क्षत्रप ढंग से गिरते हुए दिखलाये गये हैं । यह समझा जाता 
है कि मध्यदेशीय सिक्कों के चित्र पर सम्राट की वास्तविक आकृति या चेहरा दीखता 
हैं। यह प्रथम कुमारगुप्त के सम्बन्ध में शायद यथार्थ होगा; किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि स्कर्दगुप्त के मध्यदेशीय सिक्कों का रूप प्रथम कुमारगुप्त के सहश ही है (फ० १८,१६-२२)। 
कुमारगुप्त के समय में वास्तविक चित्र तैयार करने का जो प्रयत्न आरम्भ हुआ, वह 
बाद में त्याग दिया गया । कुछ दुष्प्राप्प सिक्कों के ( फ० १७, रे८ ) पुरोभाग पर ज्षत्रप 
आकृति वर्तमान हैं और प्रष्ठभाग में पूछ फैलाये मोर का प्रयोग किया गया है। 


(२) मध्यदेशीय सिक्कों पर यूनानी लेख के अर्थदीन अवशेष नहीं पाये जाते, जो 
प्रायः पश्चिम भारतीय सिक्कों पर, दोनों उपप्रकारों को छोड़ कर, पाये गये हैं । 


(३) पश्चिम भारतीय प़िक्कों पर तिथि राजा के पिर के पीछे उत्कीण रहती थी ; किन्तु 
मध्यदेशीय सिक्कों पर सामने मिलती है । अंकचिह्न भी विभिन्न हैं ( फ० १७,१ कौ 
फ्‌० १७, २२-२३ से तुलना कीजिए । ) 


(४) पश्चिम भारतीय सिक्कों के प्रृष्ठभाग पर गरुड की आकृति की जगह मध्य- 
देशीय सिक्कों पर पंख फैलाये मोर का प्रयोग किया गया है। यदि गरुड के प्रदर्शन में गुप्तवंश 
के राज-चिह् दिखलाने की भावना है तो मोर का सम्बन्ध कुमार या कार्तिकेय नामक देवता 
से हो सकता है, जिनका बाहन मोर था । इसो देवता के नाम पर सुद्रा-निर्माता कुमारगुप्त का 
नामकरंण हुआ था । 


(५) जहाँ तक मुद्रालेख का सम्बन्ध है, पश्चिम भारतीय सिंकों पर गद्य में लेख 
मिलता है; किन्तु मध्यदेशीय सिक्कों पर छुंदोबद्ध लेख हे । पश्चिमी मारत के 'परमभागवत 
महाराजाधिराजश्रीकुमारगुप्तमहेन्द्रादित्* के बदले मध्यदेश में 'विजिताबनिरवनिपतिः 
कुमारगुप्तो दिव॑ जयति' उत्कीर्ण है, जिसे सम्राट के धनुर्धारी प्रकार की स्वर्ण॑मुद्रा से लिया गया 
है । राजा का नाम बदल कर यही लेख मध्यदेश में दो सो वर्षो, तक प्रचलित रहा । इसका 

स्कन्दगुप्त, बुधगुप्त, तोरमाण, सभी मोखरि राजा, प्रतापशील तथा हृष॑बद्धन ने अनुकरण 


किया था। 


(६) अक्तरों की शैली में कोई भिन्नता नहीं हे । यह विचारणीय बात है कि जो मध्य- 
देशीय सिंक्षों पर अक्नरों की मात्राएँ ध्यान-पूर्वक खुदी हुई हैं ( फल्नक १७, २२-२४ ), वे 
पश्चिमी भारतीय प्रकार के टप्पे पर नहीं मिलती हैं, यद्यपि उनके लिए पर्याप्त स्थान था । 
( फलक १७,३-४ )। ' 


१, स्कन्दगुप्त के सिक्क छोटे होने के कारण वेदी प्रकार के सिक्‍कों का लेख 'महाराजाधिराज! 
को हटाकर संक्षिप्त कर दिया गया है । कुमारगुप्त के सिक्कों के एक उपप्रकार में भी केवल 
'(राजाधिराज! मिलता है। क्‍ 


नर्वाँ अध्याय १६१ 


इस प्रकार के सिक्कों का ओसत आकार .५५” से .६” तक है तथा तोल २६ से ३१ 
ग्रंन तक पाई जाती है। ब्रिटिश संग्रहालय के न० ३६६ का सिक्का तौल में ३६.५ ग्रेन है, 
तथा नं०३६८ का केवल २१५-६ ग्रेन। तौल के विचार से ये सिक्के अपवाद हैं । 


सिक्कों पर की तिथियाँ गु० स० में १९१, १९४, १२८, १९६,१३०,१३५ उत्कीण हैं, 
जो ह० सू० ४४०, ४४३, ४४७, ४४८, ४४६ तथा ४५४ के बराबर हू । इनसे पता चलता है 
कि अपने प्रांत में सम्नाट ने शासन के पिछले काल में रजत सिक्कों को आरम्भ किया था। 


उत्तरप्रदेश में मध्यदेशीय प्रकार के सिक्के मिलते हैं। वे सहारनपुर, मथुरा, कानपुर 
बनारस तथा अयोध्या से प्राप्त हुए हैं। आश्चय है कि उस प्रकार के सिक्के बिहार प्रान्त में बहुत ही 
कम मिले हैं, जो गुप्त साम्राज्य का केन्द्र ओर राजधानी था। बंगाल से भी ये सिक्के नहीं 
मिले हैं, जहाँ पर अवनति के समय में भी युप्तों का अधिराज्य था। चाँदी के सिक्के इन 
प्रांतों में क्‍यों नहीं पाये जाते हैं, यह कहना कठिन है। 

मध्यदेशीय सिक्के पाँच उपप्रकारों में विभक्क किये जाते हैं। पहले उपप्रकार के प्ृष्ठभाग 
पर बाई' ओर एक अनिश्चित वस्तु (५09/७70 ००]००७ है,जो परम्परागत कमल का स्वरूप 
प्रकट करती हो । दूसरे उपप्रकार में यह वस्तु तीन बिन्दुओं से व्यक्त की गई है। तीसरे में बह 
स्थान खाली है। चोथा उपप्रकार पहले के सदृश है;किंतु इसमें एक विशेषता हैँ कि वतु लाकार 
मुद्रालेख तथा बिन्दुसीमा के बीच किनारा (79277) है। पुरोभाग का अद्ध चित्र क्त्रप 
: उपप्रकार का हैं। फल्लक पर प्रदर्शित सिक्कों के विभिन्न उपप्रकारों का वर्णन यहाँ किया जायगा । 


मध्यद्शीय सिक्के 
पहला बपप्रकार 
( परम्परागत कमल के साथ ) 


चाँदी, .६५”, ३१.४ ग्रेन, ब्रि० म्यू० के०, फ० <,१ 


पुरोभाग - दाहिने राजा का अद्ध चित्र, चिपटी नाक, मूछ का अभाव यूनानी अक्षर 
की अनुपस्थिति, चेहरे के सामने तिथि १००, ३०,५ 


पृश्ठणाग--मोर खड़ा बाई ओर देखता हुआ पंख फैलाये, कोई घस्तु, सम्भवतः कमल बाई 
ओर, बिन्दु-सीमा कुछ भाग में, लेंख बारह बजे 'विजितवनरवुनपत (कुमारगु) प्तो दिव॑ 
 जयता' (फू० १७,२२१ ) । 
चाँदी, ५५४, ३१.३ ग्र न, बही फ० २८,३ 
पुरोभाग--एुवंबत्‌ , तिथि अद्ध स्पष्ट (१०० ) ३०,२ 
३१ 


१६२ गुप्तकालीन मुद्वाएँ 


पष्ठभाग--पूर्व वत्‌, लेख बारह बजे 'विजितवनिरवनिपति (कुमारगुप्त द्वं) जयत', कमल (१) 
दिखलाई पड़ता है ( फ० १७, २३ )। द 
दूसरा उपप्रकार" 
( सिक्के पर तीन बिन्दु ) 
चाँदी, .४५", ३१.१ ग्रन, वही, फ० १८,७ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , तिथि अविद्मान । द 
पृष्ठभाग--बारह बजे लेंख “वजतब॒नर-वनप (ति कुमा) रगुप्तो दिव॑ जयति” बाई' ओर नीचे सिक्के 
पर तीनबिन्दु (फ० १७,२४७ )। 
तीसरा उपग्रकार' 
( पृष्ठभाग पर चिह्न या बिंदुओं का अभाव ) 
चाँदी, .५५१, ३१,१ ग्र न, वही, फ० १८,१९२ 
पुरोभाग- -पुर्ववत, दाहिने तिथिसंख्या का अवशेष | 
पृष्ठमाग--बारह बजे लेख-'वजतवनरवनपतकुमारगुप्तो दब जयति” चिह्न या बिंदुओं का अभाव 
(फ० १५,२५) । 
हा चोथा उपप्रकार 
( वरतु'लाकार बिंदुसीमा तथा बीच खाली जगह ) 
चाँदी, .५४", २७.४ श्र न, वही, फ० १4,१४५... 
पुरोभाग - दाहिने राजा का अद्ध चित्र, ज्षत्रप उपप्रकार की मूछ। 
पृष्ठआभाग--पहले उपप्रकार की तरह लेख नो. बजे वजतघनरवनपतकुमा रग्ुप्त दवंजयति ! 
.. ( फ० १७, २६)। 


छुठा वर्ग 


( पश्चिमी ढंग के चाँदी के पानीवाले सिक्के ) 


ह कठियावाड़ से प्रथम कुमारगुप्त के अनेक ताम्बे के सिक्के मिले हैं, जिनपर बहुत भद्दी 

रीति का पुरोभाग में राजा का सिर बना है तथा प्ृष्ठभाग पर गरुढ' के साथ वतुलाकार मुद्रा- 

लेख उत्कीर्ण है। ये चाँदी के सिक्के से भी छोटे आकार के हैं । उनका व्यास .३५” से 

४५१ तक है । सब से अधिक तौल ३५.२ ग्रेन की है तथा सब से कम २२.६ ग्रेन की । ओसत 

तोल २६ ग्र॑ न है। कुछ सिक्कों पर चाँदी का पानी अभी भी साफ मालूम पड़ता है । इस कारण 
4, श्रि० स्‍्यू० कै० फ० १८, ६-७। 

२, वही, फ० १८,९--१४। 


नवाँ अध्याय १्ददर 


हमें यह मानना पड़ेगा कि वे ताम्बे के सिक्के थे, जिनपर चाँदी का पानी चढ़ाया गया और 
चाँदी के सिक्के की तरह प्रचलित किये गये । कुमारणगुप्त के शासनकाल के अंत में गुप्तसाम्राज्य पर 
अनेक हमले हुए और आपत्तियाँ आगई', जिनसे संभवतःराजकोष खाली हो गया होगा । अतएव 
चाँदी के पानीवाले सिक्के चलाये गये । इनमें से दो हमने फल्चक सें अंतभू-त किया है, जिनका 
बन नीचे दिया गया है । 

ताम्बा चाँदी-पानीवाला, .४५", ३०.४ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० १८,१६ 
पुरोभाग--दाहिने राजा का भद्दा चित्र, आगे ग्रीक अचचर ,0 । 
पृष्ठभाग--गरुड, लेख चार बजे 'परमभ्गवत रजघरज? (०१७, १८)। 

ताम्बा चाँदी-पानीवाला .४५४*, २८.४ ग्रेन, वही, फ० १८,९२३ 
पुरोभाग--राजा का अद्ध चित्र, अधूरा । 


प्रष्ठभाग--पूर्व॑ंवत्‌ , लेख चार बजे (पर] म-भगवत रजधरज श्र कुमरणशुप्त! (० १७, १६) । 


मध्यदेश के चाँदी का पानीवाला सिक्का 


मध्यदेश के चाँदी के पानीवाले सिक्के पश्चिम भारतीय सिक्‍के से कम संख्या में मिलते 
हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में एक नमूनां हैं नं० ४०२, जो चौड़ा तथा पतला है । तौल में २२.८ 
ग्रोन तथा आकार में .६” है । यह सिक्का वास्तविक रूप से मध्यदेश प्रकार का नहीं है; क्योंकि 
चित्र का रूप पश्चिम भारतीय है, यदपि प्रृष्ठभाग पर फेलाये पंखवाला मोर पाया जाता 
है । ऐसे दो सिक्के कन्नौज में मिले हैं । कलकत्ता-संग्रहालय में शायद उनमें से एक है१। 
दो सिक्के उन्नाव जिले के संचकोट स्थान में मिले हैं, जो लखनऊ-संग्रहालय में सुरक्षित हैं* । 
उनका प्रकाशन नहीं हुआ है। स्मिथ ने रायबरेली जिले के जेस स्थान से एक सिक्का पाया 
था, जिस पर चाँदी के पानी का अवशेष तक नहीं रह! ॥। काशी विश्वविद्यालय के संग्रह में 
एक ऐसा सिक्‍का है, जो लखनऊ से खरीदा गया था। इसलिए सम्मवतः उत्तरप्रदेश में प्राप्त 
हुआ होगा। पूरे प्रृष्ठभाग पर चाँदी का पानी है । पुरोभाग के ऊपर के हिस्से से वह धुल 
गया है । 


फलकस्थित दो सिक्कों का वणन 
ताम्बा चाँदी पानीवाला, -६”,२२.८ ग्रेन, ब्रि० म्यू० के०, फ० १८,१४ 
पुरोभाग--राजा का भद्दा चित्र । 


१. ज० रा० ए० सो० १८९३ पृ० १३८ सूचीपन्न में उन दो से एक का वर्शन है। दूसर 


के विषय में कुछ पता नहीं है 
२. ज० ए० सो० ढाँ० १८९४ प्‌ ० १७३ । 
३. ज० रा० ए० सो० १८९४३ प० १४६। 


१६४ गुप्तकालीन मद्गाएं 


पृष्ठभाग- फैलाये पंखबाला मोर, लेख बारह बजे ([ घिजिता ] घनरवनिपतिकुमार [गुप्त] 
दवजय [ति | ( फ० १७, रथ )। 
तम्बा चाँदी-पानीवाला .४५५४", २६.५ ग्र न, काशीविश्वविद्या० संग्रह | 
पुरोभाग--दाहिने राज का चित्र, सामने तिथि १००,३० (१ ), ऊपरीभाग से चाँदी का 
पानी धुल गया है, जिससे रंग में काला पड़ गया है। 
पृष्ठभाग--फैलाये पंखवाला- मोर, वतुलाकार लेख "[ वि ] जितवनिरवनिंपतिकुमरगुप्तो दव 
जय [ति )', ( फ० १७, २७ )। 


क्या ग॒प्तों ने चाँदी ढंग के ताम्बे के सिक्के प्रचलित किये थे ९ 


बलभी के समीप अत्यधिक संख्या में ड[० बुलरने शुप्त ताम्बे का सिककी एकत्र किये 

थे, जो चाँदी के सिक्कों के समान थे। उनका यह मत था कि वे वास्तविक ताम्बे के सिक्के 

थे। उन्हें गुप्तनरेश ने तेयार नहीं किया था; किंतु बाद में बलभी पर शासन करनेवाले राजाओं ने 

चलाया था । 

प्राचीनकाल में ताम्बे के सिक्कों का तेयार करना श्रमसाध्य तथा ल्ाभरहित 

कार्य था। अतएब यह सम्भव नहीं कि काठियावाइड़ के स्थानीय छोटे राजा ने इतनी अधिक 

संख्या में ताम्बे का सिक्का चलाया हो, अथवा किसी सराफ ने तैयार किया हो। इस कारण 

. स्मिथ का विचार यथार्थ प्रकट होता है कि किसी बड़े राजा ने उन्हें तेयार किया ओर वे कानूनी 
सिक्के मान लिये गये*। 

इसे स्वीकार करते हुए कि कुछ सिक्‍के मूलतः चाँदी के पानीवाले होंगे, स्मिथ ने 

.. कहा था कि ये प्रचुर संख्या में मिलनेवालें सिक्के मूलतः ताम्बे के थे, चाँदी पानीवाले नहीं; 

: किंतु उनका आकार, तोल, चिहृ॒तमृह तथा लेख चाँदी के सिक्के से मिलते-जुलते हैं। 


... श्री अलन इस विचार से सहमत नहीं हैं ओर उनके मतानुसार नो सिक्के आज तांबे के दीखते 


हैं, वे संब पहले चाँदी के पानीवाले थे, जो. चाँदी की तरह चलाये गये थे | हमारा भी 

यही विचार हैं, अतएवं इन्हें प्रथक वर्ग में रखकर वर्णन किया गया है । 
क्‍ _आ्राचीनभारत में यह रिवाज या प्रथा थी, कि सोने चाँदी तथा ताम्बे के सिक्के 
. आकार, प्रकार, तोल तथा चिहसमूहों में परस्पर भिन्न हों। गुप्तनरेश इस परम्परा का 
पाद्षन करते रहे । अतः यह संम्भव नहीं कि प्रथम कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के समय में इस 
रीति को त्याग दिया गया हो । उनके लिए यह मूखेता तथा अदूर॒दर्शिता का कार्य होता, 
यदि वे ताम्बे के सिक्कों का ऐसा एक नया प्रकार आरम्भ करते,जो चाँदी के तिक्कोी' के बिलक॒ल 
समान हो । आर्थिक समस्या के कारण उन्होंने चाँदी के सिक्‍कों की जगह चाँदीपानी के सिक्के 





१, ज० रा० ए० सो० १८९३ प्‌ ० १३८ । 
२. ज० रा० ए्‌० सो० १4९३ प ० १३९ । 
. ३ बि० न्‍्यू० के० भूमिका प्‌० ९७। 


-नंवाँ अध्याय श्छ््भ्‌ 


आरम्भ किये थे । यदि ठीक उनके आकार के ताम्बे के भी सिक्‍के प्रचलित करते तो जनता 
में अशंका हो जाती कि चाँदीपानी के सिक्के भी सचमुच ताम्बे के हों। 


गुजरात तथा काठियावाड़ में ऐसी भी प्रथा न थी कि ठीक॑ चाँदी के आकार तथा ढंग. 
के ताम्बे के भी सिक्के चलाये जाये । बड़ी खोज के बाद स्मिथ को चष्टन का केवल एक ही ताम्बे 
का सिक्का मिल्ना था,जो चाँदी के सिक्के के ढंग का रह।। किंतु यह असम्भव नहीं है कि जिसे 
स्मिथ आज ताम्बे का सिक्का कहते हैं,वह मलतःचाँदी के पानीवाले सिक्का हो,जिनका पानी धुल 
गया है। चष्टन से कुछ साल पूर्व राज्य करनेवाला नहपाण ने अपने चाँदी के सिक्कों के सहश 
पानींवालें सिक्के तेयार किये थे। तो यह सम्भव है कि चष्टन ने भी वैसा ही तैयार 
किया हो । हमें यह नहीं भुलना चाहिए कि उसे अपना राज्य गुजरात-काठियावाड़ में जमाने में 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था | किंतु यद्यपि हम अनुमान भी करलें कि चष्टन ने 
चाँदी सिक्कों के ठीक अनुकरण पर ताम्बे के सिक्के चलाये हों, तथापि यह सम्भव नहीं कि 
गुप्राजा ने उसका नकल किया था। . चष्टन के तमाम उत्तराधिकारियों ने अपने ताम्बे के 
सिक्कों के लिए दूसरा आकार ओर चिहसमूह निश्चित किये थे, इसलिए यह मानना सम्भव 
नहीं कि कुमारगुप्त ने तीन सौ बंर्ष पृ शासन करनेवाले नहपाण चष्टन का अनुकरण करके 
चाँदी पानीवाले सिक्के ठीक तांबे के समान तैयार किये थे,न कि उनसे भिन्न ढंग में,जेसा कि पिछले 
शकनरेशों ने अनेश शतकों तक श्रविच्छिन्न परंपरा में किया था। गुप्त सरकार यह जरूर चाहती 
होगी कि जनता को तनिक भी संदेह न हो कि चाँदी पानीवाले पिकके सचमुच तांबे के हैं 
इसलिए उसके द्वारा यह प्रमाद होना असंभव था कि तांबे के सिक्‍के भी प्रचलित हों, जो सबे- 
प्रकार से चाँदी पानीवाले सिक्कों के अनुकरण में बने हों 

सर्व प्रमाण एवं परिस्थिति का विचार करके यह निर्णय करना उचित होगा कि छुटे 
वंगें के छोटे आकार के तथा भद्दी कारीगरी के सिक्के पहले चाँदी पानीवाले थे, नकि 
तांबेके, जेसा वे आज दीखते हैं । 


प्रथम कुमारगुप्त को ताग्रप्ुद्राएं 


जेसा कहा गया है, प्रथम कुमारगुप्त के ताम्बे के सिक्कों पर विचार करते समय काठिया- 

वाड़ से अत्यधिक संख्या में प्राप्त छोटे सिक्‍कों की गणना छोड़ देनी होगी, जो आज ताम्बे के 
सिक्के प्रकंठ होते हैं । मूलतः थे चाँदी के पानीवाले सिक्के हैं । प्रथम कुमारणुप्त के सच्चे ताम्बे . 
के पक्के बहुत कम हैं । कलकत्ता-संग्रहालय में वेदीप्रकार का एक सिक्का; तथा सेंठपीठर्स 
वर्ग ( लेनिनग्राड ) संग्रहालय में दूसरा उसी तंरह का सिक्‍का झुरक्षित हं। ब्रिव्शिसंग्रहालय 
में एक भी ताम्बे का सिक्‍का नहीं है। बम्बई के संग्रहालय में छत्रप्रकार का एक सिक्‍का है तथा 
धनुर्धारीप्रकार का बोदलियन-संग्रह में एक दूसरा सिक्का है, जिनमें राजा खड़ा है। इन प्रकारों 
का वर्णान निम्नलिखित है । 


१, ज० रा० ए० सो० १८९३. प्‌०बशेण४छ) 


१६६ गुप्तकाल्ती न मुद्राएं 


( 
पहला वग 
छत्र प्रकार 
यह सिक्का चबन्द्रगुप्त के ताम्बे के सिक्‍कों के पहले-वर्ग से सर्वथा मिलता-जुलता हैं । 
पृष्ठभाग पर लेख एक पंक्कि के बदले दो पंक्षियों में लिखा गया हैं । 'म' तथा 'ह” अक्षर पूर्वी 
ढंग के हैं । केवल एक ही पिक्‍्का अभी तक ज्ञात है, जो बम्बई संग्रहालय में सुरक्षित है । 
ताम्बा, .१", <४ ग्र न, बम्बई-संग्रहालय । 
पुरोभाग--राजा प्रभामंडलरहित, बायें तीन-चोथाई खड़ा, छत्रधारी सेवक पीछे अस्पष्ट, दस 
बजे छुत्र का डंडा तथा ऊपर का भाग दिखाई पड़ता है । 
पृष्ठभाग--ऊपरी आधे में गरुड़, निचले आधे भाग में लेख दो पंक्षियों में, पहली पंक्चि महाराज 
श्र कुमा? दूसरी पंक्षि र गुप्त ? ; अंतिम अक्षर अंशतः स्पष्ट ( फ० १८,१ ) । 
५ 
दूसरा वर्ग 
धनुधारी प्रकार 
बम्बई संग्रहालय के एक ही नमूना से इस प्रकार का ज्ञान हमें हुआ है । यह बहुत 
अस्पष्ट है; किन्तु बाहरी रेखा से प्रकट होता है कि राजा बायें हाथ में घनुष तथा दाहिने में 
बाण पकड़े हुए है। 
ताम्बा, .६", ५८ ग्र॑ न, बम्बई संग्रहालय । 
पुरोभाग--अस्पष्ट, राजा बाईं ओर खड़ा है, बायें हाथ में धनुष तथा दाहिने में बाण है, लेख 
अविद्यमान । 
पृष्ठभाग--ऊपरी आधे भाग में गरुड़ अस्पष्ट, निचले भाग में लेख , एक पंक्ि में-'श्र कुमार 
: गु (प:१ ( फ० १८,२)। 
; सर ( 
तीसरा वर्ग 
खड़ा राजा 
बोदलियन संग्रह में ऐसा अकेला सिक्का है, जिसे अयोध्या से ट्रेगर महोदय ने 
पाया था। “मा! की आ? मात्रा एक झ्म्बबत्‌ लकीर से दिखलाई गई है, जैसी श्राजकल 
देवनागरी में दिखाई जाती है । 
ताम्बा, .७", तोल अगप्रकाशित, बोदलियन संग्रह । 


3. ज०न्यू० सो० भा० ११ प्ृ० ५६ । 
२, ज० न्यू० सो० ह० भा० ११ पृ० ५६ । 
रे, न्यू? क्रा० १८९१ फ० २,१५थि० स्‍्यू० के० गु०ढा०पृ० ११३:ज० रा० ए० सो० १८९३ प० १४३। 





नर्वाँ अ्रध्याय १६७ 


पुरोभाग--राजा खड़ा, कमरबंध तथा आभूषण पहने कुल्हे पर बायोँ हाथ, दाहिने हाथ से 
बेदी पर आहुति दे रहा है । द । 
प्ृरष्ठभाग--ऊपरी भाग में गरुड खड़ा सामने देखता हुआ, पंख फेलाए, निचले आधे में लेख, 
'कमारगुपत ( फ- १८, ३ )। 
चौथा वग 
वेदी प्रकार ः 

इस तरह के केवल तीन सिक्के मिले हैं। पहला कलकत्ता सं हालय में, दूसरा सेंट- 
पी2संबर्ग संग्रहालय में और तीसरा सिक्का वह है, जिसे स्मिथ ने हृश सिक्का के नाम से 
प्रकाशित किया है । उस पर उसने गलती से श्रीकु” के स्थान पर “श्री-तो” लेख पड आए ये 

पुरोभाग पर उत्कीर वस्तु को हमने बेदी बताया है; किंतु वह गरुड की हीन आशक्वति 
भी मानी जा सकती हे । क्योंकि भद्दी कारीगरी का गरुड बेदी के सहश मालूम पड़ता है। 
स्थिम का कथन है कि एष्ठभाग पर देवी तिपाई पर पैर अड़ा कर बैठी है। श्रीशलन का 
मत है कि वह घुटने टेके सिंह की पीठ पर बेठी है। यह चिह्न-समूह इतना भद्दा तथा आकार 
रहित है कि कोई अनुमान ठीक नहीं उतरता । लेनिनग्राड संग्रहालय के सिक्के पर देवी 
बायें हाथ में कोई वस्तु लिये दिखलाई गई है जो नालयुक्त कमल हो सकती है । 

गुप्तवंश में दो कुमारगुप्त हो गये हैं, जिनके शासन काल में सतरह वर्षों का अन्तर है । 
अतएव यह ठीक कहना कठिन है कि चोथे प्रकार का सिक्का प्रथम या दूसरे छुमार गुप्त में 
किसके द्वारा चलाया गया था। उसे प्रथम कुमार का मानने के लिए कुछ प्रमाण उपस्थित 
. किये जा सकते हैं। (१) छुमारगुप्त राजा की स्वर्णुसुद्रा पर शासक का संज्तिप्त नाम * 
'छु? मिलता है, जेसा इस प्रकार के सिक्‍के पर उत्कीर्ण है। (२) प्रथम तथा दूसरे 
कुमारगुप्त को रृत्यु के बीचवाले समय में स्कन्दगुप्त, पुरगुप्त तथा नरसिंहगुप्त शासन करते रहे, 
किंतु उन्होंने ताम्बे का कोई सिक्का नहीं चलाया था। अतएव यह सोचना सम्भव नहीं 
: है. कि द्वितीय कुमारगुप्त ने थोड़े तथा संकटमयकाल में ताम्बे के सिक्कों को पुनः प्रचलित 
करने का प्रयास किया हो। वह अधिक प्रिय भी न था। (३) सिक्‍के के केवल भद्दे होने के 
कारण हम उनको द्वितीय कुमारणुप्त के नहीं मान सकते। यह ज्ञात हैं कि प्रथम कुमारगुप्त के अंतिम 
समय में साम्राज्य पर आक्रमण हो रहा था ओर पश्चिम भारत के टकसालों में चाँदी के पानी- 
वाले सिक्के तैयार हो रहे थे, जो कारीगरी में बिलकुल भद्दे हैं । किंतु इन सिक्कों को द्वितीय 
कुमारगुप्त के मानने के लिए भी कुछ प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं । 

(१) द्वितीय कुमारगुप्त ने अपनी स्वर्णपरुद्राओं पर नाम का आदि अन्ञर ही प्रयोग किया 
था, जैसा विवादपूर्ण ताम्बे के सिक्कों पर पाया जाता हैं। (२) उनमें से एक सिक्का हृणफिक्ों 


१. ज० रा० एु० सो० १९०७ पु० ९७ ; ब्रि० स्यू० के० फ० १८, २५-२६ ; इ० म्यू० कै० भा० 
पृ० १२१, फ० १८, २। 


१६८ गुप्तकाल्नीन मुद्राएं 


के साथ पंजाब में पाया गया था । इससे यह सुझाव रखा जाता है कि द्वितीय कुमारगुप्त ने 
इन्हें प्रचलित किया, प्रथम कुमारणगुप्त ने नहीं। (३) स्कन्दगुप्त के चाँदी के सिक्कों पर वेदीनुमा 
विचित्र आकृति सर्वप्रथम देखी गई। अतः उनके. अनुकरण पर तैयार होनेवाला 
सिक्का पिछुलें समय का हो सकता है, पहले का नहीं । इसलिए उनका सम्बन्ध द्वितीय कुमारगुप्त 
से मानना चाहिए, प्रथम से नहीं । 

. वर्तमान परिस्थिति में इस प्रश्न का हल निकालना कठिन है। हमें यह अधिक 
संभवनीय मालूम होता है कि ये सिक्के प्रथम कुमारगुप्त-द्वारा निकाले गये थे। स्कन्दमुप्त 
के चाँदी के सिक्के प्रथम कुमारनुप्त के ताम्बे सिक्कों की वेदीनुमा आकृति की नकल पर 
तैयार किये गये होंगे। दोनों कुमारगुप्त के शासन में सोलह या सतरह वर्षों का अन्तर था । 
अतः यह सम्भव हैं कि प्रथम कुमार के सिक्के पंजाब तक चले गये, जबकि युवराज सरुकन्द्‌ 
ने हूंसों को अपने राज्य से बाहर (पंजाब में) हटा दिया था। फलक में प्रकाशित सिक्कों 
का वर्णन निम्नलिखित है । ह 

(१) ताम्बा, .१५“, तोल अज्ञात, कल्नकत्तासंग्राहालय 
पुरोभाग--बिन्दुविभूषित व॒तु ल में बेदी के ऊपर के लेख, श्री कु नीचे। 
पृष्ठभाग--अस्पष्ट आसन पर देवी बेठी, बायें हाथ में लंबे नाल का कमल, दाहिने में कोई 
| वस्तु अस्पष्ट (फ० १८, ४) । 

(२) ताम्बा .६५”, तौल अज्ञात, सेंटपीटसंवर्ग संग्रहालय 

पुरोभाग--पूववत्‌, बेदी ऊपर में कटी हुई। 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, बायें हाथ की वस्तु सीमा से बाहर, दाहिने हाथ में स्यात्‌ नालयुक्कत कमल 

पुष्प लिये है ( फ० श्८, ५ )।. . 


दसवाँ अध्याय 
स्कन्दगुप्त को मुद्राएँ 
(श्र) स्वर्णा मुद्राएँ 


गुप्तसम्राट्‌ समुद्रगुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्त तथा कुमारगुप्त के सोने के सिक्के सुन्दर तथा 
अनेक आश्वयंमयी विविधता से तैयार किये गये थे | स्कन्दगुप्त के शासनकाल के आरम्भ से ही 
नाना भाँति की स्वरणमुद्राओं के तैयार करने की. लिप्सा समाप्तप्राय हो गईं। उसने निश्चित 
रूप से तीन प्रकार अथवा सम्भवतः चार प्रकार के सिक्कों का निर्माण कराया था; किन्तु उनमें 
कोई भी नवीन नहीं कहा जा सकता । उसके उत्तराधिकारियों ने तो केवल एक ही प्रकार 
में अपने को सीमित रखा, क्योंकि अधिकतर राजा थोड़े समय के लिए शासक हुए थे अथवा 
विकट परिस्थिति में राज्य करते रहे । स्कनन्‍्दगुप्त को अपने वंश की राज़्यलचक्ष्मी को बचाने 
तथा प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए प्रारम्सिक दिनों में अनाबत प्रथिवी पर शयन करना 
पड़ा था, जैसा कि उसके लेखों में कहा गया है। वह राज्यवंश की मर्यादा पुनःस्थापित 
करने में सफलीभूत रहा | किन्तु वह शासन की समस्याओं में इतना व्यस्त था कि उसे मुद्रा 
सम्बन्धी बातों पर विशेष घिचार करने का समथ तक न मिल सका। स्कद्गुप्त के 
राज्काल में स्वर्णमुद्राओं की तौल पूर्वबत्‌ बढ़ती रही । उसके पिता कुमारगुप्त के अधिकतर 
सिक्‍्क्रे १२७ ग्रेन तोल के थे, यद्यपि उसने कुछ १३० ग्रेन के-भी निकाले थे। स्कन्दगुप्त 
के समय अधिकतर मुद्राएं १३० या १३२ ग्रन की निकलने लगीं । किन्तु धनुर्धारी प्रकार 
के एक उपप्रकार में उसने ८० रत्ती या १४४ ग्रेन का तौलमान स्वीकृत किया। मालूम 
होता है कि स्मृतियों में जो 'खुबर्ण! मुद्रा का «० रत्तियों का मान दिया है, उसको प्रचार 
में लाने की स्कंद्गुप्त की संभवतः इच्छा थी। किंतु केवल एक ही उपप्रकार में यह तोल 
मान क्यों प्रचलित किया गया, यह समझना कठिन हैं। कर्निंघम ने बतायाथा कि ८० 
रत्तियाँ तौल के फ़िक्कों में हीनधातुमिश्रण बहुत बढ़ाया गया है; किंतु हाल में ब्रिटिश म्यूजियम 
में के स्कंदगुप्त की आठ खुवर्णसुद्राओं का जो घातुविश्तेषण किया गया था, उससे यह सिद्ध 
हुआ है कि अधिक तौल के सिक्कों में भी उसी प्रमाण में. मिश्रधातु है, जिस. प्रमाण 
में कम तौल के सिक्कों में गुप्त साम्राज्य के प्रारंभ से रहती थी । 


._१, ज० वा० शा० सो० ३४, ए० १२४। 
३२ 


१७० | गप्तकालीन सुद्ाए 


(अ) धनुर्धारी प्रकार क्‍ 
स्कन्दगुप्त का लोकप्रिय सिक्का धनुर्धारी प्रक्रार का था, जेसा कि उसके पितामह के समय 
में भी था; परन्तु उसकी सुद्राओं में उस प्रकार क्री अनेक विविधता नहीं पाई जाती है, जो 
द्वितीय चन्द्रगुप्त की मुद्राओं में थी । राजा एक ही प्रकार से खड़ा है, एक ही प्रकार से घनुष 
पकड़ता है, उसका नाम भी एक ही जगह उत्कीर् किया गया है। राजा लम्बा कोट तथा पायजामा 
पहने हुए है, घोती नहीं। वह सदा बारे देखता है तथा बायें हाथ से धनुष के सिरे को पकड़ता 
. हैँ। दाहिने हाथ में बाण लिये हुए हे। उसका नाम स्कन्द? बायें हाथ के नीचे लम्बबत 
लिखा है ; धनुष तथा प्रत्यंचा के बीच कभी भी वह अंकित नहीं मिलता । तौल को ध्यान 
में रखकर धनुर्धारी प्रकार को दो उपप्रकारों में बाँठ सकते हैं। पहले उपप्रकार के सिक्कों की 
_तौल १३२ श्र न है और दूसरे उपप्रकार की तौल १४४ अन के बराबर। पहला दूसरे से 
आकार में जरूर छोटा मालूम पड़ता है। ई 
. इन सिक्कों पर अंकित वतु लाकार मुद्रालेख पूरी तरह अभी तक पढ़ा नहीं जा 
सका है। पहले उपप्रकार ( फ० १४, ८ ) में 'जयति महीतलम्‌--सुधन्वी? लिखा है।' 
दूसरे उपप्रकार में लेख सम्भघतः “परहितकारी राजा जयति दिवं श्री क्रमादित्यः है* 
( राजा कमादित्य, दूसरे की भलाई करनेघाला, स्वर्ग की प्राप्ति करता है )। उपगीति छंद । 
यहाँ यह कहना आवश्यक है कि राजा शब्द किसी पर साफ नहीं है (फ० १४, ६-११ )। 
एक मुद्रा पर 'परहितकारी? के बाद कुछ संयुक्तात्ञर दीखता है ( फ० १७, ६ )। स्मिथ ने 
कहा है कि बारस्टो के संग्रह में एक सिक्के के मुद्रालेख में “विक्रम” शब्द अंतभू त था । उसके 
कहने के अनुसार इस सिक्‍के पर वतुलाकार मुद्रालेख परम विक्रम श्रीस्कन्दगुप्तदेव 
है। इस मुद्रा का चित्र प्रकाशित न होने के कारण ऐसा लेख था या नहीं, यह कहना 
कठिन है। पहले उपप्रकार में पृष्ठभाग पर 'श्रीस्कन्दगुप्तः तथा दूसरे पर “क्रमादित्य:! 
लेख उत्कीर्ों हैं। १४४ ग्रेनवाला सिक्का आकार में भी पहले से बड़ा हैं। स्कन्दगुप्त के 
धनुधारी प्रकार के सिक्कों पर राजा घोती पहने नहीं है, कोट तथा पायजामा पहने हुए है । इससे 
अधिक इस प्रकार के सिक्के का विवेचन अनावश्यक है। उसका वर्णन निम्नलिखित है... 


फलकस्थित मुद्राएँ 
... पहला उपप्रकारं 
न (१३२ ग्रेन तोल, प्ृष्ठभाग पर 'श्रीस्कन्दगुप्त') 
(१) सोना, .७४", १३०.२ ग्र न, ब्रि० म्यू० कें० गु० ढा०, फ० १६, २ पुरोभाग; फ० १६, ४ 
' पृष्ठलांग।...... . ४ ्ि 
चाहिएथा। जा 
२, ज० रॉ० ए० सो० ३८९३ ए० १९२५। ३ बही। 
छह ब्रि० भ्यू० कें० फ० १९, १-७; ज० रॉ० ए्‌० सो० १<4<५॥ 


१, अचर 'न्वी' राजा के सिर तथा गरुढ के बीच खिखा है। व्याकरण दृष्टया चह 'न्वा' होना 


देसवाँ अध्याय १७१ 
पुरोभाग--स्कन्दगुप्त बायें खड़ा है, अनावृत सिर, कोठ, पायजामा पहने, जूते, हार, कुएडल 
आदि धारण किये हुए है, बायें हाथ में धनुष, प्रत्यंचा भीतर, दाहिने हाथ में बाण, 
पीछे गंरुडध्वज फीत सहित, बाय हाथ के नीचे 'स्कन्द!, वतु लाकार सुद्रालेख 
एक बजे 'जयत (महीतल); दस बजे, 'खुधन्वी? | 
पृष्ठभाग--लच्च्मी प्रभामण्डलयुक्क, सामने कमल पर बेठी, दाहिने हाथ में पाश, बायें में कमल 
जाँध पर स्थित, बाई” ओर चिह्न, लेख दाहिने “श्री स्कन्दगुप्त (फ० १४, ७)। 
दूसरा उपप्रकार * 
( तौल १४४ ग्रेन, प्रष्ठभाग पर “क्रमादित्य! ) 


(२) सोना, ८४”, १४२.८ ग्रेंग, ब्रि० स्यू० के०, फ० १८, ११ 


पुरोभाग--पूर्ववत्‌ बतु ल्ञाकार मुद्रालेंख, एक बजे 'परमात?, बाद में अक्षर जीह्वामूलीय के 
सदृश्य है। 'क” इससे लगा है, दूमरा अक्षर श्र! या ु! प्रकट होता है, बायें. 
अधूरा लेख । 
पृष्ठभाग--पू्ष वत, लेंख 'क्रमादित्य! (फ० ९४७, ८) । 
(३) सोना, -«“, तौल शज्ञात, ब्रि० म्यू० के०, फ० १६, १४ 
पुरोभाग--पूर्षवत्‌, पहले के पाँच अज्नर 'परहतक? पढ़े जा सकते हैं, जो 'परहितकारी! 
के रूप हैं । 
प्रष्ठभाग--पूववत्‌, सीमा से बाहर पाश, लेख “क्रमादित्य', इसमें 'दः 'मभःया 'ज' के 
सदृश प्रकट द्ोता है (फ० १७, ६ )। 
(४) सोना, *६", १३८.७ ग्र न, ब्रि० म्यू० कें० गु० डा०, फ० १६, १३ 
पुरोभाग--पूर्ववत, एक बजे से व॒तु लाकार लेख 'परहितकारी”, बाद के दो अन्नर अधूरे 
कितु उनसे “राजा” शब्द प्रकट नहीं होता । 
पृष्ठभाग--पूर्षवत्‌ ( फ० १४, १० /। 


(आ) राजा और लक्ष्मी प्रकार 


इस प्रकार के नामकरण में ही गहरा मतभेद हैं। पुरोभाग पर लेख सुवाच्य नहीं 
है तथा देवी के दाथवाली वस्तु भी अस्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार के. नामकरण के 
कारण दो विभिन्‍न मत हो गये हैं। सघंप्रथम स्मिथ ने चन्द्रयुप्त-कुमारदेवी के समान इसे राजा- 
रानी प्रकार का नाम दिया था । पीछे श्री अलन ने इस प्रकार को राजा ओर लक्ष्मीवाला 
सिक्का बतलाया४। हाल ही में श्रीजगन्नाथ ने स्मिथ की बातों की ही पुष्टि को 


१, ब्रि० स्यू० के० फ० १९,१० १५ ; ज० रा० ए० सो० १८८९, फं० ३, ७। 

५ फलक १४ पर अ्नवधानता से इस प्रकार का नाम राजा-रानी दिया गया है । 
३ ज० रा० ए० सो० १८८५९ पृ० ११०; ज० ए० सो० ब० १८८४ पृ०७ १९९। 

४3 ब्रि० स्‍्यू० क० पू० ९८ 


१७२ गुप्तकालीन मुद्राएं 


है *। विभिन्‍न मतों की ऐसी स्थिति में किसी के पत्त में निर्णय देना कठिन है; किन्तु यह 
अधिक संभव है कि पुरोभाग पर की स्त्री रानी की अपेत्ना लच्मी हो । यह सत्य हैं कि बह 
प्रभामंडलयुक्क नहीं हैं; किन्तु लच्मी गुप्तसिक्कों पर प्रभा-रहित भी द्खिलाई गई हैं । (फ० ४, 
१३:१४ १९-२)। . 

यदि इस प्रकार के पुरोभाग में राजा-रानी की आक्ृतियाँ होतीं तो प्रथम चन्द्रगप्त की 
तरह इस ओर दोनों का नाम उत्कीण रहता; किंतु थहाँ ऐसा नहीं है।यह सत्य है कि स्मिथ 
के मतानुसार राजा के सिर के समीप 'स्क! अक्षर तथा रानी के पर के पास प्रिया 
लिखा हुआ है, जो क्रमशः 'स्कन्द! तथा रानी के नाम के लिए प्रयुक्त किये गये हें" । किंतु 
पहला अच्तर नव! हैं ओर वह सम्भवतः पूरे शब्द 'सुधन्वी”? का खण्डमात्र है, उसे स्कन्द 
नाम का पहला अक्ञर नहीं माना जा सकता । किसी भी सिक्‍के पर रानी के पिरे के पास 
(प्रिया' निश्चित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता । इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि प्रथम 
चन्दगुप्त अथवा कुमारगुप्त के राजा-रानी प्रकार में राजा सदा दाहिने हे तथा रानी बाइ' ओर है . 
और राजा रानी को भेंट दे रहा है। इस सिक्‍के पर राजा बाई' ओर खड़ा है ओर रानी 
ही राजा को कोई वस्तु भेंट कर रही है, जिसे वह उत्कंठां तथा ध्यान से देख रहा है। ग्रहीता 
दाता से हीन ही समझा जाता है। जेसा द्वितीय चद्रगुप्त के चक्रविक्रम प्रकार में दिखलाया 
गया है। इस प्रकार के सिक्कों में स्त्री अधिक उच्च श्रेणी की दिखलाई गई है; इस 
लिए उसको लच्धमी समझना अधिक उचित होगा । 


इस मत पर यह आज्षेप किया जा सकता है कि जब प्ृष्ठभाग पर लक्ष्मी उत्कीर्णो की गई 
है तब पुरोभाग पर उसकी स्थिति व्यर्थ-सी प्रकट द्ोती है। इस तक में कुछ बल है; किन्तु 
पुरोभाग पर लक्षमी को चित्रित करने के लिए कुछ विशेष कारण भी हम्र उपस्थित कर 
सकते हैं। इस प्रकार के पुरोभाग पर सम्भवतः लक्ष्मी द्वारा स्कन्दगुप्त के स्वयँवर का दृश्य 
दिखाया गया है, जिसका वर्णन भीतरी ग्राम में प्राप्त लेख में पाया जाता है। उच्चकुलीन ललनाएँ 
प्रायः हाथ में नील कमल रखती थीं; किंतु लद्धयी भी हाथ में कमल्त सदा रखती थी। 
अतः पुरोभाग की स्त्री को लच्मी समकना उचित होगा। पुरोभाग की लच्ष्मी राजा को कुछ भेंट 
कर रही है, जिसे वह उत्कंठा तथा ध्यान से देख रद्दा है। गरुडध्वज बीच में है तथा राजा 
हाथ में धनुष-बाण लिये हुए है । इससे युद्धक्षेत्र की परिस्थिति का संकेत मिलता है। निर्माणकर्ता 
देवी जयलक्ष्मी को युद्धक्षेत्र में अवतरित होनेवाले दृश्य का प्रदर्शन कराना चाहता था और यह 
भी रा की इच्छा रखता था कि घह राजा को विजय का कुछ प्रतीक शायद मुकुट सेंट 
कर रही हे । 


१, ज० न्‍्यू० सो० ह० भा० ८ १० ४८-५१ । 
- ३, भ्थम कुमारगुप्त के राजा-रानी प्रकार में राजारानी के नाम थे; किंतु वे श्रशतः सीमा 
के बाहर रहने से पढ़े नहीं जा सकते। 


दसतवाँ अध्याय | १७३ 


यह रहस्य अच्छे सिक्कों के मिलने से ही समझा जा सकता है, जिसमें लेख साफ पढ़ा 
जाय तथा देवी की हाथवाली वस्तु स्पष्ट दीख पड़े । 


अब सिक्के का विवरण प्रस्तुत किया जायगा। 


पुरोभाग--राजा बाई' ओर खड़ा है, अनावत सिर, कुरल (घुँघराले) केश, दाहिनी ओर देखता 
हुआ, छोटी घोती तथा आभुषण पहने हुए,बायें हाथ से धनुष के बीच का भाग पकड़े 
हुए दाहिने कंघे पर स्थित, वाण लिये हुए, दाहिनी ओर लक्ष्मी, प्रभामंडल-रहित, 
आभूषण पहने हुईं, उसके पीछे बायें हाथ में लम्बे नालयुक्क कमल, दाहिने हाथ में 
कोई अनिश्चित घस्तु पकड़े हुई है, जिसे राजा ध्यान से देख रहा है, राजा 
तथा देवी के बीच गरुडध्वज, प्रत्यंचा के समानान्तर; वतु लाकार लेख अस्पष्ट, 
जयति? से आरम्म तथा राजा के सिर के सामने “नव” से समाप्त, शायद “जयति 
महीतलम्‌ सुधन्वी? या जैसा धनुर्धारी प्रकार के उपप्रकार पहले में था । 

पृष्ठभाग--लक्ष्मी प्रभामंडलयुक्त, कमतासन पर बेठी, सामने देखती हुई, दाहिने हाथ में पाश 
जाँव पर स्थित । बायें हाथ में कमल, चिह्न बायें, लेख “श्री स्कन्दगुप्त! । 


सिक्कों हि ( 
फलकस्थित सिक्कों का वन 
(१) सोना, .७५", तौल अज्ञात, ब्रि० म्यू० कें० गु० डा०, फ० १६, & 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, राजा को भेंट में देनेवाली वस्तु अनिश्चित,वह घ॒स्तु पट्बबंध का किनारा हो 


सकती है । वर्तलाकार लेख अस्पष्ट, अक्षरों के कुछ अवशेष, रानी के चेहरे 
के सामने “या: राजा तथा गरुड़ के मध्य न्वी? 


_ पृष्ठभाग--जैसा ऊपर वर्णोन किया गया है, लेख “श्री स्कन्दगुप्त! (फ० १४७, १२ )। 

। (२) सोना, .७४", १२८.८ ग्र न, वही, फ० १६, ६ . डे 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ देवी के सिरे पर 'जय?, अस्पष्ट । क्‍ 
पृष्ठभाग--पूवबत्‌ ( फ० १७, १३ )। 


(ह) छूत्र प्रकार 


बयाना-निधि से ही पहले पहल स्कंदगुप्त के छत्र प्रकार का केवल एक सिक्का मिला है। 
उससे पहले यह प्रकार अज्ञात था। निधि में इस प्रकार की केघल एक ही मुद्रा मिली है; 
किंतु संभव है कि ऐसी अनेक मुद्राएं निधि में एकत्र हुई होंगी । कारण यह है कि इस निधि 
के जो दो सौ के आस-पास सिक्के गला दिये गये थे, उनमें इस प्रकार के अधिक सिक्के 
होना स्था संभवनीय था। निधि गाड़ने के समय स्कन्दगुप्त राजा था, उसके सिक्के बतेन के 


4 फ० १४ पर इस प्रकार का नाम 'राजारानी' अ्रनवधानता के कारण छापा गया है। 
हम ऊपर बता चुके हैं कि 'राजा ओर लक्ष्मी' यह नामकरण श्रधिक उचित होगा । 


है 


१७४ गुप्तकॉलीन मुंद्राएँ 
ऊपरी भाग में रहना स्वाभाविक्र था। इसलिए गाड़े गये सिक्कों में उसके कुछ छुत्रप्रकार के 
ओर भी सिक्के होंगे । द 

पुरोभाग पर वतु लाकार मुद्राल्ेख अपूर्य है तथा राजा का नाम नहीं मिल्नता। किंतु 
पृष्ठभाग का लेख क्रमादित्यः, जो स्कंदगृप्त का विरुद था, बतलाता है कि स्कन्दगुप्त ने इसे 
तैयार कराया होगा । “क्रमादित्य” से पहले खाली जगह है; अतएवं यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि प्ृष्ठभाग का लेख 'विकमादित्य” रहा होगा ओर उस आधार पर सिक्‍के का 
निर्माता द्वितीय चन्द्रमुप्त माना जाय। प्रथम कुमा रगुप्त का विरुद कभी भी क्रमादित्य' नहीं था ; 
अतएव घह इसका निर्माता नहीं कह जा सकता । पीछे हम देख चुके हें कि धनुर्धारी प्रकार 
के सिक्कों पर स्कन्दगुप्त के लिए 'क्रमादित्य” चिरुद का प्रयोग मिलता है; अतएवं यह बहुत 
सम्भव है कि छत्र प्रकार का सिक्‍का रुछन्दगुप्त-द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रसंग में यह कहा 
जा सकता हैं कि यह सिक्का घटोत्कच ने तैयार कराया, जो स्कन्दगुप्त का भाई था। क्योंकि 
जो अकेला धनुर्धारी प्रकार का सिक्‍का सेंटपीटसंवर्ग-संग्रहालय में सुरक्षित है, उसमें एक 
ओर “धटो” तथा पृष्ठभाग पर की उपाधि “करमादित्य! उत्कीरं है। अभी तक इसके लिए. कोई ' 
प्रमाण नहीं मिला है कि घटोत्कच ने अपने भाई स्कंदगुप्त से कगड़ा करके ई० सन्‌ ४४५४-४५ के 


लगभग रोज्य पर अधिकार किया था ओर मुद्राएँ निकाली थीं। यदि सचमुच घह राजाधिराज 
. बना हो तो स्कंदगुप्त की रत्यु के पश्चात्‌ होगा | अत: उसके सिक्‍कों की उपस्थिति इस निधि में 


असंभव सी है। अंत में यह कहना अधिक युक्किसंगत होगा कि इस छुत्र के सिक्‍को का 
निर्माता स्कन्दगुप्त ही होगा, न कि घटोत्कचशुप्त' । 
सिक्के का घर्णन निम्नलिखित है- 
सोना, ८“, १३० ग्रे न, बयाना-निधि 

पुरोभाग--राजा प्रभमामंडलयुक्क, बायें खड़ा, हार तथा भुजबंध पहने हुए, दाहिने हाथ से यज्ञ 
में आहुति दे रहा है; किन्तु बेदी नीचे दिखलाई नहीं पड़ती, बायोाँ हाथ कमर 
पर लटकती हुईं तलवार की मू 5 पर रखे हुए हे,वामन सेवक पीछे खड़ा है,जो छत्र 
पकड़े हुए है, वतु लाकार मुद्रामें लेख अस्पष्ट, 'विजितवन” से आरम्भ, अधूरा । 


प्रृष्ठभाग--प्रभामरडलयुक्त, देवी खड़ी है, बायें देख रही है, हार तथा भुजबंध पहने है, 
हाथ में पाश, बायाँ हाथ नीचे लटकता हुआ,किन्तु लम्बे नालयुक्त कमल लिये हुए है 
उसी ओर चिह्न, लेख दाहिनी ओर #्रमादित्” (फ० १७,१३ )। 


(ई) अश्वारोही प्रकार 
बोडेलियन संग्रह में एक अश्वारोही प्रकार का ही सिक्का सुरक्षित है, जिसकी तौल 


१४०.४ ग्रेन है । उस पर “क्रमादित्य” का विरुद उत्कीर्ण है । स्मिथ ने 'क्रमाजित? पढ़ा था। 


डर 


4, ज० स्यू सो० डइृ० भा० १४, ९९-१०८ | 


दसवाँ अध्याय श्ज्पू 


परन्तु यह शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तीसरा अक्षर यद्यपि स्पष्ट नहीं है; तथापि “दः 
प्रकट होता है 'ज” नहीं (फ० १७, १५ )। स्मिथ ने इस सिक्के को द्वितीय चद्धगुप्त 
का माना हैं। लेकिन उस राजा की उपाधि “विक्रम? या “विक्रमादित्य” थी, न कि क्रमादित्य! । 
चन्द्रगुतत के १४० ग्रे नवाले सिक्के धनुर्घारी प्रकार में पाये गये हैं; किन्तु वे उसके ही थे, 
ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। “क्रमादित्य! स्कन्दगुप्त का विरुद था, अतएवं इस 
सिक्के को उसीसे तैयार किया जाना मानना उचित होगा। यद्यपि घटोत्कच की भी यही उपाधि 
थी, तथापि उपरिनिर्दिष्ट कारणों से यह सिक्का उसका मानना असंभव है। दुर्भाग्यवश इस सिक्के 
के पुरोभाग का लेख पढ़ा नहीं जा सका है। अन्य अच्छे सिक्कों की प्राप्ति से पहले इसका किसी 
राजा से अंतिम रूप से निश्चित संबंध स्थिर करना कठिन है। श्रीश्रेंज्ञन ने कोई निश्चित राय 
नहीं दी है। अपनी सूची-पुस्तक की भूमिका में उन्होंने इसकी संभावना मान ली है कि 
यह सिक्का स्कंदगुप्त का ही हैं; किन्तु सूचीपतन्न में इस राजा के अन्य सिक्‍कों के घर्णन में इस 
सिक्के की गणना नहीं कौ गईं हु । 
इसका विवरण निम्नलिखित है-- 
(१) सोना, .«८“, १४०५ ग्रे न, बोडेलियन संग्रह, 
पुरोभाग--राजा अनाद्वत सिर, बायें घोड़े पर सवार, हथियार रहित, कमरबंध पीछे उड़ 
रही है, लेख अस्पष्ठ, अधूरा । द 


पृष्ठभाग--मोद पर देवी बेठी हुई, दाहिने हाथ में पाश, बायें में नालयुक्त कमल, अधूरा चिह्न, 
अधूरा लेख दाहिने क्रमादिंत! ( फ० १७,१७४ )। 


स्कन्दगुप्त को रजतमुद्राएँ 


स्कन्दगुप्त गुप्तवंश का अंतिम सम्राट था, जिसने मध्यदेश तथा पश्चिमीभारत प्रकार 
के चाँदी के तिक्‍्क्रे तैयार कराये थे | गिरनार-प्रशस्ति के आधार पर यह ज्ञात हैं कि उसका 
अधिकार कठियावाड़ पर रहा ओर वहाँ का शासन राज्यपाल के द्वारा होता रहा। शअत- 
एवं यह स्वाभाविक है क्रि उसके पश्चिम भारतीय प्रकार के रजत सिक्के अत्यधिक संख्या 
में हमें मिलते हैं। उसने पिता तथा पितामह के पहले वर्गवाले सिक्‍के तेयार कराये थे, जिन 
पर यूनानी अक्षरों के अवशेष वर्तमान हैं ; किंतु कुमारणशुप्त के दूसरे तथा तीसरे वर्ग की तरह 
हमलोगों स्कंदगुप्त तिक्‍्कें नहीं मिलते' । श्री ऑलन ने इस स्थिति को इस तरह समकाया है कि 
सम्मवतः वें जिले, जहाँ इस वर्ग के सिक्के प्रचलित किये गये थे, स्कन्द्गुप्त के शासना- 
घिकार से बाहर चले गये । इस छुम्लाब में असम्भव बात नहीं है; परन्तु इस निर्णय पर 
पहुँचने के लिए और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हम यह नहीं जानतें 
कि इन दोनों वर्गो' के सिक्के कहाँ प्रचलित रहे । पहले वर्ग के सिक्कों से इन सिक्कों 


$, दूसरे वर्ग में यूनानी अक्षर नही हैं। पृष्ठभाग ५२ बिन्दु-समूह भी अज्ञात है। तीसरे वर्ग - 


५ ख् 


के सिक्के छोटे किन्तु मोटे हैं ओर न्न कूटक सिक्कों से मिलते-जुलते हैं। जा क, 


१७६ गप्तकाल्वीन सुद्राएं 


में बहुत कम विभिन्नता है। सम्भव॒तः दूसरे वर्ग को इस कारण बंद कर दिया गया हो कि 
पश्चिमी भारत में प्रथम वर्ग के सिक्के ( यूनानी अच्तरों के साथ ) अधिक प्रचलित थे। इस 
सिलसिले में यह भी कहा जा सकता है कि स्कन्दगुप्त के दो नये सिक्कों के कारण उन 
दोनों वर्गों' को बंद कर दिया गया। नये सिक्के “नन्दी तथा वेदी! प्रकार के हैं। विभिन्न सिक्‍कों 
का प्रापिस्थान अज्ञात होने के कारण किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचना कठिन हैं कि अमुक सीमा 
तक स्कन्दगुप्त का राज्य पश्चिमी भारत में विस्तृत था । 

स्कन्दगुप्त के मध्यदेश प्रकार के सिक्‍कों में सभी विशेषताएं हूँ, जो कुमारगुप्त के मध्य 
देश प्रकार में हम देख चुके हैं । पुरोभाग पर राजा के अद्ध चित्र में चत्रप प्रभाव विद्यमान 
नहीं है तथा प्ृष्ठभागपर पंखयुक्त मोर कौ आकृति है, जिसे कुमारणुप्त ने आरम्भ किया था । 


चेहरे के सामने गुप्तसम्बत्‌ में तिथि उल्लिखित हैं । 
उन सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित है। पहले प्रत्येक प्रकार का साधारण विवरण 


दिया जायगा और बाद में विशिष्ट सिक्‍कों का वर्णन रहेगा । 
पश्चिम भारत के चाँदी सिक्क| 


पहला वर्ग 
(पृष्ठभाग पर गरुड) 


पुरोभाग -दाढिने राजा का अड्ध चित्र, जेसा चन्द्रयुत तथा कुमारणुप्त के पहले वर्ग पर है, 
पिर के पीछे वर्ष”, तिथि का अवशेष के साथ, यूनानी अन्ञर चेहरे के सामने । 


पृष्ठमाग--बिंदु विभूषित बतु ल में गर॒ड खड़ा ठेढ़ी लहराकार लकोर के ऊपर, नीचे यूनानी 
अत्तर & या 0 या ; दाहिनी ओर सातबिन्दुओं का समूह, दो बजे घतु लाकार 
लेख आरम्भ 'परमभागवतमहाराजाधिराजश्रीस्कन्दगुप्तकमादित्य', कुछ सिक्कों पर 
लेख अधूरा, महराजधि या महर” महाराजाधिराज के बदले उत्की्णं है । एक 
सिक्‍के पर 'म' के लिए तीन बिन्दुओं का समूह । 

». इस प्रकार के सिक्कों का आकार ५” से .५५” तक मिलता है ओर तोल में २२ से 


पे 


३३ ग्रेन हैं। औसत तौल ३० ग्रन है। इन पर निश्चित तिथि पढ़ी नहीं गई हैँ। संकड़े के 
लिए चिह्न है; किन्तु इकाई के लिए चिह्न स्पष्ट नहीं । 


फलकस्थित सिक्कों का वशन 
(१) चाँदी, “५४४ ,२७ ग्रन, ब्रि० म्यू० कें०, फ्‌ू० २०, ३ 


पुरोभाग--दाहिने राजा का अद्ध चित्र, यूनानी अच्तर सिक्के के बाहर, सिर के पीछे बर्षे १०० । 
थ्‌ हि ब्रि० स्यू० के० जी० डी० फ० २०, ३-८ । 


दसवाँ अध्यय ह १७७ 


पृष्ठभाग - सामान्य वर्णान के समान, लेंख तीन बजे आरम्भ, प्रायः पूर्री, जेसा ऊपर दिया 
गया हैं। क्रम? दृूटा हुआ (फ० १८,६ )। 
(३) चाँदी, “५५१, ३१*६ ग्रेन, वही; फ्‌० २०,५ 
पुरोभाग--चेहरे के सामने 0, ,0 यूनानी अक्षर, तिथि अ्रविद्यमान । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत, 'स्कन्दगुप्तकमादित्य! स्पष्ट (फ० १८, ७)। 
(३) चोदी, “५”, ३१२ ग्रेन, घही, फ० २०, ८ 
पुरोभाग--यूनानी अक्षर तथा तिथि अविद्यमान । 
पृष्ठभाग-- लेख अधूरा परम भागवत-महरज- स्कन्दगुप्त कमादित्य” ( फ० १८, ८) । 


दूसरा वग 
नन्दी प्रकार 
पुरोभाग--दाहिने राजा का अद्ध चित्र, यूनानी अच्षर अथवा तिथि अविद्यमान । 
पृष्ठभाग--नन्दी, दाहिने घुटने पर बेठा हुआ, वतु लाकार लेख अधूरा ओर दोषपूर्ण, संभवतः 
वह परमभागवतमद्दाराजाधिराजश्रीस्कुन्द्युप्कमादित्य:? था। 

इस सिक्के का आकार .५” से .६" तक मिलता हैं। तौल में २० से २६ ग्रेन तक के 
सिक्ष मिले हें ५ किन्तु आसत तोल २४५ ग्र्न हे । चाँदी में मिलावट हे । 'महाराजघिराज? कीं 
उपाधि 'राजाधिराज! या 'महारज' या केवल मः में संज्षिप्त कर दी गई हे । 

इसका पुरोभाग कुमारग॒ुप्त के दूसरे वर्ग के सिक्के के समान है;क्योंकि दोनों पर यूनानी 
, अत्नरों का अभाव है । सम्भवतः इस सिक्के को उस वर्ग के बदले तैयार किया गया था। पीछे 
वलभी के राजाओं ने इस नन्दी चिह्न को अपनाया । इस कारण श्री अलन का कथन है कि 
ये सिक्के खम्भा की खाड़ी के समीप प्रचलित थे। किंतु तीसरे-चोथे सदी में के पद्मावती के 
नाग राजाओं का चिह्न भी नन्दी रहा । ओर छुटी सदी में कलचूरी राजा! क्ृष्ण॒राज के चाँदी 
के सिक्‍कों पर नन्‍्दी को स्थान दिया गया था । स्कंदगुप्त के इस प्रकार के सिक्के मालवा में 
प्रचलित रहें होंगे। कुमारगुप्त के दूसरे वर्ग के सिक्कों का प्रचलन भी हमने इसी भूभाग में. 
माना है। इस तरह के सिक्‍कों की बनावट भद्दी है; लेकिन वेदी प्रकार की तरह अत्यंत 
भद्दी नहीं है । द 

. प्रदर्शित सिक्के इस प्रकार हैं-- 
(४) चाँदी, ४, १५५. ६ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २०, ६ 
पुरो भाग--पूर्ववत्‌ , चेहरा कठा हुआ, तिथि का अभाष । 
पृष्ठभाग--दाहिने नन्‍दी, एक बजे लेख “श्र स्कंदगुप्तकमद” ( फू० १८,& )। 
३३ 


श्छद गप्तकाल्लीन मुत्राएँ 


(५) चाँदी, ६", २४-६ अर न, वही, फ० २०) १२ 
पुरोभाग- राजा का अद्ध चित्र, यूनानी अक्षर या तिथि का अभाव । 
: पृष्ठभाग--लेख पाँच बजे 'परमभागवतमद्दारस्कंद्गुप्कमद्त्यः,भगवत? अस्पष्ड (फ० १८१०) 


तृतीय वग 
बेदी प्रकार 
इस प्रकार के सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित है--- 
पुरोभाग--दाहिने राजा का श्रद्ध॑बित्र, यूनानी अक्ञरों के श्रवशेष । 


पृष्ठढभाग--मध्यमें वेदी, ऊपर तीन लपटें उठ रही हैं, वतु लाकार लेख कभी-कभी अधरा 
परम भागवत श्री विक्रमादित्य स्कन्दगुप्त:? । 

सर्व उपप्रकारों के सिक्के अत्यंत बेढब हैं । वे न तो गोलाकार हैं, न अराडाकार हैं या न 
वर्गाकार हैं। वे तो धातु के केवल छोटे टुकड़े हैं, जिन पर चिह्न छाप दिये गये हैं । किसी 
भी सिक्‍के पर पूरा लेख मोजूद नहीं है। लेख के अक्षर उभरे हुए और सरलता से पढ़ें 
जा सकते हैं, यय्पि वे लापरवाही से खुदे हुए हैं । वे आकार में .५" से .५५४" तक हैं तथा उन 
की ओसत तौल २४८ ग्रेन है। वतु लाकार मुद्रा-लेख अक्सर दोषपूर्ण और अपूर्ण है; यह विशे- 
षता तीसरे उपप्रकार में विशेष रूप में दिखाई देती है । 


पृष्ठभाग का चिह्न वेदी बतलाया गया है, जिसे स्मिथ ने पत्ती की भही आकृति 
माना है। इसमें सन्देह नहीं कि किसी-किसी सिक्के पर गरुड वेदी सा प्रकट होता हैं; किन्तु 
यही चित्र बारबार एक ही ढंग से खुदा गया हूं जिससे उसको वेदी कहना अधिक उचित 
मालूम पड़ता हैं। अलन ने ऐसा ही कहा है। सम्भवतः यह वेदी-चिह्न सोने के सिक्कों 
से लिया गया है । समुद्रगुप्त के ध्वजघारी तथा द्वितीय चन्द्रगुप्त के छुत्नप्रकार के सिक्‍कों पर 
पुरोभाग में यह बेदी चित्रित है। 
यह भी कहा गया है कि तुलसी (ब्रन्दावन) का चित्र है। निसंदेह यह मत मान्य हो 
सकता है; किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वेदी के ऊपर तीन काँटे-सी शआ्आाकृति अग्नि की 
तीन लपठ से अधिक मिलती हैं । पह तुलसी पोधे की शाखाओं के सहश नहीं है। उस 
वस्तु का सिरा तथा आधार काफी चोड़े हैं तथा उसका लम्बबत्‌ भाग अधिक सकरा ( तंग ) 
है, जिससे इसे व्न्दावन कहना न्याय-संगत नहीं है। इसकी कला बहुत भद्दी है; इस- 
लिए तुलसी (इन्दावन) के सम्भावित चित्र का विचार त्यागा नहीं जा सकता। विशेषतया 
जब यह स्मरण हो आता है कि पुरोमाग का लेख सम्राट को वैष्णवर्धर्मावलम्बी घोषित 
करता है | इस संप्रदाय में तुलसी पोधे को विशेष भहत्व दिया जाता है। 
 वेदीप्रकार के सिक्के तीन विभिन्न उपप्रकारों में विभक्क किये जाते हैं । पहले उपप्रकार में 
. राजा का विरुद विक्रमादित्य” है, दूसरे में 'कमादित्य” और तीसरे उपग्रकार में कोई भी उपाधि 
उल्लिखित नहीं हूं । 5 द 


देसवाँ अध्याय १७६ 
स्कन्दगुप्त के रजत सिक्कों में वेदीप्रकार अत्यन्त साधारण रूप से प्रचलित माना 
जाता हैं। गरुड तथा नन्‍्दी प्रकार उससे अधिक दुष्प्राप्प हैं। उन सिक्कों का विवरण 
निम्नलिखित है-- 
पहला उपग्रकार 
(“विक्रमादित्य” विरुद) 

(६ ) चाँदी, .४, २६.४ ग्रेन, ब्रि० म्यू० के० जी० डी०, फ० २०, १४. 
पुरोभाग--अद्ध चित्र भद्दा, सामने कटा, हुआ यूनानी अज्नरों की अनुपस्थिति । 
प्रष्ठभाग--वेदी पूरी, लेख नो बजे आरम्भ त श्र वक्रमदत्य स्कन्दः ( फ० १८५, ११ )। 

दूसरा उपप्रकार 
(क्रमादित्य? विरुद के साथ सामान्य वर्रान) 
पुरोभाग--दाहिने राजा का अद्भ चित्र, कुछ सिक्कों पर यूनानी अक्षरों के अवशेष । 
प्रष्ठभाग--वेदी, वतु लाकार मुद्रा-लेख बाई ओर, छ, सात या दस बजे, 'परम भागवत श्री 
विक्रमादित्य स्कन्दयुप्तः? । 


७. 


इस तरह के सिक्के बनावट में अत्यन्त भद्द तथा अव्यवस्थित आकार के हैं, जैसा 


पहले वर्ग में पाया जाता है। कई सिक्कों पर अद्ध चित्र का रूप मुश्किल से मनुष्य का आकार 
माना जा सकता हैं । उसकी ओसत तौल २६ से ३२ ग्रेन तक हैं तथा आकार .४" है; परन्तु 
कभी .५५ के भी सिक्के मिले हैं | अधिक सिक्कों पर “क्रमादित्य/ का बिरुद इतने व्यवस्थित 
रूप में लिखा गया हैँ कि हम इसे “विक्रमादित्य” का संज्ञिप्त रूप नहीं मान सकते, जो स्थान 
की कमी के कारण बनाया गया था । यही बिरुद्‌ स्कन्दगप्त के सोने के सिक्कों पर भी 
मिलता है | इस कारण यह मानना पड़ेगा कि इस राजा ने “क्रमादित्य” तथा “विक्रमादित्य! 
के दोनों बिंरुदों का प्रयोग किया था । 


फलक पर प्रदर्शित सिकों का वणन 


(७ ) चाँदी, .५”, ३१.४ ग्र न, ब्रि० म्यू० कें० गु०्डा०, फ० २०,२२ 
पुरोभाग--सामने राजा का चेहरा कटा हुआ, यूनानी अज्ञर अनुपस्थित । 
पृष्ठभाग--मध्य में बेदी, लेख 'परम भगवत स्कंदगुप्त क्रमदित्य” (फ० १८,१३)। 
(«४) चाँदी, .५”, २८.४ ग्र॑ न, वही, फ० २०, २३ 
पुरोभाग--अद्ध चित्र प्रायः सम्पूर्ण, यूनानी अक्तरों का अभाव । 


पृष्ठभाग--लेख आठ बजे परम भगवत स्कन्दयुप्त क्रमदत्य'; अन्तिम अच्चर कुछ कटे हुए ; 
सिक्क का आकार बेढब (फ० १८,९४७ ) । 


थे 


गूप्तकालीन सुद्गाएँ 


 शृ्० 
( ६ ) चाँदी, .४",२६-६ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें० जी० डी०, फ० २०,२६ । 
पुरोमाग--अंड चित्र के सामने और पिरे यूनानी अक्षर +ी, 7), 0, ए, ५, 
पृष्ठभाग-- पाँच बजे लेख परम भगषत श्र स्कन्दगुप्त क्रमदत्य', अंतिम” अक्षर कुछ अस्पष्ट 
(फ० १८, १५)।, क 
तीसरा उपंप्रकार 
( किसी आदित्य” विरुद से रहित ) 


(१०) चाँदी, “४”, २४:७ श्रेन, त्रि० स्यू० कैठ, गु० डा० फ० २१, 


पुरोभाग--राजा का अधूरा चेहरा 
पृष्ठभाग--मुद्रालेख अपूर्णा, ब[रह बजे आरम्भ, पर-श्र-स्कन्दगुप्त क्रमादित्य' ( फ० १८,२१६ )। 
(११ ) चाँदी, .४", ३०.५ ग्र न, वही, फ० २१,१२ 


पुरोभाग--सामने अद्ध चित्र कटा हुआ, पीछे यूनानी अक्षर (), ।, 
पृष्ठभाग--वेदी पूरी, लेख परम स्कन्दगुप्! ( फ० १८, १७ )। 


चौथा वग _ 


मध्यदेश प्रकार 

इस प्रकार के सिक्क के प्रृष्ठभाग पर फेलाये पंखवाले मोर की आकृति है, जिसे 
प्रथम कुमारमुप्त सर्वप्रथम प्रचार में लाया था। पुरोभाग पर राजा का रूप इसी वर्ग के सिक्के 
पर अंकित उसके पिता के सहश है । उसकी नाक चिपटी है तथा मूँ छ का अभाव है। इस 
प्रकार के सिक्के आकार में बड़े हें तथा पश्चिम भारत में प्रचल्नित सिक्षों से सुन्दर ढंग के बने 
हैं । उनकी औसत तौल ३० से ३२ ग्रेन तक पाई जाती है, यद्यपि कोई ३६.७ ग्रेन बराबर 
भारी है ओर कुछ २६.४ ग्रेन के समान हलके हैं । चेहरे के सामने तिथि उत्कीर्ण है । अभी तक 
जो तिथियाँ पढ़ी गई हैं, वे १४४, १४५, १४६ तथा १४८ हैं ओर जो क्रमशः ४६३,४६४ 
४६५ तथा ४६७ ईसवी सन्‌ की होती हैं । इस प्रकार में दो उपप्रकार पाये जाते हैं । पहले 
बिजितावनिरवनिपतिरजयति दिव॑ स्कन्दगुप्तोयम्र! यह मुद्रालेख है, दूसरे में इस लेख के 
अन्तिम भाग में थोड़ा फर्क किया गया है। दूसरे के अंतिम भाग में श्रीस्कन्दग॒प्तो दिवं 
जयति? है । क्‍ 


फलक पर प्रदर्शित सिक 
। पहला उपप्रकार 
(१२ ) चाँदी, .६! ३२.१ ग्रेन, त्रि० म्यू० कें० गु० डा०, फ० २१,१४ 
पुरोभाग--राजा का अद्ध चित्र दाहिने, सामने अंक में तिथि १००, ४०,४ लम्बबत्‌ . 
अंकित । 


प्रष्ठभाग - फैलाये पंखवाला मोर, लेख ग्यारह बजे 'वजितावनिरवनिपत [ जयत दिव॑ स्क ] 
_न्दगुप्तोब्यम ( फ० १८, १६) । 
(१३ ) चाँदी, .६”, ३४.३ ग्रेन, वही, फ० २१ 
पुरोमाग--पूर्वचत्‌ , तिथि १००,४०,<८। 
पृष्ठभाग --बारह बजे लेख 'वजतवनरवनपतिजेयतदव स्कन्द्युपतय” ( फ० १८, २० )। 
दूसरा उपप्रकार 
( लेख दिवं जयति” से समाप्त ) 
( १४ ) चाँदी, .५४”, .३१.२ प्र न, ब्रि० म्यू० के० गु० डा०, फ० २१,२० 
पुरोभाग--पूरा अद्ध चित्र, तिथि अधूरी, १००,४० । 
पृष्ठभाग-- लेख अस्पष्ट, नो बजे 'दिवं जयतः ( फ० १८, २१ )। 
(१५ ) चाँदी, '५५, ३३५ ग्र न, वही, फ० २१,२१ 
पुरोभाग--आँखें प्रमुख रूप से व्यक्त, नाक कुछ ठेढ़ी, तिथि अधूरी, १००, ४० । 
. पृष्ठभाग--बारद बजे लेख (विजतवनरवनपत स्कन्दगुप्तो दिवें जयति? ; एक से पाँच बजे के 
बीच में अक्षर कठे ओर अस्पष्ट (फ० १८, २२) । 
इस सिक्र की तथा अगले सिक्क की बनावट अन्तिम सिक्के से भिन्‍न है । 
(१६ ) चाँदी, '५५/,३६ ग्रन, वही, फ० २१,२९२ । 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌ , तिथि सीमा से बाहर । द 
पृष्ठभाग--बारह बजे लेख “व [जतव] नरवन [पत] स्कन्द्गुप्तवजयत” (फ० १८,२३) । 


के 

चेत्य प्रकार (१) 
कनिंघम ने एक सिक्‍का प्रकाशित किया है, जिसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार 
. किया है-- ह 
पुरोभाग--दाहिने राजा का पिर, मूछ के साथ | <. 
पृष्ठभाग--चेत्य चिह्न, लेख गप्तलिपि में, अक्षर अत्यन्त समीप में उत्कीर्ण हैं 'भहाराजा 

कुमारग्ुप्परममहादित्यमहाराजा स्कन्दगुप्त (१ ) 
न्यूटन महोदय ने इसी तरह का एक सिक्‍का प्रकाशित किया था ( ज० बॉ० ब्रे० 

रॉ० ए० सो० भा० ७ प्र: १२ चित्र १३ ) । इसके बारे में उनका कथन हैं कि “महा- 
राजा! की उपाधि इसे गुप्तमुद्राओं से संबंधित करती हैं; किंतु उसमें पिता का नाम सौराष्ट्र के 
क्त्रप सिक्कों से सम्बन्ध जोड़ता है। न्यूटन ने राजा का नाम 'रद्र! या 'नन्‍्द! पढ़ा था। मेरे 
विचार से वह स्कन्दगुप्त! है। अक्षर इतने घने और समीप हैं कि उनका कुछ भाग ही. 
सिक्के पर खोदा जा सकता है। उसने देवगुप्त पढ़ना चाहिए. था; किंतु दूसरे अक्षर में दोनों 


श्दरे क्‍ गुप्तकांलीन मुंद्राए 


ओर पूछ की तरह रेखा लटकी है,जो उसे “नर” बतत्लाती है। सम्मवतः वह नाम तृतीय चद्द- 
गुप्त का होगा, जो स्वभावतः कुमारणुप्त के पुत्र का नाम हो सकता है । क्योंकि हिन्दू समाज में 
पौत्र का नाम पितामह के नाम पर रखा जाता है ।?* 


क्निंघम के मत की आलोचना करते हुए स्मिथ कहते हैं कि जो शब्द रुद्र, नन्‍्द, 
स्कन्द या चन्द्र पढ़ा जा सकता है, वह घास्तव में पढ़ा गया नहीं माना जा सकता। फ्लीट 
ने प्रत्येक श्रज्ञर को संदेहात्मक माना है । 

कर्निंघम भारतीय मुद्राशास्त्र के एक बड़े पंडित थे, जिसके पढ्ढू हुए लेख को योंही 
हम अप्रामाशिक नहीं कह सकते । किन्तु उन्होंने जो-कुछ पढ़ा था, उसको उन्होंने स्वय॑ ही ठीक 
नहीं माना । कर्निंधम तथा न्यूठन के प्रकाशित सिक्कों के लेख को ध्यानपूर्वक देखने से, 
में इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि कुमारगुप्त के पुन्न किसी गुप्त राजा ने यह सिक्का तैयार नहीं 
किया; बल्कि ये सिक्के त्रेकूटक वंश के राजा दहसेन के हैं। इस राजा के सिक्कों पर 
लेख-- महाराजेन्धदत्त पुत्र परम वेष्णव श्री महाराजदह॒सेनस्थ” पढ़ा गया है। न्यूटन ने 
इस मुद्रालिख को “महाराजेन्द्र- पुत्रस्य” पढ़ने का प्रस्ताव पहले -रखा था । सिक्के का चित्र देखने से 
यह साफ हो जाता है कि उनके आगे “दत्त! शब्द है। कनिंधम के सिक्के पर चैत्य की 
आधार पंक्कि ऋदत्तः अक्तरों के ठीक नीचे है और वह “नर? के निचले भाग को काट रही 
है। अगले दो अक्ञर दत्त? हैं, उसमें संदेह नहीं है । कनिंधम या न्यूटन ने वास्तविक रूप 
से इस सिक्‍के पर यहाँ स्कन्दगुप्त नहीं पढ़ा था। इस स्थान पर लेख के अज्नर दहसेन 
के लिए खोदे गये हैं । कनिंघम के तिक्कों पर लेख अस्पष्ट है। इसलिए वह शब्द 'रद्र! 
या 'नन्‍्द! या 'स्कन्द! हो, ऐसा उन्होंने कहा है । कर्निंघम का पाठ "महादित्य” भी अनुमान 
से पढ़ा गया है। ये सब अन्नर सीमा के बाहर हैं। इस विवेचन से प्रकट होता है कि 
कुमारयुप्त के किसी पुत्र ने यह सिक्का तैयार नहीं कराया था, जिसके प्रष्ठभाग पर ज्षत्रप शैली 
का अनुकरण किया गया हो। स्कन्द नाम इनमें से किसी सिक्के पर बिलकुल नहीं पढ़ा गया। 
इस कारण यह माना नहीं जा सकता कि स्कन्दगुप्त ने प्रृष्ठभाग पर चैत्यवाला सिक्का बनवाया 
था। यह सिक्का त्रेकूटक राजा का है । 

ये दो सिक्के फल्नक १८ पर प्रकाशित किये गये हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है | 
(१६ ) चाँदी, -६", तोल अज्ञात, ज० वा० ब्रा० रा० ए० सो० भा० ७ प्ृ० १२ 
पुरोभाग--त्तत्रप शेली का राजा का अद्ध चित्र, दाहिने गर्दन पर कॉलर स्पष्ट, चेहरे पर 

साफ मू छु । । 

पृष्ठभाग--मध्य में दीन मेहराववाला चैत्य है, जो चित्र में मनुष्य के चेहरे के सदश दीखता 

' है; छः बजे लेख 'महरजन्द्रदत्तपुत्रपरमवष्णव श्र महरजदहसन”! । इन अक्तरों में 

“'महरजद्धदत्त पुत्र! साफ है। परम? अंशतः पढ़ा जाता है। “वैष्णव श्रः कटा 

4. क० आ० स० रि० भा० ९ पूृ० २४ फ० ५,८। 
२, ज० व॒० ब० रा० ए० सो० भा० ७ पृू० १२। 


दुसवाँ अध्याय श्८३ 
हुआ है। एक लकीर से “दा दिखया गया है, जो अस्पष्ट हैं, “त! भी एक लकोर 
से व्यक्त किया गया है ( फ० १८, २७ )। 
( १७ ) चाँदी, .६”, तोल अज्ञात, क० आ० स० रिं० भा ६, फ० ५, ८ 
पुरोभाग - दाहिने क्षत्रप शैली के राजा के चित्र, यूनानी अचचर विद्यमान। 


पृष्ठभाग--बारह बजे लेख 'महरजन्द्रदत्त पुत्र परम वष्णव श्र महरजदहसेनः! । इन अच्नरों में 
“नव! नीचे कटा है, ओर 'दः लकीर के समान हैं। “पर? बड़े अक्नरों में पाँच 
बजे दीखते हैं, 'वेष्णव” अधूरा, अन्य अक्षर काफी साफ हैं (फ० १८, २५) । 


ग्याख्वाँ अध्याय 
स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी 


(प्र) पुरुगुप्त तथा घटोत्कचगुप्त 


न्दगुप्त के भाई का नाम पुरुमुप्त था; किन्तु यह निश्चित नहीं हैं कि उसने किस 
समय शासन किया । 
पुरुगुप्त का नाम उसके वंशज द्वितीय कुमारगुप्त * तथा विष्णुगुप्त * की मुहर से मालूम 
पड़ता है। इन सुहरों में वंशबृत्त का वर्णन करते समय प्रथम कुमारगुप्त का नाम लिया गया 
है। उसके बाद तुरंत पुरुणुप्त का नाम आता है, जो महाराजाधिराज कहा गया है और उसके 
श्राता स्कद्भगुप्त का नाम छोड़ दिया गया है। सबल प्रमाणों के अभाव में यह प्रतिपादन 
करना सम्भव है कि (१) स्कन्दगुप्त तथा पुरुगुप्त एक ही व्यक्ति थे। (२) पुरुगुप्त सकन्दगुप्त 
का सौतेला भाई था, जिसने ४५४५ में गद्दी के लिए विद्रोह किया था; परन्तु असफल रहा। 
(३) अथवा वह स्कन्द के बाद गद्दी पर बैठा ; क्योंकि स्कन्दगुप्त के कोई पुत्र न था। 
यह सम्भव नहीं है कि इन तमाम विभिन्न मतों का यहाँ विचार किया जाय । और यह आव- 
श्यक भी नहीं है। यह सम्भव नहीं कि सकन्द तथा पुरु दोनों एक ही व्यक्ति हों । इस 
तरह के दो व्यक्षिगत नाम किसी गुप्त राजा के सिक्के पर नहीं मिलते । द्वितीय चन्द्रगुप्त के दो. 
नाम थे. चन्द्रगुप्त तथा देवगुप्त ; किंतु मुद्रा्ओों पर एक ही चन्द्रगुप्त आता है। दोनों मुहरों में 
पुरुगुप्त को 'महाराजाधिराज” की उपाधि दी गई है। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है 
कि स्कन्द्रगुस की झत्यु के पश्चात्‌ उसने थोड़े समय-एक या दो वर्षों तक-राज्य किया था। 
उसने स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण के समय राज्याधिकार के लिए कलह नहीं किया होगा। 
इस समय विचारणीय विषय यह है कि क्या उसने कोई सिक्का निकाला था 


कुछ साल से पहले तक सब विद्वान्‌ मानते थे कि पुरुणुप्त ने धनुर्धारी प्रकार का सोने का 

सिक्का निकाला, जिस पर विक्रम का विरुद दिखा था । इस तरह के एक उपप्रकार के सिक्कों में 
. पुरोभाग पर राजा का नाम अंकित नहीं है; किन्तु पृष्ठभाग में लेख'श्री विक्रम? है। दूसरे उपप्रकार 
- के अकेले सिक्के पर एष्ठभांग में “श्री विक्रम' लेख के अतिरिक्त पुरोभाग पर राजा के बायें द्वाथ 
के नीचे नाम-लिखा है; जिसे श्री अंलन ने पुर! पढ़ा है। * इसलिए यह छुम्लाव विद्वानों ने 





१, ज्ञ० रा० ए० वे० १८८५९ पू० ८४-१०५ । 
२ ज० न्यू० सो० इ० सा हे प० १०३। 
३ श्रि० स्यू० के० जी० ढी० प० १३४१ 


ग्यारहवाँ अध्याय श्ण्ज्‌ 


9 


मान लिया था कि सभी भारी तौल के, अर्थात्‌ १४४ ग्रे न के, सिक्के जिनपर “भ्रीविक्रम! 
विरुद उत्कीर्ण है, पुरुगुप्त के मानने चाहिए। 

श्री एस० के० सरस्वती ने सबसे पहले श्री अलन द्वारा पढ़ें गये पुर” शब्द पर आपत्ति 
उठाई थी । उनका यह दावा था कि बायें हाथ के नीचे लम्बवत्‌ लेख बुध? है, इस कारण 
सिक्के बुधगुप्त के मानने चाहिए ।* 


बहुत दिनों तक यह प्रश्न हल न हो सका था। क्योंकि जो एक ही मुद्रा १६४८ ई०तक 
इस प्रकार की प्रकाशित हुई थी, उसपर पहला अज्ञर पु! या बु? पढ़ा जा सकता था ।* दूसरा 
अक्षर अस्पष्ड र? या गलत आकार का 'थ! के समान दीखता था। ठप्पा लगाते समय झुद्रा 
के हिलने से (२? 'घ” के समान हो जाता हैं। १६४० ई०में इस प्रकार के दो नये सिक्कों का पता 
लगा, जिनमें बायें हाथ के नीचे का लेख स्पष्ट रूपसे बुध? प्रकट होता हैं। प्रष्ठभाग का लेख 
“री विक्रम” है, इसलिए यह निश्चित हैं कि जिस विक्रम-बिरुद्धारी राजा ने इन सिक्कों को 
प्रचलित किया, वह “बुधगुप्त' था, पुरमुप्त नहीं। यह भी अधिक सम्भव है कि धनुर्धारी प्रकार के 
भारी सिक्के, जिनका प्रष्ठलेख “श्री विक्रम' है, उसी राजा के द्वारा बनायें होंगे। इस कारण 
यह निष्कष निकलता है कि यदि पुरुगुप्त स्कन्दगुप्त से प्थक राजा था ओर उसने महाराजाधिराज 
के रूप में स्कन्द से पहले या बाद में शासन किया, तोभी उसके नाम के सिक्के अभी तक 
प्रकाश में नहीं आये हैं । यह सम्भव है कि “प्रकाशादित्य” विरुदवाले सिक्के उसी पुरभुप्त के हों 
इसका विंवरण आगे दिया जायगा। 


त्त 
ये 


घटोत्कच 


गु० सँ० ११६ (४३५ ई०) का तुमैन लेख से घटोत्कच गुप्त का पता लगता * हैं, 
जो प्रथम कुमारमुप्त का पुत्र या भाई था। वह मालवा में गुप्तसम्नाट का सामंत प्रांताधिप था। 
सेरटपीटर्सबर्ग संग्रहालय में जो धनुर्धारी प्रकार का एक सिक्का सुरक्षित हैं, ओर जिस पर राजा 
के बायें हाथ के नीचे 'घटो? लिखा है, उसे इस घणोत्कचगुप्त से संबंधित किया जा सकता 
है।इस अकेले सिकक्रे का विवरण निम्नलिखित हैं। 


(१) सोना, .«८”, तौल अज्ञात, सेंटपीटर्सवर्ग (लेनिनग्राड) संग्रहालय, बत्रि० म्यू० केँ०, 
फ्‌० २४, ३ मे 
पुरोभाग--र/जा प्रभामंडलयुक्त, बाय खड़ा, बायें हाथ में धनुष, प्रत्यंचा भीतर, दाहिने में 
बाण, उसके पीछे गरुडध्वज, बायें हाथ के नीचे लेख 'बटो', वतु लाकार भुद्रालेख 
का कुछ अंश दृश्यमान, किंतु अत्यंत शअस्पष्ठ । | 


१, इ० आ० भरा० $ पु० ६९२। 
यदि अक्षर के शिरोमात्रा को युक्त मान लिया जाय तो इसे “पु? पढ़े सकते हैं । किन्तु ऊपर 
की मात्रा को अक्षर का एक भाग मान ले, तो वह बु' दोगा। 

३, इ० आा० भा० २६, ए० ११५। 

कट ह 


श्यद गसकालीन झुद्राएँ 


प्रष्ठभाग- लक्ष्मी, प्रभामंडलयुक्क, कमलासन पर बेठी हुई, बायें हाथ में लम्बी नालयुक्क कमल, 
दाहिने में पाश, चिह्न बायें, लेख दाहिनें 'क्रमाद्त्य' ( फ० १७, १५ )। 
इस राजा का केवल एक ही सिक्का है ओर वह किसने निकाला था, यह निश्चित 
करना कठिन हैं। डा० ब्लॉख का मत सर्वथा अमान्य हैं कि यह विक्का प्रथम चन्द्रगुप्त के 
पिता ने निकाला था। गुप्त सिक्कों में समुद्रगृप्त के समय तक घनुर्धारी प्रकार का समावेश 
भी नहीं हुआ था। यह सम्भव नहीं हैं कि घटोत्कच ने सिक्‍्क्रे का प्रचलन आरम्भ किया 
था, चू कि वह एक छोटा शासक रहा। इस सिक्‍तके का संबंध तुमैन लेख के घटोत्कचगुप्त 
से हो सकता हैं, अथवा वैशाली मुहर के घटोत्कचगुप्त से या तीसरे किसी घटोत्कचय॒प्त से, 
जिसने पाँचवीं सदी के अंत में राज्य किया होगा। 
श्री अलन ने अंतिम मत को स्वीकार किया हैं? । चूंकि धटोत्कच के सिक्के के 
पृष्ठभाग पर देवी के पेर मुड़ने की शैत्ली द्वितीय कुमारगरुप्त की मुद्रा के सहश है 
(फ० १४, १६ तथा फ० १४, ४-५ )। चये अनुसंघान से पता चलता हैं कि द्वितीय 
कुमारंगुप्त ईसवी सन्‌ ५३० से ५४० तक राज्य नहीं करता रहा, जैसा श्री अलन ने माना 
था*। बल्कि पचास वर्ष पहले ई० सन्‌ ४७२ से ४७७ तक उसने शासन क्िया। देवी के 
पैर मोड़ने की शैली इस सिक्‍क्के को ४७० ईसवी सन्‌ के समीप “रखने में वाथक नहीं हो 
सकती । यह सम्भव है .कि घटोत्कचगुप्त मालवा का राज्यपाल था और वह दस-पंद्रह 
वर्षो तक पिता के बाद शासन करता रहा। स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ संकठ के समय 
उसके भाई घटोत्कचमुप्त ने स्वतंत्रता घोषित कर दी हो तथा सिक्के का संचालन किया हो। 
सन्‌ ४७० ई० के समय काफी ब्ृद्ध होने के कारण अधिक समय तक वह शासन न कर सका । 
.. इसलिए उसके सिक्के बहुत थोड़े उपलब्ध हैं। ४७० ईसवी के समीप तैयार होने के कारण 
स्वभावतः देवी के पेर मुड़ने की शैली द्वितीय कुमारगुप्त के सिक्कों से मिलती हैं। उसने 
४७२ ई० के करीब राज्य करना शुरू किया था । 
अतएव यह सेरटपीटर्सवर्ग सिक्के के घडोत्कचगुप्त तथा तुमैन के लेख के घटोत्कच का 


.._ एकीकरण प्रस्तावित किया जा सकता है। इस मत में भी कठिनाई है; क्योंकि हमें यह 


. मानना पड़ेगा कि दोनों भ्राता एक ही विरुद ऋमदित्य! रखते थे। ऐसी बात पहले अज्ञात 
थी । इस सिलसिले में यह भी स्वीकार करना पड़ेगा क्रि तुमैन के लेख के द्वारा शासक सम्राट 
थम छुमारजतत तथा मालवा के राज्यपाल घटोत्कचगुप्त में कोई संबंध निश्चित नहीं होता । 
चू कि लेख त्रुटिपूणा है । घयोत्कचगुप्त पुत्र की अपेक्षा कुमारगुप्त का भाई भी हो सकता हैं। थरदि 
ऐसा हो तो वह वेशाल्ली मुहर में उल्लिखित चंद्रगुप्त का पुत्र धटोत्कचगुप्त होगा | यदि इस मत 
. को मान लिया जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सम्भव नहीं जान पड़ता कि कुमारगुप्त 
मल पृ ब्रि० स्यू० के० गु० डा० पृ० १०४ पे | का डे ह द 

: ९, उस समनता मे थे देवी पेरों को कुछ उठाये हुए हैं। किन्तु यह कहा जा सकता है कि 
हम द्वितीय कुमारगुप्त के सिक्कों में यह एक-सा लक्षण नहीं है (फ० १५, ६)। 


ग्यारहवाँ अध्याय दे 


का भाई उसके बाद पन्द्रह वर्षा तक जीवित रहा ओर उसने यादवी ( आपसी झगड़े ) के समय 
( ३० सन्‌ ४६८ से ४७२ तक ) में सिक्का निकाला । यह सुझाव रखा जा सकता है कि सन्‌ 
४५५ ई० में उसने अपने भतीजे स्कन्द से गही के लिए कलह किया हो तथा सिक्के निकाले हों । 


थोड़े समय में स्कन्दगुप्त ने अपना प्रभाव स्थिर कर लिया । इस कारण उसके विरोधी 
चाचा के सिक्‍के अधिक नहीं निकल सके 


आजतक जो प्रमाण मिले हैं, वे इतने थोड़े ओर अनिश्चयात्मक हैं कि यह स्थिर 
करना सम्भव नहीं कि इस सिक्के का निर्माता कोन घटोत्कच था । इसकी तोल भी अज्ञात है । 
यदि तोल ज्ञात होती तो उसे निर्माता का काल्न निश्चित करने में कुछ सहायता मिल सकती। 


इस रहस्य का समुचित उत्तर पाने के लिए तबतक हमें नये शिलालेख या मुद्रार्ओ की प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी । द 


नये अनुसंधान द्वारा निश्चयात्मक रूप से यह ज्ञात हैं कि पुरुगुप्त के दो पुत्र थे-- 
नरसिंहगुप्त तथा बुधगृप्त । नरसिंहगुप्त ज्येष्ठ होने के कारण पिता का उत्तराधिकारी हुआ। 
उसका शासनकाल थोड़ा था ; क्योंकि उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त ईसवी सन्‌ ४७३ में गद्दी 
पर बेठा । कुमार का भी राज्य थोड़े समय के लिए रहा ; क्योंकि उसका चाचा बुधगुप्त 
४७६ ई०से ४६५ इ० तक शासन करता रहा । कुमारगप्त का पुत्र विष्णुगप्त सी शासक हुआ । 
यह कहना कठिन है कि क्‍या वह बुधगुप्त की झत्यु के पश्चात्‌ ही महाराजाधिराज बना 
अथवा साम्राज्य के किसी छोटे प्रांत पर बुधगुप्त के समकालीन ही बह राज्य करता रहा। 
इन सब प्रश्नों की चर्चा भूमिका में की गई है। अब पुरुगुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्कों का _ 
वरणन प्रस्तुत किया जायगा । द द 


(व ) नरसिंह गुप्त 


नरसिंह गुप्त बालादित्य इसवी सन्‌ ४६८ से ४७९२ इ०- तक शासन करता रहा । इसे 
उस समनामधारी व्यक्ति से प्रथक्‌ करना होगां, जिसे युआनचांग ने ५३२ इसवी के समीप 
- मिहिरकुल को परास्त करनेवाला राजा बताया -है।- यद्यपि घह थोड़े समय तक संकट- 
काल में राज्य करता रहा, तथापि उसके सिक्के कम नहीं है । अभी तक उसके ५० सिक्कों 
का पता लगा हैं' । अधिकतर सिक्को कालीघाट निधि में से पाये गये हैं। नरसिंहगुप्त के 
शासनकाल में संकट का अनुमान मिश्रितधातु के सिक्कों से किया जाता है, जिसे राजा ने 
तैयार किया था । आंतरिक यादवी (वैमनस्थ) से खजाना खाली हो गया था; जिस कारण मिश्रित 
धातु का अयोग करना अनिवार्य हो उठा। किंतु इसके कुछ सिक्क शुद्ध सोने के भी मिले हैं । 
सभी सिक्के १४४ भ्रेन सुवर्ण तौल के मिलते हैं ओर कुछ तो १४६ शअ्न तोल्न के हैं।- 
इनका आकार .«' से ६५" तक हैं। ह 


१ ज० रा० ए० सो० १८८९ पूृ० ११७-: । 


१८८ गुप्तकाज्नीन मुद्राएँ 


नर॒सिंहगुप्त ने केवल धनुर्धारी प्रकार के सिक्के निकाले थे, जो दो उपप्रकारों में विभक्क 
किये जाते हैं। पहले उपप्रकार का सिक्का थोड़ा-अधिक शुद्ध सोने का है ओर उसके 
पुरोभाग पर वतु लाकार लेख मिलता है। दूमरे उपप्रकार में मिश्रितधातु के सिक्के हैं। 
उनकी बनावट भही है तथा वतुलाकार लेख अनुत्कीण है । 

यह सम्भव है कि दूसरे उपप्रकार के सिक्के कों मिहिरकुल का विरोधी 

. बालादित्य ने तैयार किया था ओर पहले उपगप्रकार के सिक्कों को पुरुगुप्त के पुत्र तथा उत्तरा- 
धिकारी नरसिंह गुप्त ने। उसका शासनकाल चार घष्षों का रहा; अतएवं सम्भव नहीं 
कि उसने अ्रधिक पिक्‍्के तैयार किये हों। कालीघाटनिधि के तमाम सिक्‍के मिहिरिकुल 
के विरोधी द्वितीय नरसिंह गुप्त के माने जा सकते हैं। यह महत्त्वपूर्ण बात हैं कि इस निधि 
में पहले उपप्रकार का एक भी सिक्‍का नहीं पाया गया है। वत्तमान स्थिति में यह कहना 
कठिन हैं कि उपयुक्त मत अधिक उचित है अथवा यही ठीक होगा कि हम उन सब सिक्कों को 
पुरगुप्त के पुत्र नरसिंह गुप्त के मानें, जिनमें बाँह के नीचे 'नर! लिखा है । । 
..... नरसिंह गुप्त के समय से राजा के पेरों के बीच एक अक्षर लिखने की रीति चलाई 
गई थी। ऐसे अ्रज्षर पिछले कुषाण सिक्कों पर मिलते हैं, जिन्हें पहले गुप्त सम्नार्टो ने त्याग 
दिया था। नरसिंह गुप्त ने इसका समावेश क्‍यों किया अथवा इसका तात्पये क्‍या था, यह 
सब अज्ञात है। इस राजा के सिक्के पर 'मु? या “ग्र! अक्षर पाया जाता है। क्‍ 

अब नरसिंह गुप्त के सिक्कों का वर्शन किया जायगा, जो फलक में प्रदर्शित 
किये गये हैं । 

धनुर्धारी प्रकार 


पहला उपप्रकार' 
[ पुरोभाग पर वतु लाकार लेख ] 
(१) सोना, .&", १४४५ ग्रेन, ब्रि० म्यु० कें०, फ० २२, ७ 
पुरोभाग--राजा प्रभामंडलयुक्क, बायें खड़ा, बायें हाथ में घनुष तथा दाहिने में बाण, धोती, 
कमरबंध तथा आभूषण पहने, बाई' ओर गरुडध्वज, बायें हाथ के नीचे लेख 'नर!*, 
ब॒तु लाकार सुद्रालेख अस्पष्ट, अधूरा ; पेरों के बीच अ? या 'गु?। 
पृष्ठभाग--कमलासन पर बैठी लक्ष्मी, तामने दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल, 
बिन्दुविभूषित वतु ल, बायें चिह्न, लेख 'बालादित्य” कुछ अस्पष्ट । (फ० १४,१) । 
4 ब्रि० स्यू० केँ० फ० २२, ७-९ 
२, अभी तक प्रत्यंचा के बाहर कोई शब्द “सिंह” या 'गुप्त! लिखा हुआ नहीं मिल्ला है । 
३. श्री ऑलन का कथन है कि इस सिक्‍के के बाई' ओर “नरसिंहगुप्त' पढ़ा जाता है। जो 
सिक्का उस सूची से प्रदर्शित किया गया है, उसपर गरुड् के नीचे 'स' पढ़ा जाता है। 
पीछे के दो अच्चर 'नर' नहीं, 'नप' सदश हैं। 





ग्यारहवाँ अध्याय १८६ 


दूसरा उपप्रकार 
[ पुरोभाग पर बतु लाकार सुदालेख अविद्यमान ] 
(२) सोना, .८", १४४. ८ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २२, ११ 


पुरोभाग--पूर्ववत्‌ भद्दी बनावट तथा बतु लाकार लेख का अभाव । 
पृष्ठभाग--पूर्वत्‌, 'बालादित्यां अधिक स्पष्ट (फ० १५, २ )। 


( इ ) द्वितीय कुमारगुप्त के सिके 


नर॒सिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र द्विप्तीय कुमारगुप्त गही पर बेठा। सारनाथ के 
लेख से पता चलता है कि वह ४७३ ई० सन्‌ में राज्य ' करता रहा ; किन्तु उसके बाद उसका 
चाचा बुधगुप्त ४७६ ६० में उत्तराधिकारी हुआ । यदि हम यह मानें कि वह बुधगुप्त के साथ 
ग॒प्त साम्राज्य के किसी भाग में र/ज्य नहीं करता था तो उसका शासनकाल स्वल्प होगा । किंतु 
उसके सिक्के अधिक संख्या में मिलते हैं ओर उनमें पुरोभाग पर कुछ विभिन्नता पाई जाती हैं। 
किसी में राजा के पेरों के बीच में 'ज” लिखा है तो किसी में जो? या गो? । झुद्राओं के 
आधार पर यह प्रकट होता हे कि कुमारणुप्त चार घर्षो' से अधिक काल तक शासन करता _ 
रहा। अतएव यह सबसे अच्छी कल्पना होगी कि वह बुधगप्त के सामंत के रूप में गप्तसाम्राज्य | 
के छोटे भाग पर ४७६ ई० के बाद भी शासन करता रहा। तत्पश्चात्‌ उनका पुत्र विष्णुगप्त 
उत्तराधिकारी हुआ। पिता-पुत्र दोनों बंगाल में शासन करते थे; क्योंकि उसके सिक्कों में 
प्राय: सभी कालीधाटनिधि से मिले हैं। पहले वर्ग का शुद्ध सोने का सिक्का द्वितीय कुमारगुसत 
का है, जब वह गुप्तसाम्राज्य का स्वामी था। दूसरे वर्ग के मिश्नरितघातु के सिक्‍के पिछले 
समय में प्रचलित किये गये थे, जब वह मामूली सामंत शासक हो गया। 


कुछ प्रमाणों से यह भी संभवनीय प्रतीत होता है कि तीसरा कुमारगुप्त छठी 
सदी के मध्य में मगध का राजा था। ग्रु० स० २२४ (४५४३ ३०) के दामोदरपुर ताम्रपत्र 
में (जिसमें राजा का नाम अधूरे ढंग से मिलता है) कुमारगृप्त का नाम पढ़ा जाता है, जिसे 
अन्य विद्वानों ने बुधयुप्त या विष्णुग्रुप्त पढ़ा हैं। यदि ईसवी सन्‌ ५४० से ५५० के बीच तृतीय 
कुमारगुप्त का राज्यकाल मान लिया जाय तो यह मानना असम्भव न होगा कि उसने दूसरे 
वर्ग के सिक्के तैयार कराये | अधिक प्रमाणों से ही इस प्रश्न का इल हो जायगा । 

मगध के पिछले गुप्तवंशी नरेशों में कुमारगुप्त का नाम आता है, जो छठी सदी के 
मध्य में शासन करता था । जिन मुद्राओं की चर्चा हम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी उसका 
नहीं है। इस वंश के अन्य किसी राजा के सोने के सिक्के इन मुद्राओं के सहश ज्ञात 
नहीं हुए हैं। | 
१ आार० स० इ० ए० १९०४-७०, छए० १२४५। 
२ इ० आा० भा० १५, पृ० १४२ या १७, प० १९५०३; सरकार-सेलक्ट इन्लकृपशन ० हे३७ । 


रह गंपकालीन सुंद्राए 


द्वितीय कुमारगुप्त . के सिक्‍के सोने के हैं तथा घनुर्धारी प्रकार के मिले हैं। घनुष 
पकड़ने के ढंग के कारण उसमें विभिन्नता नहीं है। राजा के पैरों के बीच अक्षर की उपस्थिति 
या अभाव से भिन्नता आती है। पहले वर्ग के सिक्के विशुद्ध सोने के हैं तथा पेरों के बीच- 
अलवर का अभाव है । वतु लाकार लेख के कुछ अस्पष्ठ अन्चर मुद्रा पर अंतभू त हो पाये 
हैं । प्रृष्ठभाग पर केवल 'क्रमादित्य” लिखा है, न कि 'श्री कमादित्य!। दूसरा वर्ग मिश्रितघातु का 
हैं तथा पैरों के मध्य अक्षर वर्तमान हैं। व॒तु लाकार मुद्रालेख के कुछ अवशेष मिलते हैं, 
से यह प्रतीत होता है कि वह'महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तः क्रमादित्य” था। प्रष्ठभाग पर 
श्री कमादित्य” (केवल क्रमादित्य नही) लिखा है। पहले उपप्रकार में अक्षर “गः, दूपरे में 
ज? या 'जो' मोजूद हूँ । इन अक्तरों का कुछ आशय होगा; किन्तु उसका अभी तक पता नहीं 
लग सका। सम्भवतः ये स्थानीय राज्यपाल के नाम के आदि अक्ञर हों ।" द्वितीय कुमारणुप्त 
के घनुर्धारी प्रकार के सिक्के प्रथम कुमारगुप्त के दूसरे वर्ग से प्रथल्‌ किया जा सकता है। 
दोनों पर बायें हाथ के नीचे 'कुः लिखा है; किन्तु तोल में विशिष्ट अन्तर है । प्रथम कुमारगुप् 
के सिक्के तौल में १२४ भ्र न हैं; जहाँ कि द्वितीय कुमारयुप्त का बीस ग्रेन अधिक भारी हैं। 
पहले पर प्रष्ठभाग का विरुद महेन्द्र” है; किन्तु दूसरे पर "क्रमादित्यः लिखा है। स्मिथ का 
मत है कि विशुद्ध सोने का सिक्का प्रथम कुमारम॒प्त ने तैयार करवाया था। * परन्तु कऋमादित्य! 
की उपाधि उस सिद्धान्त का विरोधी हैँ। प्रथम कुमारणगुप्त का विरुद सदा महेन्ध” या 
महेन्द्रादित्य' रहा; 'कमादित्य” कभी नहीं । 
इस ग्रथ में प्रदर्शित राजा के सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित हैं । 
पहला वर्गरे 
( विशुद्ध सोना, पेरों के बीच अज्षर का अभाव ) 
(१) सोना, .< १४७३ ग्र न, ब्रि० म्यू० के०, फ० २२, १४ 

पुरोभाग--राजा प्रभामंडलयुक्त, सिर अनाइतं, बाल कुरल (घुधराले) ; बायें खड़ा, बायें हाथ में 
धनुष ओर दाहिने में बाण, बाँह के पीछे गरुड़ध्वज, बायें हाथ के नीचे 'कु', ऊपर 
अद्ध चन्द्र, किनारे पर लेख सीमा से बाहर, अंतिम प्त! अक्षर के अवशेष 

दिखलाई पड़ते हैं, पेरों के बीच अक्षर का अमाव । द 


. प्रष्ठभाग -कमलासन पर बैठी लद्धमी, सामने देखती हुई, बाय हाथ में कमल, दाहिने में 
द पाश, बाई ओर चिह्न, लेख क्रमादित्य! ( फ० १५, ३ ) । 


. $, यह सुझाव रखा जा सकता है कि 'गो” से गोपराज का आधश्यक्षर है जो ७१० ई० 
: हुँण युद्ध में मारा भया था। उसका स्वामी भाजुगृंपत था, इसलिए यह विशेष संभवनीय 
नहीं हैं कि गोपराज द्वितीय कुमार गुप्त का समकालीन व्यक्ति हो चू कि द्वितीय 
कुमारगुप्त ४८४०-४९० ईं० तक राज्य करता रहा। ह | 
.. २ ज० रा० ए० सो० १८८९, पृ० ९७ | की 
३, ब्रि० स्यू० क० फ० २२, ६३ १४. 


ग्यारहवों अध्याय द १६९. 
दूसरा वग 
पहला उपप्रकार 
(पैरों के बीच “गो” अक्षर) 
(२) सोना, .७५", १४८.२ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २३, २ 
पुरोभाग-पहले वर्ग के ससान, पेरों के बीच गो? अत्तर, लेख, भहाराजधिराज भरी कुः के 
कुछ अस्पष्ट अवशेष । 
प्रष्ठभाग -- पूर्ववत्‌, लेख “श्री विक्रमादित्य: क्रमादित्य नहीं, बाई' ओर चिह्न (फ० १५,४ ) । 
(३) सोना, ७५”, १४८.१ ग्रेन, ब्रि० म्यू० क०, फ० २९, १५ 


पुरोभाग-पूर्ववत्‌, वतु लाकार झुद्रालेख अविय्मान, धनुष के सिरे पर चक्रनुमा वस्तु | 
प्रछ्ठणभाग-पूर्ववत्‌ ( फ० १४, ५ )। 


दूसरा उपप्रकार 
(पैरों के बीच “ज? या जो? अज्नर) 

(४) सोना, .«”, १४८ ७ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २९, ५ द 
पुरोभाग--पहले उपप्रकार की तरह, पेरों के बीच जो”, वतु लाकार लेख का अभाव । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, बाई' ओर चिह्न, लेख श्री क्रमादित्य! ( फ० १४५, ६ )। 

(५) सोना, .«८", १४७.५ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फू २३, ४... 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, वतु'लाकार लेख 'राजाबिराज, पैरों के बीच “जो! । 
पृष्ठभाग--पूव व॒त्‌, चिह्न अस्पष्ट, लेख श्री क्रमदत्य' ( फ० १५, ७ )। 


(ई) बुधगुप्त की स्वण॒म॒द्राएँ 


इसमें सन्देह नहीं कि बुधगुप्त (६० स० ४७६-४६५) के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य 

की प्रतिष्ठा पुनः वापस आ गई। यद्यपि इस का लम्बा शासनकाल था, तथापि इसके सोने तथा 
चाँदी के सिक्के कम मिलते हैं । पहले राजा के चाँदी के ही सिक्के प्राप्त थे । इस कारण यह 
समम्ता जाता था कि इसने सोने के सिक्क्रे नहीं निकाले । लेखक ने एक समंय यह सुझाव रखा 
था कि प्रकाशादित्य के सिक्के बुधगुप्त के हैं | क्योंकि यह सम्भव नहीं कि एक सम्राट, जिसने... 
 चाँदी का सिक्का तेयार कराया था, सोने के सिक्के प्रचलित करने से विमुख रहेगा। सरस्वती 
महोदय का कथन था कि ब्रिठिश म्यूजियम के सूत्रीपत्र फल्लक २१, २३ पर प्रदर्शित सोने 
का सिक्का बुधगुप्त का ही हे", क्‍योंकि बाँह के नीचे का लेख बुध? हं, पुर! नहीं। इस सिक्के 


१ इंडियन कलचर भा० १, ४० १५२ | 


जे गृप्तकाल्ीन मुद्राएँ 


का लेख अस्पष्ट है, इसलिए विवादगस्त शब्द के पाठ के सम्बन्ध में कोई निश्चित विचार 
नहीं रखा जा सक्ता। यदि ऊपर की समतलरेखा उस अज्लर का भाग समभी जायगी 
तो वह बु? पढ़ी जायगी अथवा यदि उसे शिरोमात्रा मानेंगे तो वह पु? मालूम पड़ता हैं । 
यदि हम मानेंगे कि टप्पा मारते _्मय साँचा हिल गया हो तो नीचे का अक्षर “रलिया जायगा, 
नहीं तो वह गन्दे आकार का 'घः हैं । 


सन्‌ १६४८ ३० में दो नये सिक्कों की प्राप्ति से यह स्पष्ड हो गया कि यह लेख “बुध! 
है, पुर? नहीं । ये दोनों सिक्‍के काशीविश्वविद्यालय के संग्रह में सुरक्षित हैं। पहले में साफ 
बुध” लिखा हुआ हैं। अतएवं सरस्वती का कथन यथार्थ हो जाता है कि बायें हाथ के नीचे 
राजा का नाम बुध” पढ़ना चाहिए, पुर नहीं । 


बुधगुप्त के सभी सिक्को' पर श्री विक्रम” का विरुद पाया जाता हैं। धनुर्घारी 
प्रकार के कुछ ऐसे सिक्‍के हैं, जिनके प्रृष्ठभाग पर यही विरुद खुदा हैं; किन्तु पुरोसाग में 
निर्माणकर्त्ता राजा का नाम नहीं मिलता। वे भी बुधगुप्त के सिक्के माने जा सकते हैं। 
आकार, प्रकार तथा तौल में वे एक-से हैं। अतः यह सम्भव है कि बुधगुप्त ने इन सिक्कों को 
भी तैयार किया था । प्रथम कुमारगुप्त के धनुर्धारी सिक्कों में यह अवस्था पाई जाती है, 
जिसमें राजा का नाम कुमार अथवा अज्ञर कु? भी पुरोभाग पर नहीं मिलता, केवल उस 
का विह्द॒पृष्ठभाग में पाया जाता है। व्याप्रनिहन्ता प्रकार के एक उपप्रकार में कु 
विद्यमान है ओर दूसरे में अविद्यमान; किंतु यह भी अशक्य नहीं है कि ये बुधगुप्त नामरहित 
ओर प्ृष्ठभाग पर “विक्रम! विरुद्सहित सिक्को किसी दूसरे अज्ञात गुप्त नरेश के हैं, जो 
पाँचवी सदी में राज्य करता रहा हो । इन्हीं सिक्को' का सम्बन्ध एक समय द्वितीय चन्द्रगुप्त से 
स्थिर किया गया था; क्योंकि प्रृष्ठभाग पर उल्लिखित विक्रम” की उपाधि उस राजा की 
विरुद थी । लेकिन इन सिक्कों के १४२ ग्रन का मारी तौल उस मत के विरुद्ध जाता हैं। 
इन सभी कारणों से यह कल्पना करना सर्वोत्तम होगा कि भारी तौल के धनुर्धारी प्रकार 
के सिक्के, जिनके प्रृष्ठभाग पर विक्रम” का विरुद है, बुधगुप्त के चलाये हुए हैं। उसकी 


45 (७ 


यह उपाधि निश्चित रूप से ज्ञात है। 


बुधगुप्त ने केवल धनुर्धारी प्रकार के ही सिक्‍क्रे निकाले, जिनमें विभिननता का अभाव 
हैं। राजा बायें देख रहा है। धनुष का सिरा पकड़े हुए हैं। पहले व में राजा के बार्थे 
हाथ के नीचे बुध” लिखा हैं; किन्तु दूसरे वर्ग में यह अनुपस्थित है। पुरोभाग में कोई 
लेख है; किन्तु उसका पढ़ना सम्भव न हो सका है | यह अधूरा तथा अस्पष्ट हूँ। प्रारम्भिक 


अक्षर परह” प्रकट होता है; जो “'परहितकारी? लेख का आरम्म हो। फलक पर परदर्शित 
सिक्कों का वर्णन निम्नलिखित है। 


स्यारहयाँ अध्याय १8३ 


(5 
पहला वग 
(पुरोभाग में बुध? नाम सहित) 
(१) सोना, .<", १४४-५ ग्रे न, काशीविश्वविद्ात्य-संग्रह 
पुरोभाग--राजा प्रभामणडलयुक्त, बायें खड़ा, धोती तथा आभूषण पहने, बायें हाथ में 
धनुष, प्रत्यंचा बाहर, दाहिने हाथ में बाण, दाहिने हाथ के पीछे गरुइघध्वज, बायें 
हाथ के नीचे बुध! लम्बबत्‌, कुछ अस्पष्टउ; वतुलाकार लेख एक बजे 
आरम्भ, ई पर ७+१%क ७%क१७ 
प्रष्ठभाग--लक्षमी प्रभामणडलयुक्क, कमल पर बेठी हुई, बायें हाथ में कमल तथा दाहिने में 
पाश, बायें चिह्न, लेख दाहिने अस्पष्ठ श्री विक्रम! ( फ०१४, ८ )। 
(२) सोना, ८”, तौल अज्ञात, भारतकलाभवन, बनारस 
पुरोभाग--पूवरवत्‌, बाँह के नीचे बुध” स्पष्ट, वतु लाकार लेख अविद्यमान । 
पृष्ठभाग--पूर्ववत्‌, कमलासन सीमा से बाहर, लेख अस्पष्ट (फ० १४, ६ )। 
(३ ) सोना, .६५.', तोल अज्ञात, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २१, २३ 
पुरोभाग--राजा प्रमामंडलयुक्त, बायें खड़ा, बायें हाथ से धनुष का सिरा पकड़ा हुआ । 
दाहिने में बाण, राजा के सामने गरुडध्वज, बायें हाथ के नीचे बुध), अंतिम 
अक्षर अस्पष्ट, ठ5प्पा मारते समय साँचा हिल गया होगा। 
पृष्ठभाग--लक्ष्मी कमल पर बेठी, सामने देखती हुई, दाहिने हाथ में पाश, बारयें में कमल, 
चिह्न अधूरा, लेख श्री विक्रमःः अस्पष्ट ( फ० १४५, १० )। 


दूसरा वग 
(पुरोभाग में. नाम अनुत्कीर्) द 
(४) सोना, .६”, १४२. ७ ग्रेन, ब्रि० म्यू० के०, फ० ३२१, २४ 


पुरोभाग--पूर्वचत्‌, वतु लाकार लेख 'पर'''?; बायें हाथ के नीचे कोई लेख नहीं । 
पृष्ठभाग--पूर्वबत्‌, लेख स्पष्ट 'श्री विक्रम” (फ० १५, ११)। 


(3) बुधगुप्त को रजतपुद्राएँ 


बुधगुप्त से पूर्व पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त तथा द्वितीय कुमारयुप्त के समय जो चाँदी के 

सिक्के रुके हुए थे, वे इसके समय में निकलने लगे। किंतु बुधयुप्त ने मध्यदेश प्रकार के 

ही सिक्क तैयार किंये। उसके पश्चिमी प्रकार के सिक्के अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं। 

सम्भवतः पश्चिमी प्रान्तों पर गुप्त अधिकार समाप्त हो गया था। यह सत्य है कि जब 

पाँचवी' सदी में बलभी राजा द्रोणासिंद सिंहासनारूढ़ हुआ था तब उसी प्रसंग में यह वन 
१४. 


१६४ ...गुप्तकाज्नीन मुद्ाए 


किया गया है कि वह समस्त प्रथिवी के स्वासी द्वारा अभिषिक्त किय| गया था, जो स्वयं उसी कार्ये 
के निमित्त आया था | सम्मव॒तः जिस प्रथिवी के रवामी या सम्राट का उल्लेख यह हुआ है, वह 
बुधगुप्त होगा । उस समय बुधगुप्त के लिए निमंत्रण का कारण गुप्त सम्रार्टों की प्रतिष्ठा थी, 
जिसे पश्चिमी भारत के उस ज्षेत्र में वे उपभोग करते रहे । किंतु उस समय माप्तोंका 
अधिराज्य मालवा, गुजरात, कठियावाड आदि पश्चिमी प्रांतों पर था, यह निश्चय पूर्बक 
कहना कठिन है। स्कंदगुप्त के पश्चिमी भारत ढंग के चाँदी सिक्कों का अभाव शअर्थपूर्ण मालूम 
होता हैं। यदि उसका राज्य पश्चिम हिन्दुस्तान पर होता तो पश्चिमी प्रकार के सिक्के 
भी अवश्य निकलते । ही 

बुधगुप्त का मध्यदेश प्रकार प्रथम कुमारणगुंप्त या स्कन्दगुप्त के मध्यदेश प्रकार के चाँदीं 
सिक्कों के समान है। चेहरे का रूप एक-सा है। सामने अंक में तिथि उल्लिखित है। 
मूनानी अक्षरों का अवशेष नहीं है। प्ृष्ठभाग पर पंख फैलाये मोर का चिहन- 
मिलता हैं। लेख--'विजितावनिरवनिपतिः श्री बुधग॒प्तों दिर्व जयति” उत्कीर्ण हैं। औसत 
आकार .५५” तथा तौल ३३ ग्रेन हैं। एक सिंक्ा ३६.५ ग्रेन है। अभी तक बुधगप्त के 
केवल छः सिक्क मिले हैं। सन्‌ १८३५ ४० में कर्निंघम को काशी में पाँच सिक्क मिले 
थे और छठा उसे बाद में 'सारनाथः से प्राप्त हुआ। बनारस में प्राप्त सिक्कों की तिथि १७४ हैं। 
छठे पर १८० पढ़ा गया है; किन्तु 4० का चिह्न संदेहात्मक हैं।' 


फलक पर प्रदर्शित सिक्‍के 


हि (१) चाँदी, .४५”, ३८.३ ग्रेन, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २४, १३ 
पुरोभाग--दाहिने राजा का अद्भ चित्र, तिथि सामने,अंक चिह्न लम्बबत्‌, १००, ७०, ४. 
. प्रष्ठभाग--पंख असारित मोर, बाई' ओर गर्दन, वतु लाकार सुद्रा-लेख अस्पष्ट, बारह बजे 
द .. विजिंतवनरवनपतः श्र बुधगुप्तो! 'दिवं! जयत! “बुधगप्ठर स्पष्ट, सात बजे 
. (फ० १८) २६ )। रा 
(२) चाँदी, .५५  , ३३.६ गन, वही, फ०२४, १४ 
पुरोभाग--पूर्ववत्‌, तिथि सीमा से बाहर । द 
पृष्ठभाग--पूर्वेबत्‌, लेख अस्पष्ट, दाहिने कुछ साफ 'घजतब॒नरवनपत श्र बुधगुप्तो दिव जयतिः 
(फ० १८, २७) । 
(३) चाँदी प्‌ तो अज्ञात, क० आ० स० रि० भा० & फ० ५, ९ | 
: पुरोभाग-पूर्वबत, तिथि साफ, १००, ७०, ५ । 
 पृष्ठभाग--पूवेवत्‌ (फ० १८, २७ ) । 


- ३ ह० आ० भा? १८, प० २२७ 


शारहवाँ अध्याय | १६५. 


(४) चाँदी, ५५, र३३-८ ग्र॑ न! ब्रि० म्यू० के० गु० डा० फ० २४, १५, 
पुरोभाग -राजा का रूप कुछ अंशों में क्षत्रप सिक्कों के सहश। 
पृष्ठभाग--लेख-- पत-श्री बुद्धगुप्तो दव ज (यति» ( फ० १८, २६ )। 


 (ऊ) विष्णुगुप्त को स्वण॒म॒द्राएँ 


: द्वितीय छुमारणुप्त के पुत्र विष्णुगुप्त * ने धनुर्धारी प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किये 
थे। लगभग ई० सन्‌ ४६६ में बुधगुप्त की झुत्यु के पश्चात्‌ वह गद्दी पर आया होगा अथवा 
अपने पिता की झूत्यु के बाद लगभग ई० सन्‌ ४६० में । अधिकतर कालीघाट निधि से उसके 
सिक्के मिले हैं; किन्तु कटक जिले में एक स्थानीय नरेश प्रसन्न * के ४७ सिक्को' के साथ 
विष्णुगप्त का भी एक सिक्का मिला है । फ़िक्कों के प्राप्तिस्थान से पता चलता है कि उसका 
राज्य दक्षिण-पुव बंगाल में ही सीमित था | 


बेष्णुगुप्त के सिक्के तौल में १४७ से १५१ ग्रेन तक हैं; किन्तु उनका आकार छोटा 

है, जो .८.७५." से .४" तक पाया जाता है। राजा के पैरों के बीच ' अच्चर खुदा है। 

वह प्रकाशादित्य के सिक्के पर मिलता हूँ । राजा के बायें हाथ के नीचे “विष्णु” लिखा दे; 

तु पुरोभाग पर कोई वतु ल्ाकार मुद्रा-लेख नहीं। प्रष्ठभाग में राजा की. विरुद श्री 
द्रादित्य' है । फलक पर प्रदर्शित सिक्को' का वर्णन इस प्रकार है-- 


धनुर्धारी प्रकार 
(१) सोना, .८,” १४६ ग्रे न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २३, ६ 


: पुरोभाग--राजा बायें खड़ा, प्रभामंडलयुक्क, घनुष-वाण पकड़े हुए, बायें गरुडध्वज, राजा के 

द बायें हाथ के नीचे अद्ध चन्द्र, उसके नीचे लंबबत्‌ लेख “विष्णु”, वतु लाकार मसुद्रा- 
लेख अविद्यमान । द 

पुष्ठभाग--कमलासन पर देवी बेठी, सामने देखती हुई, दाहिने हाथ में पाश तथा बार्ये 
में कमल, चिह्न बायें, लेख “श्री चद्धादित्य” (फू० १५; १२) 


(ऋ) वेन्यगुप्त की स्वणुमुद्राएं 


गुणौधर ताम्रपत्र से पहले पहल वेन्यगुप्त नामघारी ग॒प्तनरेश का पता लगा, जो दक्षिणी 
बंगाल में इंसवी सन्‌ ५०७ के समीप राज्य करता था। नालंदा में इस राजा की एक मुहर 
मिली है। अतः यह स्पष्ठ हैं कि दक्षिण बंगाल में बुधगप्त का उत्तराधिकारी वेन्यगुप्त था। 
पूर्वी मालवा में भानुगुप्त नामक दूसरे गुप्तनसेश के राज्य का पता सन्‌ ५१० ई० में चलता है। 
१. ज० स्यू० सो० इ० भा० ह,प० १०३; 
२ आ० स० इ० ए्‌० रि० ए० २३० ; ९२३ । 
३ ईं० हि० क्वा० १९३० पु० ४५ । 





पथ . गुप्तकाकीन मुत्राए 


वह वैन्यगुप्त का समकालीन हो या उसका उत्तराधिकारी । भानुगुप्त का कोई भी सिक्‍का नहीं 
मिलता है। वैन्यगुप्त के सिक्के हमारे संग्रहालयों में सुरक्षित थे; परन्तु श्रमवश सभी विद्वान 
उसे तृतीय चन्धगुप्त के सिक्के मानते थे । रैंपसन ने इन सिक्‍कों की बाई'बाँह के नीचे“चन्द्र? पढ़ा 
था ; किंतु वह इस पाठ के बारे में निश्चित नहीं था। उसने यह भी माना था कि जिस 
पहले अक्षर को वह 'च! मानता था, वह अज्ञर “व” के समान भी दीखता था, ओर दूसरा 
अत्तर नद्र त्य” के समान!, जो “नया मुश्किल से प्रथकर्‌ किया जा सकता है। किंतु 
श्री अं लन का यह दावा था कि ब्रिटिश संग्रहालय-सूची फलक २३,७ ओर < पर सिक्के का 
लेख “चन्द्र” पढ़ना ही अ्रधिक उपयुक्ष है। इसलिए उन्होंने इन सिक्के को राजा तृतीय चन््रगुप्त 
का माना, यद्यपि उसके अस्तित्व के लिए* कोई भी अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं था। 


जब गुणौधर ताम्नपत्र से गुप्तराजा बैन्यगुप्त का अस्तित्व सिद्ध हुआ तब डा० डी० सी० 
गांगुली ने यह बतलाया कि इन तिक्‍कों का निर्माता बेन्यगुप्त ही है' । जब वेन्यगुप्त 
के नाम का पता लग गया, तब बाँई$' बाँह के नीचे के लेख का पढ़ना सरल हो गया। 
जिसको पहले हमलोग अद्ध चन्र समझते थे, वह 'ऐ?! की मात्रा सिद्ध हुई और “चर! 
स्पष्ट रूप से 'ब! सिद्ध हुआ । नीचे के अक्तर के नन्‍यः होने के विंष्य में कोई कठिनाई 
नहीं थी। अतः अब सब विद्वान मानते हैं कि ये सिक्‍के वन्यगुप्त के. निकाले हुए थे, न कि 
किसी तृतीय चन्द्रगप्त के । 


वन्यगुप्त ने, जिसका विरुद द्वादशादित्य” था, सोने के सिक्के निकाले थे । वे केवल 
धनुर्धारी प्रकार के हैं। राजा के पेरों के बीच 'भ' लिखा है । भानुगुप्त इस राजा का समकात्ीन 
. शासक था । यह असंभव नहीं है कि वह वेन्यगप्त का मालवा का राज्यपाल था और इसी 
कारण वन्यगुप्त ने उसके नाम के आदि अज्षर को पिक्के पर खुदवाने की श्राज्ञा दे रखी 
थी। अन्य सिक्कों की प्राप्ति तथा अधिक अनुसंधान से ये बातें स्पष्ट होंगी। 


वेन्‍्यग॒ुप्त का सिक्‍का निम्नलिखित रूप से चर्शित किया जाता है--- 


(१) सोना, .८“, १४४.७ ग्र न, ब्रि० म्यू० कें०, फ० २३, 

पुरोभाग--राजा धोती, हार, भुजबंध तथा कमरबंध पहने बायें खड़ा है, केश-गुच्छ. कंधे 
पर लटक रहे हैं, बायें हाथ में घनुष, दाहिने में बाण, सामने गरुडध्वज, 
वतु लाकार मुद्रालेख अस्पष्ट । 


पृष्ठभाग--कमल पर बेठी देवी, सामने, सिर पर प्रचुर केश, बाँये हाथ में लम्बी-सी नालयुक्त 
कमल, दाहिने में पाश, चिह्न अंशतः दृश्य । 
हि स्यू० क्रा० १८९५१, ए० ५७ । 


२. श्रि० म्यू० क० फ० हे ओर ४। 
. ईं? दि० क्वा० १९३४, पृ० १९५ | 


ग्यारदवाँ भ्रध्यांय द १६७ 
(ऋ) प्रकाशादित्य की स्वर्णमुद्राएँ 


ध्यबतक हमने उन गुप्टनरेशों के विषय में लिखा है जो सुद्रा के अतिरिक्त अन्य साधनों 
से भी ज्ञात हैं; किन्तु कुछ ऐसे भी राजा हैं जिनका नाम केवल उनके सिक्कों से ही ज्ञात होता है। 
वे पाँचवीं शताब्दी के उत्तराद्ध या छठी सदी के पूर्वाद्ध में शासन करते थे। द 

इन शासकों में प्रकाशादित्य का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है । उसने सोने के सिक्के 
चलाये थे। उसका प्रकार मोलिक तथा आकर्षक है । पुरोभाग पर अश्वारोही राजा सिंह का 
शिकार कर रहा हैं। अतः इसे आश्वारोही-सिंह-निहन्ता प्रकार कह सकते हैं । इससे प्रथम 
कुमारग॒प्त के गैंडा मारनेवाले प्रकार की याद आती है, जहाँ राजा घोड़े की पीठ से उस जानवर को 
मार रहा है । इन मुद्राओं में पुरोभाग पर गरुडध्वज का स्थान दाहिनी ओर हैं, न कि 
बाई' ओर, जैसा प्रायः होता था । गरुडध्वज घोड़े के सिर पर दिखलाई देता है, कभी राजा 
सिंह के ऊपर कुका हुआ है ओर कभी सीधा है । किसी में तलवार सिंह के मुख में घुसी 
प्रकट होती है [ फलक १४, १४ ]। इस प्रकार के सभी सिक्के सुघर्ण तौल अर्थात्‌ <० 
रत्ती के हैं । त्रिठिश संग्रहालय का सूचीपत्र न० ५५६ वाला केवल एक सिक्का तौल में १३६ 


ग्रेन है। शायद यह घिसा हुआ है। प्रकाशादित्य का सिक्का विशुद्ध सोने का है, मिश्रित 
धातु का नहीं । ही 


वर्तमान परिस्थिति में यह प्रकाशादित्य कोन था, यह निश्चय पूवंक कहना कठिन है। 
पूर्वभारत में उसके सिक्के नहीं मिले हैं; किन्तु उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जैसे भरसार, 
कन्नोज, हरदोई, शाहजहाँपुर तथा रामपुर आदि स्थानों में वे पाये गये हैं । इससे पता चलता 
है कि वह कोई पिछले शासकों में न था, जिनका राज्य पूर्वी भारत में सीमित रहा । भरसार 
निधि में स्कन्दगुप्त तथा प्रकाशादित्य आखिर के राजा हैं, जो बतलाता है कि उसने स्कन्द- 
गुप्त के बाद शासन किया हो; यद्यपि. वह उसका उत्तराधिकारी न रहा हो । उसके 
सिक्‍के में चिशेष मौलिकता, गरुडध्वज का स्थान, प्रृष्ठभाग पर विचित्र चिह्ल, धाठु की 
शुद्धता आदि बतलाते हैं कि प्रकाशादित्य का स्थान नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, बुधगुप्त तथा विष्णुग॒ुप्त 
से पहले स्थिर करना होगा । कारण यह हे कि इन राजाओं के समय में गुप्त सुत्रार्टो 
के सिक्के केवल धनुर्धारी प्रकार में सीमित हो गये थे तथा अधिक मिश्रित घातु के बनने 
लगे थे । पुरोसाग के चिहसमूह का मुख्य विषय धोड़े के प्रष्ठ से सिंह का शिकार करना, 
प्रथम कुमारगुप्त के गैंडा मारनेवाले प्रकार को याद दिलाता है । अतएवं यद्ट सम्भव है कि 
दोनों राजा आसपास समय में राज्य करते हों प्रकाशादित्य के सिक्के के प्रृष्ठभाग पर देवी 
के पैर इस तरह से मुड़े हैं कि वे समतलस तकिया के समान दीखते हैं । यही शैली स्कंदगुप्त 
के कुछ िंक्कों पर (फ० १७, १० ) तथा नरतिंहगुप्त की मुद्रा पर भी दिखाई गई है 
( फ० १५, २)। इन कारणों से यह प्रकट होता है कि प्रकाशादित्य इन राजाशं से पूर्व 
काल में नहीं हटाया जा सकता 


4 ब्रि० म्यू० के ० फ० २०, १-२ ० २२, १०-१२। 


१६८ गुंपकांलीन मुद्राएँ 


उपयुक्त सभी प्रमाणों से यह संकेत मिलता हैं कि प्रकाशादित्य का 
समीकररा पुरगुप्त से हो सकता है, जो स्कन्द्गुप्त का भाई था और सन्‌ ४६७ ईसबी से 
४६८ ६० तक शासन करता रहा। वह अपने पिता प्रथम कुमारग॒प्त के पर्याप्त समीप काल 
में था, इसलिए उसके सिक्कों में खज्डनिहन्ता प्रकार का अनुकरण अस्वाभाषिक न था । देवी के 
 मुड़े पैर की शैली स्कन्दगुप्त की सुद्रा के समान है ओर वही शैली पुरणुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त ने 
जारी रखी । पाँचवीं सदी के उत्तराद्व में कोई ऐसा गुप्त शासक नहीं हुआ, जिसने सोने के सिक्के 
नहीं चलाये । इस कारण प्रकाशादित्य की स्वर्सा-मुद्रा भीतरी ग्राम में प्राप्त मुहर में उल्लिखित 
पुरणुप्त की है, ऐसा मानना अचुचित न होगा | पुरणुप्त अविभाजित साम्राज्य पर शासन कर रहा 
था; अतएवं काशी से रामपुर तक उसके सिक्के प्राप्त हुए हें। पुरगुप्त की शासन-अवधि थोड़ी 
-थी और प्रकाशादित्य के सिक्‍के भी अधिक नहीं मिलते हैं । 

पुरयुप्त ही प्रकाशादित्य था, * यह एक केवल सम्भावित मत है, जिसे नये प्रमाणों के 
आधार पर स्वीकार या त्याग किया जा सकता है । 


द इतने विचार-विनिमय के बाद उसके सिक्कों का सामान्य वर्णन आधश्यक नहीं है। 
उसके दो फल्कस्थित सिक्कों का विवरण निम्नलिखित है-- 


अश्वारोही-सिंहनिहन्ता प्रकार - 


(१) सोना, .८“, १४५.८ ग्रेन, कलकत्ता-संग्रहालय । 


पुरोभाग--राजा दाहिने घोड़े पर सवार, टोपी पहने, कूदते हुए सिंह को तलवार से मारने के 
... लिए नीचे झुका हुआ, सिंह आधा प्रदर्शित, धनुष राजा की पीठ के पीछे 
. प्रत्य॑चा दाहिने कंघे पर, गरुंडध्वज दाहिनी ओर घोड़े के सिर से ऊपरी भाग में, 
इस सिक्के पर अदृश्य, वतु लाकार लेख 'विजित्य बसुधां दिव जयति” (प्रथिष्री को 
जीतकर, स्वर्ग जीतता हैं ) घोड़े के नीचे रु? 


पृष्ठभाग--लक्ष्मी, प्रभा-मंडलयुक्क, कमल पर बेठी सामने देखती हुई, दाहिने हाथ में पाश 
द बायें घुटने पर स्थित बाय्यें हाथ में कमल, घुटने बाई ओर, विशिष्ट चिह्न, जो किसी 


१. ब्रिटिश संग्रहालय की सूची में पृ० १३५ पर अं लगन ने इस समीकरण का सुझाव दिया है 
किन्तु पृष्ठ १०३ में इस प्रश्न को थोंही छोड़ दिया है; क्योंकि पष्ठभाग पर “विक्रम 
विरुदवाले भारी तौल के घनुर्धारी प्रकार के सिक्के श्री अलन ने पुरगुप्त के माने हैं। 

२. “रु अक्षर के आधाक्षपर सिक्के की तिथि पीछे जा सकती है; क्योंकि यह श्रक्षर विष्णु 

._ गुप्त के सिक्‍के पर मिंलता है, जिसने ४९० के समीप राज्म किया। किंतु यह भी सम्भव 

है कि प्रकाशादित्य ( पुरगप्त ) ने प्रथम इस अक्षर का समावेश किया, जिसका पीछे से... 
 विध्ण गप्त ने अनचुकरण किया हो । जबतक पुरोभाग के इन श्रच्तरों का श्रथ समक में नहीं 

आता, तबतक हम अपना निर्णाय नहीं दे सकते । ह | 


पसयारहवों अध्याय १६६ 


भी अन्य राजा के सिक्के पर अविद्यमान है, लेख “श्री प्रकाशादित्य: (फ० १५,१४७) । 
(२) सोना, .७५”, १४६. प्र न, ब्रि० म्यू> कें०, फ० २ 


पुरोभाग--पुर्ववत्‌, सिंह की पूछ ऊपर उठी, राजा झुका नहीं, घोड़े के नीचे अक्षर अस्पष्ट ' 
लेख पूर्ववत्‌,दाहिनी ओर गरुडध्वज साफ दीख पड़ता हैं। 
पृष्ठभाग--पूर्वंवत्‌ , चिह्न पूरा, लेख “्रीप्रकाशादित्ः ( फ० १५, १५ )। 
गुप्तवंश की झुद्रा-सूची में श्री अलन ने जय ( गुप्त ) हरि ( गुप्त ), वीरसेन, नरेन्द्रा- 
द्त्य तथा शशांक के सिक्कों को भी सम्मिलित किया हैं। इनमें कोई गुप्तवंश से सम्ब- 
न्घित नहीं था । अतएवं इस स्थान पर उनके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । 
इनके सिक्कों का विवेचन इस ग्रथावली का अगले भाग में किया जायगा 


१. बि० स्यू० के० फ० २२, १६; ज० एु० सो० बाँ० १८५२ फ० १३,९ : ज० रा० एु० सो० १८<९, 
फ० है, १०; इह० स्यू० क० फ० १६, १० ॥ 


4 ग्ध्या 
बारहवा य्‌ 
गुप्तमुद्राओं से सम्यक परिचय होने से पहले उनके चिह्न, घातु तथा तोल, लिपि ओर 


निधि सम्बन्धी बातों का विवेचन समुचित रूप से सम्भव नथा ओर न बोधगम्य भी हो 
पाता । अतएवं उन विषयों का वर्णन यहाँ, इस अन्तिम अध्याय में अभी, हम करेंगे। 


चिह्न ( 8977000]! ) 

गुप्त मुद्राओं * के प्रृष्ठभाग पर बायें ओर ऊपरी भाग में प्रायः रेखा के नीचे वतु ल, 
चतुष्कोर इत्यादि विभिन्न आकार की जो आक्वतियाँ मिलती हैं, उन्हें हम “ चिह्न ” शब्द से 
संबोधित करेंगे । इनके ऊपर प्रायः रेखाएं या बिन्दु भी पाये जाते हैं । स्मिथ ऐसे विद्वान ने 
उस आकृति को एक मिश्रित अक्षर ( 7707027977 ) माना है, जो कई अचक्तरों के मेल से 
बनाया गया है। इस निश्चिय का कारण यह है कि इस प्रकार की जितनी आकहृतियाँ भारतीय- 
. यूनानी ( [700-27'667 ) तथा भारतीय-शक ( [700-56ए00707 ) सिक्कों पर मिलती 
हैं, वे स्पष्टतया यूनानी या खरोष्ठी अन्नरों के मिश्रित रूप हैं । किंतु गुप्त सिक्कों के चिह्लों को 
अक्तरों का मिश्रित स्वहप बतलाना असम्भव हैं। अतः उन आक्ृतियों को चिह्न शब्द 
से ही व्यक्त किया जायगा 

इन चिह्नों का चित्रपट हमने फ० २७ पर दिया हैं। उसमें प्रत्येक चिह् का अलग- 
अलग नंबर दिया है। इस प्रकरण में उन नंबरों से अलग-अलग चिह्न सूचित किये गये हैं । 
चिह् न॑ ४१ का अर्थ यह होगा फ० २७ पर का ४१ नंबर द्वारा निर्दिष्ट चिह्न। पाठक को 
निर्दिष्ट चिह्न का प्रत्यक्ष स्वरूप जानने के लिए फ० २७ देखना पड़ेगा । 

आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है कि ये चिह्न स्वरण-मुद्राओं पर ही अंकित 
किये गये हैं ; चाँदी तथा ताम्बे की मुद्राओं पर कभी दिखलाई नहीं पड़ते। साधारणतया 
एक मुद्रा पर एक चिह्न रहता हैं; किंतु प्रथम चन्द्रगुप्त तथा समुद्रग्प्त की दस प्रतिशत मुद्राओं 
पर द्वितीय चिह्न भी दृष्ठिगोचर होता है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के धनुर्घारी प्रकार के कुछ 
विरल उपप्रकारों पर यह प्रथा जारी रही; परन्तु बाद में वह लुप्त हो गई । चिह्न का स्थान 
अक्सर पृष्ठभाग के ऊपरी बायें कोने में रहता हैं । जब दूसरा उपस्थित होता है, तब 
उसे ऊपर के दाहिने कोने में अक्वित पाते हैं। यदि देवी के हाथ में स्थित वस्तु चिह्न के 
स्थान को ढेँक लेती है, तो उसे मुद्रा के मध्य में स्थानान्तरित कर देते थे। ऐसा काच मुद्रा 
( फ? 8,१-४ ) में तथा, प्रथम कुमारगुप्त के “अप्रतिक्ठ! प्रकार में ( फ० १४०,१-३ ) पाते हैं । 
: प्रथम कुमारगुप्त के खब्ननिहन्ता प्रकार में चिह् को ( फ> १३,३२-५ ) ऊपरी दाहिने कोने में 

१ स्मिथ सहोदय के कथनानुसार बोदुलियन संग्रह की मुद्रा नं० ६८८, जो समुद्रगघ का दणढ- 

धारी प्रकार माना गया है, के एथ्ठभाग पर चिह्न 8३ तथा पुरोभाग पर चिह्न १७ श्र कित है 
[ ज० रॉ० ए० सो० १८८५९ प्ृ० ३० ]। यह अकेला ही गप्त सिक्का है जिसके पुरोभाग पर 
चिह्न वर्तमान है ओर जो खोदुनेवाक्नों की गकती के कारण आ गया द्ोगा। 


|! 


बारहवाँ अध्याय २०१ 


स्थानान्तरित करने का कार्य आकस्मिक प्रतीत होता है । कई स्थानों में तो चिहू को 
बिलकुल दिखलाया नहीं गया है; क्‍योंकि उचित स्थान पर उसे अंकित करना सम्भव नहीं 
था । उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त के अश्वमेव ओर  व्याप्रनिहन्ता प्रकारों में (फ० ३,६-८, 
१३-१७ ) सूची का तथा चदन्द्रध्वज का ऊपरी भाग चिह्न के स्थान पर घुप्त गया द्वे। अतः 
उन सिक्कों पर से चिह्न को हटा दिया हैं। देवी के हाथ में स्थित कमल या अंगूर-गुच्छ 
के कारण उचित स्थान पर चिह्न को अंकित करना कठिन हो गया, जैसा द्वितीय चन्द्रगुप् 
की पर्यद्ध प्रकार की मुद्रा के पहले उपप्रकार में ( फ० ६,१ ); प्रथम कुमारग॒प्त के राजा- 
रानी ( फ० १७,७ ) ओर गजारोही प्रकारों में ( फ? १२:१७,१४ ) तथा उसके अश्वारोही 
प्रकार की बहुसंख्यक मुद्राओं में ( फ० १०-११ ); इसलिए इन प्रकारों में चिह्न नहीं खुदा गया 
हैं । समुद्रंगुप्त के वीणा-प्रकार सिक्के के पहले उपप्रकार में भी चिह्न अनुत्कीर्ण है ( फ० ३, 
१४-१६ )। ऐसी ही स्थिति द्वितीय चन्द्रमुप्त के अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं में दिखलाई 
पड़ती है ( फ० ८, ३-४५ )। इन मुद्राओं पर चिह्न का स्थान रिक्त हैं; किन्तु उसे नहीं खुदा 
. गया है। इसका शायद्‌ यही कारण हो सकता है कि छुछ कलाकार चिह् को पसंद नहीं 
करते थे । | 


किंतु आरम्भ में गुप्त कलाकार चिह्नों की प्रथा से बहुत आकर्षित हुए थे, ओर 
उन्होंने उनके अनेक प्रकार अपनी सुद्राओं पर अंकित किये हैं । धीरे-धीरे इन प्रकारों की 
संख्या घटने लगी ओर स्कनन्‍्दगुप्त ओर उनके उत्तराधिकारियों की सुद्राओं पर केवल चार 
चिह् फ? २७; नं० ४१, ५६, ५७ व ६१ पाये जाते हैं (फ० १४ व १४ )। 


(५ ४५७५ 


बयाना निधि की मुद्रा-सूची में हमने चिह्मों की समस्या का गंभीर तथा विध्तृत विवेचन 
किया है । उस अध्ययन से हम इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि इन चिह्ों का कोई विशेष 
अर्थ नहीं है। पूवकालीन कुछ राजाओं के विशिष्ट व्यक्तिगत चिह्न थे। उदाहरण के लिए 
गोंडोफरनिस के सिक्के का चिह्न उसका निजी चिह्न था ओर कुषाण राजाओं के कुछ चिदह्ों 
को हम कुछ हृदतक व्यक्किगत समझ सकते हैं । किंतु गुप्त सुद्राओं के कोई भी चिह्न शासक से 
सम्बन्धित नहीं है। प्रारम्भिक काल में गुप्त सम्राटों की सुद्राओं पर अनेक चिह्न खुदे हैं 
ओर उनमें से अनेक उत्तराधिकारियों ने भी अपनी मुद्राओं पर जारी रखा हैं। इस 
अवस्था में यह सिद्धान्त मान्य होना कठिन हैं कि चिह्मों का विशिष्ठ टकसाल अधिकारी से या 
राजा से सम्बद्ध था । चिह्न नं० २३, नं० ५७ ओर नं० ६५ बहुतेरे शासन-काल की सुद्राओं पर 
पाये गये हैं । यदि वे विशिष्ट टकसाल हाकिम के हों, तो यह मानना पड़ेगा कि उनकी आयु सौ 
से अधिक थी । यह सम्भव हैं कि कुछ विरले चिह्ु-जेंसे नं० १३, नं० १५, नं ३६ जो किसी 
अकेले या दुष्प्राप्य मुद्रा पर अंकित हैं--किसी विशिष्ट ऋलाकार से संबद्ध हों। यदि ऐसा 
हो, तो भी उन कलाकारों के नाम नहीं ज्ञात हो सकते हैं। विशिष्ट चिह्न का अमुक 
टकसाल नगर से सम्बद्ध रहा, यह मत भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुप्त सिक्‍कों में 
कम-से-कम अस्सी चिह्न हैं; परन्तु यह कहना सम्मव नहीं कि उस काल में अस्सी ठकसाल 
हद 8 | द 


२०२ ' गुप्तकालीन म॒द्गाएँ 


थे। स्मिथ ने यह सुझाव रखा कि इन चिह्नों का कोई धार्मिक संकेत था, किंतु 
यह भी सिद्ध करना सुश्किल हैं। प्रायः प्रथम चन्द्रगुप्त तथा-द्वितीय चंद्रगुप्त की मुद्राओं पर 
क्रमशः हुगा तथा लक्ष्मी की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं; किंतु उनपर कोई भी शैेंव अथवा 
वैष्णव चिह् नही' पाया जाता । कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा उस देवता के समादर में प्रचलित 
की गई थी ; परन्तु उसपर भी शैव चिह्न का अभाव हैं। 

चिह्नों को मंगलचिह्न भी हम नहीं मान सकते; क्योंकि जनश्र ति या साहित्य में उनका 
उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ यह कहना समुचित है कि स्वस्तिक, कमल अथवा शंख के 
सदृश पवित्र चिह्न ग्रुप्तमुद्रारओ पर प्रायः अ कित नहीं मिलते । 

इस सिलसिले में यह भी एक छुफाव * रखा गया हैं कि चिह से विशिष्ट दिन में 
टकसाल-द्वारा निकाली गई समस्त मुद्राओं की संख्या दिखाई जाती थी। चिह्ढों की प्रत्येक 
रेखा शायद्‌ २० संख्या को निर्दिष्ड करती थी, शून्य एक को, इत्यादि-इत्यादि। यदि यह 
कल्पना सत्य हो तोदिितीय चंद्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार में अनेक पेचीदा चिह्न होने 
चाहिए; परन्तु ऐसा नहीं है | चक्रविक्रम प्रकार के चिह्न में पाँच लकीरें हैं, इसलिए इस 
प्रकार के १०० सिक्‍के बनाये थे, यह मानना पड़ेगा । पर क्या कारण हैं कि अभी तक इस 
प्रकार की एक ही मुद्रा प्राप्त हुई है ? यह भी मानना ठीक नहीं कि चिह्न कुछ गूढ़ ढंग-से 
निर्माण-तिथि का बोध कराते हैं। गुप्त चाँदी के सिक्कों की निर्माण-तिथि प्रचलित अंकों 
द्वारा ही व्यक्त की गई है, न कि गूढ़ चिह्नों द्वारा; खुबर्णा मुद्राओं पर ही यह प्रथा क्‍यों 
छोड़ी गई, यह कहना कठिन है। झवर्स मुद्राओं पर तिथि देने का भी रिवाज कुशाण या 
गुप्त काल में था, इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

गुप्त टकसालवालों ने जिस कुशाण प्रकार का अनुकरण किया, उसपर चार काँटेवाला 
चिह प्रायः रहता था। वे उसे एक शोभाचिह्य समझने लगे ओर विविधता और वेचित्न्य 
के सहारे वें उसको अधिकाधिक चमत्कारपूर्रा बनाने लगे। इस तरह से गुप्त मुद्राओं 
पर चिह्ों की इतनी विविधता उत्पन्न हुई हैं। इस सिद्धान्त की सत्यता फ० २० पर नीचे दिये 
हुए चिह्लों की विविधता से प्रतीत होगी । 

नु० १. न० न० ३, ने० ४, ने० ५ न० ६ 

नं० ११, नं० १२, नं० १३, नं० १४ 

नें० १६, नं० २०, न० २१, नं० २२ | 

प्रथम चन्द्रगुप्त ने थोड़े समय तक मुद्रा प्रचलित की, उसपर भी आठ चिह्न दिखलाई 
पड़ते हैं। समुद्रगुप्त की भुद्राओं पर विभिन्न २५ चिह्न मिले हैं। द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय 
उसकी संख्या ४० हो गई। 

ः प्रारम्भिक समय में गुप्तसम्राों ने कई प्रकार, उपप्रकार तथा ढंग की स्वसामुद्रा 

तैयार कराई; किन्तु किसी विशिष्ट प्रकार से किसी विशिष्ट चिह्न का सम्बन्ध प्रकंट नहीं होता । 


२, ज० न्यू० सो० इु० भा० १ पु० ३३३ ! 


नवाँ अध्याय २७ है 


संभुद्रगुप्त के धजुर्धारी प्रकार में, जिसके बहुत ही कम सिक्के मिले हैं, दो विभिन्न चिह्न 
न० २५ तथा ७५ पाये जाते हैं । द्वितीय चन्द्रगुप्त के धनुर्धारी वर्ग के द्वितीय उपबर्ग 
प्रकार में केवल १७ मुद्राएं मिली हैं; किंतु उनपर पाँच विभिन्न चिह्न पाये जाते हैं । 
उस राजा के पयेइू प्रकार में केवल पाँच सिक्के मिले हैं; किंतु उनपर दो विशिन्न चिह्न 
दृष्यिगोचर होते हैं । इस संबंध में केवल एक ही अपवाद हम पाते हैं । समुद्रगुप्त के दराडधारी 
प्रकार के चिह्न तीसरे उपप्रकार में चिह्न नं० ६५ से कोई दूसरा चिह्न नहीं पाया गया है। 


प्रथम कुमारगुप्त के शासनकाल में चिह्न में विविधता लाने की प्रवृत्ति कम होने 
लगी । उसकी धनुर्धारी सिक्कों की संख्या अधिक होते हुए भी उनपर केवल छः चिह्न पाये 
जाते हैं । 

अश्वारोही प्रकार के सात उपप्रकारों में केवल एक पर ही चिह्न दिखलाई पड़ता हैं, 
जिसकी शकल समानान्‍्तर चतुभु ज हैं। इस राजा के सिंहनिहंता प्रकार के सिक्क में दूसरे वर्ग 
के प्रथम उपप्रकार में, जिसपर 'साज्ञादिव नर॒सिंह:' सुद्रालेख है , एक द्वी तरह का चिह्न 
नं० ४७ पाया जाता है। प्रथम कुमारणमुप्त के दुष्प्राप्य प्रकारोंकी मुद्राओं पर प्रायः विशिष्ट 
प्रकार का चिह्न दृष्टिगोचर होता हैं। खज्नधारी प्रकार में नं॑० ६५ वाला चिह्न तथा 
खब़निहन्ता में नं० २३ का चिह्द वर्तमान है। परन्तु इनमें से कोई भी चिह्न केवल उसी प्रकार 
से सम्बन्धित नहीं कहा जा सकता । चिह्न नं० ६५ केवल खड्डघारी सिंक पर ही नहीं, बल्कि 
छुत्नथधारी ओर अप्रतिघ प्रकारों में भी मिलता हैं । दगुप्त की सुद्राओं पर न० ४१ तथा 
नं० ५४७ वाले चिह्न पाये जाते हैं । धठोत्कचगुप्त, बुधगुप्त ओर द्वितीय कुमारगुप्त के सिक्कों पर 
केवल चिह्न नं० ४१ पाया गया है | नरसिंहगप्त की मुद्राओं पर इस चिह्न के अतिरिक्त तत्सदंश॑ 
चिह्न नं० ६५ चिह्न भी उत्कीर हुआ हे । प्रकाशादित्य के सिंक्के पर एक अनोखा 'तथा नवीन 
चिह् नं० ४.६ मिलता है । 


साधारणतया गुप्त सुद्राओं की बाई' ओर ऊपर एक चिह्न मिलता है। इस नियम के 
श्पवाद नीचे दिये जा रहे हैं। द 


(१) समुद्रगुप्त के दण्डधारी प्रकार का सिक्का, जो बोदलियन .संग्रह से मिला है; 
इसके पुरोभाग पर भी एक चिह्न उत्कीण है । प्रृष्ठभाग का चिह्न यथास्थान मोजूद है । 

(२) निम्न-निर्दिष्ट सिक्के पर दो चिह्न मिलते हैं, एक बाई' ओर ओर दूसरा 
दाहिनी ओर । ि 

क. प्रथम चन्द्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर (फ० १, ८)। 

ख. समुद्रगप्त के दरंंडघारी सिक्कों में १५०८ पर । 

ग. द्वितीय चन्द्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार, वर्ग प्रथम, दूसरा उपप्रकार (फ० ४;१०)। 

घ. प्रथम कुमारगुप्त के अश्वारोही प्रकार के चोथे उपप्रकार के कुछ सिक्के 

(फ० ११, १२-१३) । 


३ ० ४ 


पुप्तकालीन मुद्रा 


(३) नीचे लिखे मुद्राप्रकारों में प्ष्ठभाग पर अपेक्षित स्थान पर कोई चिह्न नहीं हैं । 
उसके स्थान पर कुछ दूसरा पदार्थ आ गया है । 


क्‌, 
ख, 


गण 


तक 


4" यो: जी 


समुद्रगुप्त--अश्वमेध प्रकार ( फ० ३, $-८ )। 

वही--व्याप्रनिहन्ता प्रकार ( फ० ३,१३-१४ )। 

द्वितीय चन्द्रगुप्त--धनुर्घारी प्रकार, दूसरा बर्ग, चौथा उपप्रकार ( फ० ५,७ )। 
वही--पर्यडुप्रकार, पहला उपग्रकार ( फ० ३, १५-१६ ) । 

घही--राजारानी प्रकार-रानी का सिर चिह्न के स्थान पर ( फ० ६, ६ )। 
वही-- तिंहनिहन्ता प्रकार के कुछ सिक्के ( फ० &ै, ८-१३ ) । 

अद्ध दीनार ( फ० ५,१३ )। 

प्रथम कुमारगप्त-सिंहनिहन्ता प्रकार पहला वर्ग, प्रथम उपप्रकार ( फ० १२, १) 
वही--धनुर्धारी प्रकार--तृतीय वर्ग, तींसरा उपप्रकार ( फ० १०, ४ ) 

वही- -अश्रश्वारोही प्रकार-प्रथम चर्ग-पहला से चोथा उपप्रकार, द्वितीय वग पहला 
उपप्रकार ( फ० १०,११-१४; ११,(-८ ) | 


वही--अश्वमेध प्रकार ( फ० १३, ७-१० )। 
वही--राजारानी प्रकार ( फ० १७, ४ )। 


घही--गजारोही प्रकार ( फ० १२, १४-१५ ) । 


वही--गजारोही-सिंहनिहस्ता प्रकार ( फ० १२५, १-२ )। 


बही--वबीणा प्रकार ( फ० १४, ५ )। 


निम्नलिखित सिक्‍कों पर चिह्न का स्थान रिक्त होते हुए भी घह अनुपस्थित है । 


. समुद्रगुप्त--वीणा प्रकार, पहला उपगप्रकार ( फ० ३, १५-१६ ) । 
: द्वितीय चबन्रगुप्त--छत्रधारी प्रकार, दूसरा उपप्रकार ( फ० ८, १० )। 


ही--अश्वारोही प्रकार, द्वितीय वर्ग कुछ सिक्के ( फ० ८५, ३,५ )। 
वही--सिंहनिहन्ता प्रकार कुछ सिक्‍के ( फ० &; ८, १३-१४; फ० ७,४२१) । 


: प्रथम कुमारगुप्त-अश्वारोही प्रकार,प्रथम धर्ग चौथा उपप्रकार(फ० १०,१४-१ ५) 


वही--कार्तिकेय प्रकार ( फ० १३, ११-१२ )। 
निम्नलिखित सुद्राओं पर चिह्न कोने से हटाकर मध्य में रखा गया हैं। 
[च--पहला उपप्रकार ( फ॑० ७, १-७ )। 


: प्रथम कुमारगुप्त---सिंहनिहन्ता प्रकार, चौथा उपप्रकार ( फ० १२, ६). 


बही--अप्रतिरथ प्रकार ( फ० १५, १-३ )। 


. बुधगुप्त--एक सिक्का (फ० १५, ८५)। 


धारहवाँ ग्रध्योय २०४. 
तौल-मान 


पिछले पृष्ठों में गुप्तसम्नाटों द्वारा निकाले गये विभिन्न प्रकार तथा उपप्रकार की 
मुद्राओं का बर्णन करते समय सिक्कों की तौल के विषय में साधारण विवेचन किया गया है। 
यहाँ उसी विषय का विशेष विवरण किया जा रहा है, ताकि उसका समुचित ज्ञान हो जाय । 


पाठक को यह जानकर आश्चर्य तो हुआ होगा कि एक प्रकार के सिक्के के विभिन्न 
उपप्रकारों में तौल में एकता नहीं है। उदाहरणार्थ, समुद्रग्रप्त के अश्वमेध सिक्के, जो 
बिलकुल घिसे नहीं हैं, तोल में कमी ११२, कभी ११६ तो कभी १२१ ग्रेन होते हैं। 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के घनुर्धारी प्रकार में कुछ सिक्के १९७ ग्रेन, कुछ १९४ ग्र न ओर कुछ १२१ 
ग्रन के हैं। तोल का क्रम उत्तरोत्तर शासनकाल में बढ़ता ही गया। आधुनिक काल में 
ऐसी अवस्था दिखलाई नहीं पड़ती । पिंछले सौ वर्षो में रुपये की तौल बढ़ी नहीं हैं, यथ्पि 
पाँच विभिन्न शासक भारत में राज्य करते रहे । सभी सिक्के, जिन्हें राज्य से तैयार कराये जाते 
हैं, तौल में बिलकुल अभिन्न होते हैं। कोई दो रुपया अथवा पौंड तोल में भिन्न नहीं हो 
सकता । टकसाल के अधिकारिंगण इस विषय में सतक रहते हैं कि टकसाल से निकले सिक्के 
उचित तौल के अनुसार हों। तौल में अधिक या कम का सिक्का शीघ्र गला दिया जाता है । 
पुराने समय में भारतीय या यूनान या रोम टकसाल के अधिकारी इतने सूद्धम रूप से प्रचलित 
सिक्कों को तोल के विषय में विचार नहीं करते रहे । कुषाण या गुप्त शापकों की बिना घिसी 
स्वर्णमुद्राएं तौल में ११८ से १२९ ग्रेन तक विभिन्नता दिखलाती हैं । जूलियस सीजर _ 
की स्वणुसुद्राओं का तौलमान १२१ से १२५ ग्रेन तक बदलता रहता हैं। यूनानी चाँद 
के ड्रम की सैद्धान्तिक तौल ६७.२ अ्र न थी ; किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में उनकी तौल ५५ से ६१ 
श्रोन तक ही रहती है, जेसा डिमिद्रियस तथा यूक्र टाइडिस के सिक्कों में देखी गई है । 

वत्त मान ढंग के वैज्ञानिक तौल्-माप के अभाव में यह आसान न था कि टकसाल 
से एक ही तौल के समान सिक्के तैयार किये जायं। इसलिए एक या दो ग्रेन की कमी को 
-नगण्य समझा गया। स्व्सुद्रा घिरते समय पर विनिमय में दी जाती थी; अतएच 
यह असम्भव नहीं कि उस समय प्रत्येक सिक्कों को ग्रहीता तौलता रहा, ताकि वह उसकी तौल 
का ज्ञान कर सके । - यहाँ यह कहना पड़ता है कि पिछली सदी तक गाँव का सुनार पटवारी 
. को विभिन्न प्रकार के रुपये या छोटे सिक्कों की तोल सम्बन्धी ज्ञान कराता था, जिनको पटवारी -. 
: रैयत से भूमिकर के रूप में प्राप्त करता था। 


यह कहा जा चुका है कि गुप्त स्वर्ण-सुद्रए कुषाण सिक्के के नमूने से कितनी प्रभावित 
थीं। तौल में भी वही बात है। सुवर्र! नाम की आचीन भारतीयमुद्रा तौल में ८० 
'रत्ती अर्थात्‌ १४४ ग्रेन के बराबर थी । मुप्तमुद्राओं का सचलन शुरू करने के समय प्रथम 
चन्द्रगुप्त ने 4० रत्तियों की प्राचीन तोल नहीं अपनाई । उसने चिरपरिचित १९० ग्रन की 
कुषाण तौल ही पसंद की, जो रोम की सुवर्णॉमुद्रा ऑरियस से तौल से संबद्ध थी। प्रथम 


२०६ गुंपकालीन मुद्दा एं 


चन्द्रगुप्त के सभी अच्छी हालत के पिक्ो १२० या १२१ ग्रेन तोल में मिलते हैं । 
समुद्रगुप्त के भी बहुसंख्यक सिक्के इसी तोलमाप के अनुसार तैयार किये गये थे। 

हमने इस ग्रथ में अनेक जगह १९२१, १३४ तथा १२७ ग्रेन के विभिन्न परिमारणों 
का उल्लेख किया है, जिनके अनुसार ह्ितीय चन्द्रगुप्त तथा प्रथम कुमारगुप्त के शासनकाल में 
सिक्के निकाले जाते थे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या उस समय तौल के ये तीन 
विभिन्न परिमाण थे अथवा यह भिन्नता 'काकतालीय न्याय? से प्राप्त हुई, या ठकसाल के 
अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न हो गई। मालूम पढ़ता है कि इस समय सचमुच 
तौल के ये तीन विभिन्न परिमाण थे। चूँकि मुद्राओं के कुछ उपप्रकार केवल १२१ ग्रेन 
की तौल के, कुछ १९४ ग्रन की तौल के ओर कुछ १२७ ग्रेन की तोल के दिखाई देते हैं । 
उदाहरण के लिए, यह देखिए कि द्वितीय चन्वगुप्त के धनुर्धारी प्रकार में समी सिक्के, जिनपर 
देवी सिंहासन पर बेठी है, तौल में १२१ ग्रेन के समीप हैं। उनमें कोई भी १९४, १२५४, 
१२६ या १९७ ग्रेन के बराबर नहीं है । उस उपप्रकार के सभी सिक्के, जिनपर राजा की 
बगल में तलवार है; तोल में १२६ या १२७ ग्रेन हैं। प्रथम कुमारगुप्त के धनुर्घारी प्रकार 
प्रथम वग और पहले उपप्रकार के सभी मुद्राएँ, जिनमें राजा धनुष का सिरा पकड़े है, तौल में 
१९४ ग्रेन के बराबर हैं। उनमें से कोई भी १२१ ग्रेन के लगभग नहीं है। अतएव 
यह अनुभव करना युक्किसंगत है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त और प्रथम कुमारगुप्त के समय में तीन 
विभिन्न तौलमाप थी । इसका वास्तविक कारण बतलाना कठिन हैं। 


द्वितीय चन्द्रगुप्त के शासनकाल में १२१, १२४ तथा १२७ श्रेन की तीन तौल-माप 
घतमान थी, उनमें १९१ की माप लोकप्रिय रही और इसीलिए ८० प्रतिशत सिक्को इसी तौल के 
निकाले गये। प्रथम कुमारगुप्त के राज्य में १२१ ग्रेन की माप कम प्रयुक्त होने लगी । 
१२१ ग्रन मापवाल्ले १० प्रतिशत, १२४ ग्रेन तौलवाले १५ प्रतिशत तथा १२७ ग्रेन माप 
वाले ७५ प्रतिशत सिक्क पाये जाते हैं । स्कन्दगुप्त ने इन तीनों तौल-माप को छोड़कर १३२ 
ग्रोेन के बराबर राजा ओर लक्ष्मी प्रकार तथा धनुर्धारी प्रकार के एक उपप्रकार का सिक्का तैयार 
. कराया। पनुर्घारी प्रकार में दूसरा उपग्रकार १४४ ग्र न तौल में है, जो प्राचीन भारतीय 
सुबर्ण माप ( «० रत्ती ) के समान है। 

यह कहना कठिन है कि स्वर्ण-मुद्राओं की तौलमाप शासन के उत्तरोत्तर अवधि में 
क्‍यों क्रमशः बढ़ती गई । उसके लिए यह तके उपस्थित किया जा सकता हैं कि चाँदी की तुलना 
में सोना अधिकाधिक सस्ता होने लगा। इस कारण राज्य को प्रजा के सम्मुख उत्तरोत्तर अधि- 
काधिक वजन के सिक्के रखना आवश्यक हो उठा। किंतु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं 
मिलता कि सोना वस्तुतः अधिकाधिक सस्ता होता रहा । यह भी संदेहात्मक है कि स्वर्ण 
मुद्राएँ सचमुच चाँदी के मूल्य से संतुलित की जाती थीं। दूसरा तक यह हो सकता है कि 
राजा विदेशी तौल १२१ ग्रेन को छोड़कर भारतीय खुबर्ण तौल़ को ( १४४ ग्रेन ) अपनाना 
चाहते थे। यदि यह सही है, तो यह समझना कठिन हो जाता है कि सरकार को इस कमी 


बारहवाँ अध्याय २०७ 


की पूर्ति के लिए १९० वर्ष क्यों लगे ! सरकार एकाएक तौल को १२० ग्रेन से १४४ 
पर बढ़ा सकती थी, उसको उसे घीरे-घीरे १९१ से १२४ तक, उससे ११२७ या १३९ ग्रोन 
तक क्रमशः बढ़ने की आवश्यकता न थी।  जेैसे स्कन्दगुप्त ने १३२ से १४४ ग्रेन 
तक तौल् को एकाएक बढ़ाया, वेसे प्रथम चन्द्रगुप्त भी तौल को१२० अेन से १४४ भेन 
तक बढ़ा सकता था। 


पिछले गुप्त-नरेश की भारी तोल-माप सुबर्ण-माप के अनुरूप रही ; किन्तु एक हाथ 
से देकर दूसरे हाथ से वापस लेने की नीति काम में लाई गई । पहले गुप्त सम्नाों की स्वशमुद्राओं 
में १० प्रतिशत हीनधातु रहती थी, जिसका पता कर्निंघवम ने लगाया था। १२५ ग्र नवाले 
सिंक्ी में ११३ ग्रेन शुद्ध सोना वर्तमान है। स्कनन्‍्दरगुप्त, बुद्धगुप्त, प्रकाशादित्य, नरसिंहगुप्त 
तथा द्वितीय कुमारगुप्त की शुद्ध स्वरणंसुद्राओं में २५ प्रतिशत हीनघातु का संमिश्रण है। 
अतएव १५० ग्रेन तौलवाले सिक्कों में केवल ११३ श्रेन शुद्ध सोना रहता हैं। 


प्रायः यह अनुमान किया जाता हूँ कि गुप्त खजाने के तनाव की स्थिति में स्वरा 
मुद्राओं में हीनधातु का सम्मिश्रण बढ़ाया गया ; किन्तु यह वास्तविकता से दूर है। प्राचीन 
भारत में सिक्के की असली धातु के ऊपर ही स्वण-मुद्रा की कीमत स्थिर की जाती थी, 
आजकल की तरह अंकित मूल्य पर नहीं । पुराने समय में सरकार सिक्का तैयार कराने के 
लिए बाध्य न थी। कितने शासन में स्वथा मुद्रा का अभाव था । पिछले गुप्तशासकों की 
स्वर्णमुद्राओं में २५ प्रतिशत हीनधातु का सम्मिश्रण मारतीय सुबर्ण तौल तक पहुँचने की 


इच्छा के कारण आरम्भ हुआ। किन्तु उनमें वास्तविक सोना पहले की तरह मोजूद था । 


नरसिंह गुप्त तथा द्वितीय कुमारणुप्त के सिक्कों में अधिक सम्मिश्रण पाया जाता है। 
उनमें ५४ प्रतिशत सोना हैं। उनमें ११९२ ग्रेन के स्थान पर ७५ अथवा ४० ग्रेन सोना 
पाया जाता है। उन राजाओं ने इतने अधिक ह्वीन धातु के मिश्रण को क्यों प्रश्रय दिया, यह 
कहना कठिन है) सम्भवतः यह नरसिंहगुप्त मिहिरगुप्त ( ५३० ई० ) का विरोधी था; 
पुरगुप्त ( ४७० ई० ) का उत्तराधिकारी नहीं; हीन सिक्के वाला कुमारगुप्त उसका उत्तराधिकारी 
होगा । ६० सन्‌ ५४० के समीप गुप्त साम्राज्य का विलय हो रहा था, इसलिए ये अंतिम 
राजा विशुद्ध सोने का सिक्का निकालने में असमर्थ थे । 


गुप्तसुम्रा्ों की मुद्राओं की तौल के वर्णन से पूर्व हमें उन सिक्कों के विषय में कुछ 

कहना है, जो प्रत्येक शासन में पाये गये हैं तथा उनकी तौल बहुत कम है । उन सिक्कों की 
तौले ८५ से ११० ग्रेन तक पाई जाती है। उनमें से बहुत सिक्के अच्छी हालत में भी 
हैं और उनपर घिसने का कोई निशान नहीं दीखता हैं। उनकी तोल में मुश्किल से एक- 
आध ग्रेन विसावट से कम हो गया होगा। बयाना निधि से १९ ऐसे सिक्के मिले हैं। 

. ब्रिटिश संग्रहालय में भी कुछ ऐसे नमूने हैं । तौल में १५-२० ग्रेन घाटे का कोई कारण 
समम में नहीं आता । १०० प्रेन के सिक्के को हम पूर्ण सिक्के कार्दू मान सकते हैं। 


न गुप्तकालीन मुद्ाए 


किंतु प्रायः पूर्गसिक , आधा, पाव इत्यादि भाग की मुद्राएँ बनाई जाती हैं, न कि डे भाग की । 
अर्धसुवर्णश का अभी तक एक ही नमूना मिला है (फ० ४१३ ), पाद खुबर्ण का एक भी नहीं। 


हमने ऊपर बताया हैं कि गुप्तकाल में मुद्राएं बिलकुल ठीक तौल पर नहीं बनाई 
जाती थीं, उनके तौल में ग्रेन, आधा ग्रन का अन्तर हमेशा रहता था। यदि यह माना 
जाय कि १२१ ग्रेन तौल के ५० सिक्‍के तैयार करने के निमित्त सोना <कसाल के अधिकारियों 
को दिया गया ; उसमें तीस सिक्कों क्री तौल औसत से आधा श्रेन अधिक हो गई ओर 
२६ की ओसत की बराबर, तो शेष पचासववाँ सिक्का १०५ ग्रेन का ही होगा। अतएव यह 
सुमाव रखा जा सकता है कि बहुत कम तौल के, यानी १०० से ११० ग्रेन के सिक्के इस 
तरह आखिरवाले सिक्के होंगे, अतः वे तौल में इतने बड़े पैमाने पर घट गये हैं । इसी तरह 
से यदि ठकसालघरों में १२७ ग्रेन माप के बारह सिक्क बनाने के लिए दिये गये होंगे, श्रोर उनमें 
से ११ सिक्के तौल में आधा ग्रेन कम बने हों, तो बारहवाँ शेष सिक्का १३२ ग्रेन का बन 
सकता है। दिितीय चब्धगुप्त के कुछ विरले सिक्के १३४ या १३५ ग्रेन तौल के केसे बन गये 
हंंगे, इसका कारण उपरिनिदेश से ज्ञात हो सकता है । | 

गुप्तसिक्कों के प्रकार तथा उपप्रकार की तौल के सम्बन्ध में अब सुसंगत विस्तृत 
विवेचन किया जायगा द 


प्रथम चन्द्रमुप्त की मुद्राओं में १२१ ग्रेन माप-तौल का अनुसरण किया गया है। 
: समुद्रगुप्त के «० प्रतिशत सिक्कों की भी यही हालत है। परशु प्रकार, धलुर्घारी प्रकार, 
वीणाधारी प्रकार का छोटा उपप्रकार ओर व्याप्रनिंहन्त। प्रकारों में १२१ ग्रन की माप पाई 
जाती है। दुण्डघारी प्रकार की अधिक संख्या में वही अवस्था दिखलाई पड़ती है। पर्याप्त. 
: संख्या में दरडधारी प्रकार के सिक्क इसी तौल के मिले हैं। दरणडघारी तथा अश्वमेध 
 प्रकारों की थोड़ी-सी मुद्राओं की तौल ११५ या ११५ के आस-पास पाई जाती हैं । इससे 
यह प्रकट होता है कि उसमें हलकी तोल के सिक्क भी तैयार कराये थे। किंतु उसका कारण 
:. क्‍या था, यह कहना कठिन है। 


द्वितीय चन्द्रगुप्त के शासन में उपयु क्व हलकी तौल-माप को त्याग दिया गया और 
१२१, १९४ तथा १२० ग्र न तोल में सिक्के निकाले गये । 


उसके धनुर्धारी प्रकार के पहले वर्ग में, जहाँ प्रृष्ठभाग पर देवी सिंहासन अधिष्ठित 
है, १२१ प्रन तौल-माप का अनुसरण किया गया है। दूसरे वर्ग में, जहाँ प्रष्ठभाग पर 
देवी कमलासनाधिष्ठित है, ६५ प्रतिशत सिक्कों में १२३१ ग्रंन, २० प्रतिशत में १२७ ग्रेन 
तथा १४ प्रतिशत में १२४ अर न तोल-माप को काम में लाया गया है। इन मुद्राओं के कुछ 
उपप्रकारों में एक ही तौल रखी गई है। - इस तरह द्वितीय वर्ग के चौथे, सातवें, नें और 
दसवें उपप्रकारों की तोल १२१ भेोन है। छठे उपप्रकार की तौल १२७गग्नन है। छत्र 
प्रकार के &० प्रतिशत सिक्कों की तौल १२१ ग्रेन और शेष १० प्रतिशत १२४ ग्रेन तौल 


 शारहवाँ अध्याय २०६ 


की मिली 


है। उसके अश्वारोही प्रकार में तीनों तोल-मार्षे मिली हैं । ७५ प्रतिशत सिक्के १२१ भरे न, १४ 
प्रतिशत १२४ ग्रेन तथा १० प्रतिशत सिक्के १९७ ग्रेन तौल में हैं। सिंहनिहन्ता प्रकार 
में 4५ प्रतिशत १२१ ग्रेन, १५ प्रतिशत १२७ ग्रेन तथा ५ प्रतिशत सिक्कों की तोल १९७ 
ग्रन हैं । 

पर्यड्ड प्रकार के सिक्के १२१ ग्र न तौल के हैं । दराडघारी प्रकार की तोल् ११८ ग्रेन 


तथा पर्यइु-स्थित राजारानी प्रकार के सिक्के तोल में ११२ ग्रेन के बराबर हैं। यह तोल 
अपेक्षाकृत बहुत कम है । 


(2 


प्रथम कुमारगुप्त के शासन-काल में १२१ ग्रन की तोल-माप का अत्यन्त कम प्रयोग हुआ 
हैं ; क्योंकि १२७ ग्रेन लोकप्रिय हो गया था। अश्वारोही प्रकार में ६० प्रतिशत सिक्कों में 
१२७ ग्रेन, «८ प्रतिशत में १२४ ग्रन तथा दो प्रतिशत सिक्कों में १२१ ग्रेन की तोौल-माप 
काम में लाई गई हैं। यही अवस्था सिंहनिहस्ता, व्याप्रनिहन्ता तथा कार्तिकेय प्रकारों 
पाई जाती हैं । खज्जनिहन्ता, राजारानी, छुत्र, वीणाधारी, अश्वमेघ तथा गजारोही-सिंहनिहन्त 
प्रकारों के अत्यन्त अधिक सिक्कों में १९७ ग्रेन की तोल पाई जाती है । विरले सिक्के अपवाद 
के रूप में १९४ ग्र न तोल के मिलते हैं । द 

धनुर्धारी प्रकार के प्रथम वर्ग में पहले उपप्रकारवाले सिक्के साधारणतः १२४ ग्रेन 
तोल-माप के पाये जाते हैं । दूसरे उपप्रकार के 4५ प्रतिशत सिक्के १२१ ग्रेन, १० प्रतिशत 
१२७ ग्रेन और ५ प्रतिशत १२४ ग्रेन तौल-मार्पो का अनुसरण करते हैं । तीसरे उपप्रकार में 
जहाँ गुणेशों मह्दीतलम” का मुद्गरालेख है, प्रायः १२१ ग्र न की हलकी तोल काम में लाई गई है। 


. सकन्दगुप्त ने इन सारी मार्पो को त्याग कर १३२ ग्रेन तोल भाप को अपनाया, जो 
'राजा-लक्चमी” प्रकार के तथा धनुर्धारी प्रकार के पहले उपप्रकारवाले सिक्कों में पाई गई हें । 
पिछले प्रकार के दूसरे उपप्रकार में उसने भारतीय तौल १४४ ग्रेन. खुबशंमाप को अपनाया ; 
है। उसके प्रायः सभी उत्तराधिकारियों ने इसी ख़रण तौल को स्वीकार किया था ओर १४५से . 
१४६ ग्रेन तक के तोलवालें सिक्कों को तैयार कराया था.। हाल में ही ब्रिटिश संग्रहालय में 
सुरक्तित उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के सिक्कों की शुद्धता की जाँच की गई है। यदि चुने हुए . 
सिक्के प्रतिनिधि-स्वरूप माने जायें, तो प्रकट होता है कि नरसिंहगुप्त के दूसरे वर्ग, द्वितीय 
कुमारगुप्त के पहले वर्ग, बुद्धगुप्त, वेन्यगुप्त तथा प्रकाशादित्य के सभी सिक्कों में क्रमश: ७१, 
७६, ७७, ७३ ओर ७७ प्रतिशत शुद्ध सोना वत्तमान है। नरतिंहगुप्त के सभी सिक्के ट्वितीय 
क्ुमारगुप्त के दूसरे वर्ग के सिक्के ओर विष्णुगुप्त के सब सिक्‍कों में अधिक मिलावट ( संमिश्रण ) 
पाई जाती है। उनके सिक्‍कों में क्मशः केघल ५४, ५४ तंथा ४३ प्रतिशत शुद्ध सोना है। 
सम्भवतः वे गुप्रशासन के अंत में निकाले गये थे। क्‍ रा 

गुप्तलेखों में स्वशंमुद्रा के लिए 'दीनारः शब्द का प्रयोग मिलता हे। उत्तरकाल 
के भारी तौलवालें सिक्के 'सुवर्ण' के नाम से विख्यात थे । 


३७ 


२१० गुप्तकाक्षीन मुद्राए 


अभी तक छोटे मूल्य के गुप्त-सिक्के बहुत कम पाये गये हैं। अधे दीनार अथवा 
पाद दीनार पिरले ही निकाले जाते थे । सरकारी ठकसाल में तैयार किया गया ५७-०६ ग्रेन तौल 
का अर्थ दीनार मिल चुका है; किन्तु पाद या दिगुण (१0प70]6) दीनार उपलब्ध नहीं हुआ हूं । 


चाँदी-सिक्कों की तौल से सम्बन्धित विषय पर भी कुछ कहना आवश्यक हैं। उन्हें 
गुप्त सम्रा्ों ने क्षत्रप सिक्कों के स्थान पर चल्लाया। अतः स्वभावतः इनमें ३० ग्रेन तोल- 
माप को अपनाया गया है । 

सिद्धान्ततः उनकी तौल ३३ ग्रेन होनी चाहिए, जो यूनानी द्रम के आधा था। परन्तु 
यहाँ भी २७ से ३४ ग्रेन तक तोल घटती-बढ़ती रही । यह अन्तर टकसाल के अधिकारियों 
की लापरघाही के कारण हो सकता है, या सिक्‍कों के घिस जाने से, था दोनों कारणों से ! 


ताम्बे के सिक्‍कों में किसी खास तौल का अनुसरण नहीं किया गया है। इस पर 
तनिक भी कृषाण तौल का प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता ओर न पंचाल, कोशाम्बी अथषा 
मथुरा के ताम्बे की मुद्राओं का । उनमें कुछ ८७ ग्रे न, कुछ ५७, ४६, ४४, ३४५, २४५ या १८ 
ग्रेन तोल के बराबर मिले हैं। अतएव कोई तोल सम्बन्धी आयोजन का अनुमान नहीं 
किया जा सकता 

मुद्राओं को लिपिशेली 

गुप्त मुद्रा-लेखों में अच्चरों का वही स्वरूप मिलता है, जो समकालीन प्रस्तर-लेखों 
पर अंकित है। मुद्रा में साधारण अक्षरों का आकार संकी्ण हो जाता है; क्‍योंकि वहाँ 
उनको ठीक तरह खोदने के लिए प्रायः पर्याप्त स्थान नहीं मिलता । यह अवस्था विशेषतः चाँदी 
के सिक्कों पर दिखलाई पड़ती है; जहाँ “ग' का बारयों अंग तथा “क” की पटबल (!0 ८८076) ) 


रेखा अदृश्य हो जाती हैं । 'त” तथा 'न” सीधी रेखा में परिणत हो जाते हैं । गुप्तकालीन श्रक्तरों 
के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ विवेचन अब उपस्थित किया जायगा। 


छुपने की कठिनाई के कारण प्रत्येक गुप्त-मुद्रालेख को मूल रूप में उस स्थान पर 
देना सम्भष नहीं हुआ , जहाँ उसका निर्देश ओर विवरण दिया गया हैं। किंतु हमने 
फ० २०-२६ पर मूल गुप्तकालीन श्क्तरों में सभी मुद्रालेखों को दे दिया हैं। प्रत्येक फलक के सामने 
पृष्ठ पर प्रत्येक सुद्रालेख का देवनागरी लिपि में अनुवाद भी कर दिया है, जिससे पाठक मूल 
लिपि का सम्यक्‌ अध्ययन कर सकते हैं । । 


... फलक २०-२४ पर जो अन्चर अंकित किये गये हैं, वे झराकार और शैली में उन 
अत्तरों से भिन्‍न हैं, जो फल्नक २५-२६ पर दिखाई देंते हैं। पहले पाँच फलक को 
लेखक की प्रार्थना पर श्रीशिवमूर्ति ने तैयार किया हैं। इनमें बयाना-निधि के सिक्षों में जैसा 
अद्धरो' का स्वरूप है, घेसा ही मूल स्वरूप दिखलाया गया है। अंतिम दो फलकों में श्री अलन 
.. द्वारा श्रकाशित ब्रिटिश म्यूजियम सुचीपत्र ( गुप्तपंश ) के फल्लक-स्थित अत्तरों की नकल की 


वारहयोँ अध्यांय २११ 
गई है। श्री अलन ने आदर्शभूत गरुप्त-अक्तरों की आकृतियों ( 06880 07798 ) के उप्पे 
(५ए]0०8) बनाये, प्रत्यक्ष व्यवहार में दीखनेघाले अक्तरों से नहीं; ओर उनका उपयोग फलक पर 
किया है । इन फलकों को देखकर पाठक प्रत्यक्ञ व्यवहार के और आदशंभूत दोनों प्रकार के 
गुप्त अ्ञरों से अच्छी तरह परिचित होंगे । 

मुद्रालेखों में मृप्तलिषि की सर्वग्रधान विशेषताएँ प्रकट हो जाती हैं। “श्र, का 
तथा 'र' अच्चरों की लंबी रेखा सीधी खड़ी हैं; उसमें अत्यन्त विरल जगह पर ही पूछ-सा 
आकार नीचे दिखाई देता है ( फ० २२,६६ )। “व, 'प?, यः, 'लः, तथा “सः की लम्ब 
रेखा अक्षरों के दाहिने अथवा बायें भाग की ऊँचाई पर से लोप हो जाती है। “ग! तथा 
व? का बायाँ भाग दाहिने से छोठा बन गया हैं ओर उसके नीचे एक टिंब (36787) बनने 
लगा है। “म), 'ल', 'श?, 'स! तथा ह के दो रूप प्रस्तर-लेखों में दिखलाई पढ़ते हैं, जिन्हें 
पूर्वी तथा पश्चिमी ढंग का प्रकार कहा जाता है। इन अक्च्रों मेंसे “मा तथा 'ह” के ही दोनों 
रूप मुद्रा-लेखो' में पाये जाते हैं। पूर्वी ढंग के 'स!, 'ल' तथा 'ध! सिक्को' पर उत्कीण 
नहीं मिलते; किन्तु तथाकथित पूर्वी ढंग के भा! ओर “ह” परशुधारी', ओर धनुर्धारी* प्रकारो' 
तथा समुद्रगुप्त के बीणाघारी * प्रकार पर अधिकतर उत्कीर्ण पायें गये हैं। इसके 
अतिरिक्त वे काच ४ सिक्को' ओर द्वितीय चत्द्रंगुप्त * के छत्र प्रकार में प्रथम वर्ग के सभी 
सिक्कों पर मिले हैं। कुछ सिक्के पर तो पूर्वी तथा पश्चिमी प्रकार का 'मः एक साथ + ही 
उत्कीश मिलता है, एक पुरोभाग पर तथा दूसरा प्ृृष्ठभाग पर. इससे ज्ञात होता है कि 
दोनो प्रकार के अन्चर एक ही क्षेत्र में प्रचलित थे, न कि एक पूर्व प्रदेश में ओर न दूसरा 
पश्चिम प्रदेश में । यहाँ यह कहना आवश्यक है कि द्वितीय चद्धगुप्त के शासन में 'भ' और 
“ह? का पूर्वी ढंग विरल ही मिलता हैं, जो बाद में लुप्त हो गया । 

अब व्यक्किगत अक्तरों के विषय में कुछ कहना आवश्यक होगा । अर का बायाँ 
अंग कुछ स्थान में कोशायुक्क * (७728097) तथा किसी जगह गोल < (700४०) हो जाता 
है। विरले सिक में उसको दाहिनी लम्ब-रेखा पु छ-सी* निकली प्रकट होती हैं। 'उ? अत्चनर 
के निचले भाग में एक स्पष्ट घुमाव ** (]009) आ जाता है। 'क' अच्वर में लम्बधत 
रेखा खड़ी तथा पड़ी लकोर सीधी है; किन्तु कक्ली स्थान की कमी के कारण पड़ी रेखा दो 
भाग में बट जाती हैं श्रोर खड़ी से न्‍्यून कोश पर मिलती है ।** 'ख' का आधार त्रिभुजाकार 
हे'*। “ग! तथा 'घ? का विवरण दिया जा चुका है। 'ड” केवल संयुक्ताक्तर डह' के साथ प्रयुक्ष 
मिला हैं। उसका आकार मध्य रेखा-हीन “ज” के आकार के सहश है"? । “च! के आकार 


१, फ० ३, ३-४ । २, फ० २,१२, १४ । है. फ० ३, १५। 
४. फ० ४, १०२ | ५, फ० ८, १६। ... ६, फ० १, १५। 
७, फ० २०,६-११। ८. फ० २९, ४५। ९. फ० २४,६६ 
१०. फ० १५,१४। ११, फ० २३, ४१। १२, फ० २२,३२६। 


१३, फ० २९, १७ । 


११३६ गुप्तकाक्षीन मुद्राएं 


में कुछ विशेषता नहीं है* । “छः प्रायः तितली के सहश है" । . 'ज” अज्ञर की पड़ी रेखा 
कभी तिरछी होती दिखलाई पढ़ती है | । “मो, डा, 57, “5, 'ढ7, 'फ, 'ष! तथा 'ज्ञ” अक्षर 
मुद्रालेखो' में प्रयुक्त नहीं मिलते । 'ड” कुसों के आकार का हैं ४। द्विंभागयुक्त 'श! बविरल ही 
पाया जाता हैं “ । स्थात्‌ इसको खोदने में अधिक स्थान की आवश्यकता है, इसलिए इसका 
प्रयोग कम हुआ। हैं । प्रायः इस अक्तर में एक ही लम्बब॒त्‌ रेखा तथा एक पड़ी रेखा नीचे 
ओर एक ऊपर वत्त मान हैं *। “त? के नीचे गाँठ (!00.0) नहीं पाई जाती । इसका दाहिना 
. अंग बायें से लम्बा रहता है » | कभी परे की रेखा लुप्त रहती है < | “थ' सदा वृत्ताकार * 
होता है; पर कभी सिरे पर खुला *” पाया जात हैं। “द' दाहिने खुला तथा “ध' बायें 
अद्धवत्ताकार होता है! ' । “न? में बाई' ओर बतु लाकार गांठ दिखलाई पड़ती ** है; किन्तु 
कहीं अक्तरो' पर यह लुप्त हो जाती है '* । 'बः अक्षर वर्गाकार होता है '४ और “भः का 
. दाहिना भाग कोणयुक्ष बन जाता है !०। 'म” अन्तर के चार प्रकार मिले हैं । निचले भाग में 
यह कभी त्रिभुजाकार '** ओर कभी बृत्ताकार दिखलाई पड़ता है! » । तीपरा प्रकार वह है जहाँ 
ऊपरवाली दोनो' लकीरें निचली रेखा से दो जगहों पर मिलती हैं; *< किन्तु चोथे प्रकार 
में ऊपरी दोनो' रेखाएँ एक स्थान पर मिलती हैं ११ । प्रायः 'य! के तीन अंग रहते हैं **, 
उनमें से बायाँ और दाहिना अंग बतुल खंड से दर्शाये गये हैं। प्रथम कुमारगुप्त के शासन 
से 'य! का एक नया रूप पाया जाता है, जिसमें बायाँ अंग सीधी लकीर में परिणत्र हुआ है 
जो आधारं-रेखा से आगे बढ़ जाती हैं ** । '”? अन्षर एक लम्बी सीधी रेखा की तरह 
है; किंतु 'ल? की लंब रेखा ऊँचाई में घटती जा रही है **। व” का आधार त्रिभ्ुजाकार 
है; ** लेकिन कभी दृत्ताकार हो जाता है*४। 'श? का ऊपरी भाग गोल होता है ओर उसकी 
खड़ी रेखा दोनो' भागो' को मिलाती है, जिसमें दाहिना बायें से लम्बा दिखलाई पड़ता *" है । 
“'घ? केवल "क्ष' के संयुक्त में आता है, जो पड़ी ल्कीर के साथ 'प! की शकल का हैं। पड़ी 
रेखा दोनो' बाँहो' को हमेशा नहीं मिलती *९ । 'स! के दोनो' ओर के घुमाव स्पष्ट हो जाते 
. हैं और खड़ी रेखा ऊँचाई में घटती जा रही है**। “ह? के साधारण रूप के अतिरिक्त उसका 
एक पूर्वी ढंग भी मिलता है, इसमें आधार रेखा का लोप हो जाता है *<। 

.. मात्राओं में आ? को अक्षर के ऊपरी भाग में दाहिंनी ओर कुकी रेखा से व्यक्क 
करते हैं ** । विरल अवस्था में यह पड़ी लकीर हो जाता है ओर अन्नर से प्रथक दिखलाया 


१, फ० २०, १। २६ फृू० ११,७४५) - ३, फ० २०, $ ४. फर० २२; ३६। 
भू, फ० २०, १४। ६६ फ० २१, १७] ७; फ० २०१ ३ । ८, फ० २३, ४२ | 
8, फ० २०, ४।.. १०, फ० २०, ९-१०। ११, फ० २०, ४-५। १२, फ० २०, १। 
. १३, फ० २४, हैक) रैड. फ० २२, ३२५॥। १४५, फ० २१,३१५॥ १६. फ० २०, ३०४ । 
१७ फ० २३ ४०॥ १८, फ० १, १०। १६,फ० १, ८। २०, फ० २०, ३०४ | 
२१,फ० २१, २५॥ २२, फ० २१,२॥. २३, फ० २१, ४-४। . २४. फ० २२, ३५ । 


२५६ फ० २०, ३।. २६. फ० २१,१४;२२,१५॥ २७, फ० २०,१॥ २८, फ० २३,२७; फ० २०,१२। 
२१६७ फक्‌ २०,११२ ॥ - ः ह ह द बह ४” 


बारदवाँ अध्याय २१३. 


जाता है। उदाहरणार्थ काच " तथा रूपाकृति * मुद्रालेख। ६ मात्रा को बायें अद्धा- 
वतुल' से तथा दीष ६ को वैसी ही दाहिने अद्ध वतुल से व्यक्क करते 
हैं ४। किंतु ई? मात्रा को अधिकतर खुले मुखवाले बतुल से दिखलाया जाता 
हैं। 'उ' मात्रा को कभी-कभी छोटी खड़ी रेखा से दिखाते हैं, जैसे 'पुः तथा 'सु”* में; 
किंतु कभी-कभी खड़ी रेखा की दाहिनी ओर एक छोटा खुला अद्ध बतु ल लगाकर भी यह मात्रा 
दिखलाई जाती है, जेंसे “गु! तथा “सु? दीर्घ 'ऊः मात्रा केवल एक जगह मिलती है; उसे 
 लम्बबत्‌ खड़ी रेखा को बढाकर ही दिखिश्या हैं; किंतु यह समंघनीय है कि वहाँ 
एक पड़ी लकीर लुप्त हुई हो*। “ए? मात्रा बाई' ओर एक ऊ्ुकी लकीर से व्यक्त 
की < जाती है, 'ऐ? मात्रा ऐसी दो रेखाओं से*। आओ” मात्रा के लिए अत्तरों के 
बाई” ओर तथा दाहिनी ओर एक-एक ल्कीर दी जाती हेै'*। “ऋ! मात्रा को कभी 
दाहिने' * तो कभी बायें खुज्े अद्धावतुल से दिखलाया जाता है। एक स्थान पर 
खोदनेवांले ने गलती कर दी हैं; जहाँ ३” ओर “ऋए? मात्रा को एक'* * ही अक्तर में मिला 
दिया है, ज॑से 'प्रिथेवी! । ** यह स्पष्ठ है कि शुप्न्युग में आज की तरह हं। प्रथिवी उच्चारण 
किया जाता था 


_ शब्दो' के संयुक्त बर्णों के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। अधिक संयुक्काक्तरों में 
जैसे नह, प, न्‍त, त्व, क्ष, त्त, ज्ज, नव, स्क, म्ब, स्व, दर, आदि में दोनो' वंणों' का 
स्वाभाविक स्वह्यप साफ प्रकट होता है; किंतु खड़ी रेखा दोनो' के लिए एक ही रहती है। दर 
“र! के लिए एक" ४ तिरछी रेखा या छोटा अद्ध वतु ल खड़ी रेखा के नीचे जोड़ देते हैँ । 
 अंत्य य-्युक्त संयुक्तात़्षर में य अक्षर दिभागयुक्त ( 0997706 ) रहता हेः*5६। नह! 

या! इत्यादि संयुक्काक्षरों में रेखा के ऊपर एक छोटी * खड़ी लकौर देकर 'र” को निर्दिष्ट 
करते हैं । द है. ५ 


द हलम्त “न? एक सुद्रालेख में आखिर में मिला हैं। उसको “न! के सामान्य रूप से ही 
निर्दिष्ट किया हैं; किंतु वह आकार में छोटा है १८। “्रीमान्‌ व्याप्रबल प्रराक्रम:? मुद्रालेख 
में न अनुस्वार के रूप में मिलता है | द 





१, फ० 8; १। .. हे. फ० ७,११। .. ३. फ० २०, ५१॥ 3. फ० २५, २ । 


७ फ० २०, ३-६। ६. फ० २०,७;फ०२३-३१। ७७ फ० २३,४० | ८, फ० २०,१९६ । - 
६. फ०२०, १३१। १०. वही।. १३. फ० २३,७। . १३२. फ० २०, ४। 
१३. फ० २१, २०। १४. फ० २३, ५५-५६). $५, फ० २०,२,६। - ३६. फ० २०, ५५८ । 


१७, फ० २०, १।. १८. फ० 5६३, ४० । १९, फ० र१,३७।.- 


२१४ गुप्तकालीने मुद्राए 


निधियाँ 


आज तक गुप्तसिक्कों की जितनी निधियों का पता चला है, उन सबका विवरण पब 
उपस्थित किया जायगा । सभी निधियों में स्वर्ण मुद्राएँ मिली हैं; किन्तु पश्चिमी भारत मेँ 
चाँदी के सिक्कों की कुछ निधियों का पता लगा है । उनका विस्तृत विवरण उपलब्ध 

नहीं हैँं। 
(१) कालीघाट-निधि ' 


यह निधि कलकत्ता के समीप हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर कालीधघाट नामक स्थान 
में १७८३ ई०में पाई गई थी। यह गुप्त मुद्राओं की पहली निधि हैं । इस निधि के वास्तविक 
परिमाण के विषय में कोई ज्ञान नहीं हैं; किन्तु नवक्षष्ण ने, जो इसके खोजी थे, गवर्नर 
वारन हेस्टिंगस्‌ को दो सो मुद्राएं मेंट की थीं। उसने इन सिक्कों को लंदन में ईसुट इण्डिया 
कम्पनी के संचालकों( [)7/8000/'8)के पासभेज दिया । उन लोगों ने २»मुद्राएँ बिटिश संग्रहालयको 
उसी संख्या में हंटर के संग्रहालय को, कुछ आक्सफोर्ड के अश्मोलिन संग्रहालय को तथा 
कैम्ब्रिज के जनता पुस्तकालय को भेंट में दे दिया । शेष सिक्कों को घन के लोभ में कम्पनी के 
संचालकों ने गलवा दिया। इस निधि के नमूर्नों से ज्ञात होता है कि उसके अधिकतर. सिक्के 
पिछले गुप्त नरेशों के थे । 


(२) भरसार-निधि 


बनारस के समीप १८५१ ई०में १६० स्वर्णो-मुद्राओं की इस निधि का पता लगा; किंतु 
कैघल ३२ सिक्कों का विवरण हमलोगों को मिल पाया है। इनमें समुद्रगुप्त से स्कन्दगुप्त तक 
के सभी गुप्त सम्राों के सिक्के मिलते हैं। निधि का अंतिम राजा प्रकाशादित्य था । इन 
३२ मुद्राओं का विधरण निम्नलिखित है-- 
समुद्रगुप्त | 
दराडधारी प्रकार--१ 
धनुर्धारा ,, --३ 
वीशाधारी ,, --+२ 
द्वितीय चन्द्रगुप्त 
धनुर्धारी प्रकार-- ८ 
अश्वारोही ,, -- 


१, श्रि० स्यू० कें० यु० डा० प्‌ ० १२४-२६; बयाना निधि फ० ४-५। 
२. श्लि० न्‍्यु० कें० गु० ढा० प० ११७-८ । ज० ए्‌० सो० ढा० 
१८७२ प्रू० ३९९-४०० बयाना निधि पूृ० ४-५, फ० २। 


बारहवाँ अध्याय २१४ 


प्रथम कुमारमुप्त 
धनुर्धारी प्रकार--२ 
अश्वारोही , बेल 
व्याघ्रनिहन्ता ,, -- १ 
कार्तिकिय. ,, --१ 
स्कन्द्गुप्त ह 
धनुर्धारी प्रकार--६ 
प्रकाशादित्य 
अश्वारोही सिंहनिहन्ता-- २ 
योग--३ २ 


(३) हुगली निधि 
सन्‌ १८८५३ ०में हुगली के समीप १३ सोने की मुद्राएं पाई गई थीं। उनका वर्गीकरण 
निम्नलिखित है-- क्‍ 
समुद्रगुप्त--दरडधारी प्रकार--१ 
द्वितीयचन्द्रगुप्त--, ७ “५ 
प्रथम कुमारगुप्त--धनुर्धारी प्रकार--३ 
' बही--अश्वारोही ,, --३ 
वही--सिंहनिहन्ता ,, --१ 
योग---१ ३ 


(४) टाण्डा निधि 


उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टाणडा नामक स्थान पर १८८५६०में एक निधि मिली 

थी, जिसके परिमाण के विषय में निश्चित रूप से नहीं कह जा सकता। उस निधि में निम्न- 
लिखित मुद्राएं थीं-- न्‍ | 

प्रथम चन्द्रगुप्त-- | ++-३ 

समुद्रगुप्त-- द्रडधारी प्रकार-- ५ 

. अश्वमेध. ., कुछ 

परशुधारी » -कुछ 

काच द | --कुछ 


___ ४३ ___."++++++++- 
4, ज० ए्‌० सो० ढां० १८८४ घृ० १५२ बयाना निधि पृू० ६। । 
२, ए० सो० बां० विवरण १८८६ घू० ६८ । 


२१६ गुप्तकालीन मुद्राएँ 


(४) कोटवा निधि 
उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले में १५५६ ३० में इस निधि का पता लगा था । इसके सिक्के 
डीह की ई'टों में बिखरे पाये गये थे। इसमें निम्नलिखित राजाओं की सुद्राएं मिली हं--- 
द्वितीय चनद्धरगुप्--धनुर्धारी प्रकार--५ 
(पृष्ठभागमें कमलाधिष्ठित लक्ष्मी ) 


. बही +सिंहनिहन्ता “१... 
प्रथम कुमारगप्त--धनुर्धारी प्रकार--१ 
2१ कार्तिकेय हा, 
की अश्वारोही ,,“-६ 
रे सिंहनिहन्ता ,, --१ 
१) .जाुज्ञात राजा ,, --१ 
योग--- 5 १७ 
घर 
(६) बस्ती-निधि 


द सन्‌ १८८७ ७ में उत्तरप्रदेश के बस्ती नगर के जेल के समीप यह निधि पाई गई थी; 
जिसमें दस स्वर्णा-मुद्रएए. थीं। इसमें द्वितीय चन्द्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार के नो सिक्के थे, जिनके 
: पृष्ठभाग में कमलासीना लक्ष्मी वर्तमान है, छत्नप्रकार का यह एक सिक्का था। 


(७) हाजीपुर निधि 


बिहार राज्य के हाजीपुर नगर के बाजार में इसका पता लगा था। इसमें २२ सिक्क 
किंतु केवल चोदृह सिक्कों का विवरण मिलता हैं। वे निम्नलिखित हैं-- 


प्रथम चन्द्रगप्त-- १ 
समुद्रगुपत “-दण्डघधारी प्रकार--२ 
वही >-धनर्धारी ,, +-१ 
वही  “>-परशुघारी ,, --१ 
द्वितीय चन्रगुप्त--धनुर्धारी प्रकार --३ 

_ सिंहनिहन्ता ,, --र 


सा योग-- . १४ 
4१ जझ७० रा० छ्‌० सो० १८८९ पृ ३४६ । न ह 

२ ए० सो० बां० विवरण १८८७ पु० २२९। 

है, ए्‌ू० सो० बाँं० विवरण १८५९४ प० २२७, बयामानिधि प० ७। 


बारहयाँ सवा २९७ 
(८) टेक्री-डेन्रा निधि 


उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में उपरिनिदिष्ट स्थान से १६१२ ६० में इस निभि का 
पता लगा । इसमें ४० सुद्राएं थीं । । 
समुद्रगुप्त--द्रडघारी प्रकार --३ 
पह्दी --परशुधारी ,,_ --+॥ 
द्वितीय चन्धगुप्त--धनुर्धारी प्रकार --१५ 
)) सिंहनिहन्ता ,, +-६ 
हु सिंह लोटता हुआ-१ 


भ> अश्वारोही प्रकार-- ८ 

प्रथम कुमारगु प्त--धनुर्धारी प्रकार--१ 
कि सिंहनिहन्ता ,, --१ 

हि अश्वारोही ,, --* 
योग---४ ० 


(६) कसरवा निधि 


उत्तरप्रदेश के बलिया जिला के अन्तर्गत कसरवा ग्राम से इस निधि का पता लगा था, 
जिसमें निम्नलिखित प्रकार के सिक्के थे-- 
समुद्र गुप्त-- दृरडधारी प्रकार --११९ 
वही - अश्चमे ध ७ परे 
वही-- परशुधारी ,, --१ 
काच-- ->-१ 





योग---१६ 
(१०) मिट्थल निधि 


सन्‌ १६१५६ ० में पंजाब के हिसार जिले में यह निधि पाई गई थी। इसमें पिछले कुषाश 
नरेश तथा गुप्तसम्राटों की स्वर्सा-मुद्राएं साथ में मिली थीं । दुर्भाग्यवश इसका विवरण उचित 
रीति से लिखा नहीं गया। इसके ८६ सिक्‍कों में २६ गला दिये गये ! शेष मुद्राओं 
में ३३ समुद्रग॒प्त के सिक्‍के हैं और २७ पिछले कुषाण नरेशों के । 
$, स्यू० फ्रॉ० १९१० पृ० ३९१-४०३ | द 
३२. आ० स० इ० झअं० रि० १९२६-७ पु० २शे३े-४ । 
२४ 


श्प्द .. गुप्तकालीन सुद्राए 


(११) बमनाला निधि 


मच्यभारत में नीमार जिले में यह निधि १६४० इ० में पाइ गई। उसमें केवल गुप्त 
. भरेशों के २१ सिक्के थे,जिनमें से समुद्रगुप्त के आठ,ह्वितीय चंद्रगुप्त के नो ओर प्रथम कुमारगुप्त 
के चार सिक्के थे। समुद्रगुप्त के एक ध्वजधारी प्रकार के सिक्के पर “विक्रम! उपाधि थी । 


९ है 
(१२) इंसु भी निधि 
यह निधि १६४७ ई० में उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले में पाई गई। उसमें केवल 
गुप्तनरेशों के २६ सिक्के थे। उनमें समुद्रगुप्त के ध्वजधारी प्रकार के ३, द्वितीय चंद्रगुप्त 
के ध्वजधारी प्रकार के १७, सिंहनिहन्ता ओर छत्र प्रकार के एक-एक, कुमारगुप्त के ध्वजघारी 
प्रकार के » और अश्वारोही प्रकार के 5 सिक्‍के थे । 


(१३) कुमरखान निधि 


. यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में १६५२ ६० में पाई गई । बम्बई राज्य में प्राप्त 
यह पहली ही गुप्त खुबर्सामुद्राओ की निधि हैं। उसमें £ सिक्नी मिले, जिनमें से समुद्र गुप्त 
का १, काच के २ ओर द्वितीय चंद्रगुप्त के ध्वजधारी प्रकार के ६ सिक्के थे । 


(१४-१७) जौनपुर, गोपालपुर', मूँसी इलाहाबाद, मश्ुआ निधि 


८ /“« 


जोनपुर, गोपालपुर, मू सी-इलाहाबाद तथा भभुआ निधियों के विषय में थोड़ी-सी बरतें 
मालूम हैं। जोनपुर-निधि में थोड़ी मुद्राएं प्राप्त हुई थीं। गोरखपुर जिले के गोपाल्पुर 
. नामक स्थान से २० सिक्के उपंलब्ध हुए, जिनमें ह्वितीय, चन्द्रगुप्त की सात मुद्राएं 
थीं। म्ूसी में २० से ३० तक सिक्‍के मिले थे, जिनमें अधिक सिक्‍के प्रथम कुमारगुप्त 
. केथे। स्मिथ को क्निंघमन्द्वारां प्रेषित सुचना के अनुसार प्रयाग में १८६४ ई० में एक 
._ निधि मिल्नी थी, जिसमें २०० सिक्के थे। कर्निंधम केवल चार सिक्कों की ही परीक्षा कर सका. 
 था। इसलिए स्मिथ का कथन अविश्वसनीय हो जाता है कि उस निधि में मोर-कार्तिकेय 
प्रकार के अधिक सिक्के थे। क्योंकि प्रथम कुमारगुप्त का यह प्रकार उतना लोकप्रिय 
नहीं थां। शाहाबाद जिले में भरभुआ नगर से भी एक निधि का पता चला था। इससें 
प्रायः सहद्न सुद्राएं थीं; क्रितु एक भी उपलब्ध न हो पाई । सम्सभवतः सब्र सिक्‍के गला 
दिये गये हों, अथवा छिपा कर बाजार में बेच डालें गये हों । 


"जलन न नानक नकल पतन येल- नये नल कनकन-पल न - तल नमन ५ ++५-कमनयनानवनननन-क न तनमन न कान अमन; अपन कान “न पनमननन्‍कत नम ५५ अकनान++3-क्‍न४+कननक-म+ ५०-१० ०५-०5 3 


१ जञ० न्‍्यू० सो० हू ० भा० २, पृ० १३५। 

रे 3. »... भा०१४७प० ८२। 

हे 4 | सा० १५ 

४. ज० ए० सो० डा १८८४ प० १००; बयाना निधि, पू० ९। 
वही पृ० १५२; ज० रा० ए० सो० १८९३ प० ४९ | 


६, बही, ज० रा० ए० सो० १८५३ पृ० ४९ | 


| .... बवारदवाँ अध्याय . २१६ 


(१८) बयाना निधि द 
यह निधि खेत के बाँध के नीचे हलनपुर नामक ग्राम में १७ फरवरी १६४६ ई० को 
पाई गई थी। वह स्थान राजस्थान के बयाना नगर के समीप स्थित है। इसमें सम्भवतः 
२१०० स्वर्णा मुद्राएं थीं ; किन्तु उनमें से केवल्न १८२१ मुद्राएँ ही उपलब्ध हो सकीं । इसका 
सविस्तृत विवरण हाल ही में प्रकाशित बयाना-निधि की मुद्रा-सूची' में दिया गया है। 
इसमें निम्नांकित राजाओं के सिक्‍के मिले हेँ- 
प्रथम चन्द्रयुप्त-- .. +-+-१० 
समुद्रगुप्त---द्र॒ड धारी प्रकार -+ १ ४४ 
[ १३८ में हाथ के नीचे 
समुद्र! तथा ७ में 'समुद्रगुप्त 


लिखा है |... हि 
7?  अश्वमेध प्रकार नल 
”? परशुधारी ,, से 


| हाथ के नीचे समुद्र” सात 
सिक्कों में तथा शेष में 
कृ अंकित है | द 
' घधजुर्धारी प्रकार. -३ 
?  वीणाघारी ,, ६ 
[ बड़े आकार के दो, 
छोटे आकार के चार ] 
” चअ्याप्रनिहन्ता प्रकार  +>२ 
[ एक पर राजा समुद्रगुपा 
दाहिने, और दूसरे पर 
“्याप्रपराक्रम: दोनों ओर 
लिखा मिलता है ] क्‍ 
. काच-- .... -+-१६ 
चक्रध्यज प्रकार--१५ ! 
गरुडध्वज ,, --१ 


9) 


द्वितीय चन्द्रगुप्त स्वर्गा-मुद्राएं. -++६८३ 
द धनुर्धारी प्रकार. _>छघ्ढ , 
प्रृष्ठभाग पर सिंहासन--४१) 


हर 


बै२० 


गुप्तकाकीन मुद्राईं 


द्वितीय चन्द्रगुप्त भ्रश्वारोद्दी प्रकार ++<१ 


भुद्रा-लेख 


(अं) 
(क) 
(ख) 


है 


ौ 


99 


बाई' ओर 'राजा--५२ |; 
दाहिनी ओर “राजा!-३० 


छत्र अकार--- बाज 


गद्यममयय लेख --* 
प्यमय लेख -+-»रे 


सिंहनिहन्ता प्रकार. “४२ 


सिंह को कुचलता-२० 


पर्यडु प्रकार-- 


2” चक्रविक्रम प्रकार--- 


प्रथम कुमारगरुप्त--६ २८ सिक्के 
धनुर्धारी प्रकार-- 


खज़्धारी प्रकार--- 
अश्वा रोही अकार -- 


सिंह लोटता हुआ-१ 


सिंह से डटा हुआ-२१ | 


रे 
डक 


८ डे 
ब्ग््न्ण्पृ ० 


“३०२ 


ज्षितिपति रजितों विजयी कुमारगुप्त जयत्यजितः --६ ६ 


जयति नृपोरिभिरजित 
परथ्चिवीतलेश्वरेन्द्रो कुमारणुप्तो 
जयत्यजित 


रकम 


ैपन्‍्कपस्ककमक, श् 


(ग) गुप्तकुलव्योमशशी जयत्यतजेयो जित- 
महेन्द्र: “८७ 
(ध) गुप्तकुलामलचन्द्रः महेन्द्र कर्मा- 
जितो जयति “८ ३ 
(थे) चितिपतिरजितो विजयी कुमारगणुप्तो 
. जयत्यजित: बन 5 
(छ) चजितिपतिरजितो विजयी 
महेन्द्रकर्मा दिव॑ जयति-- --१ 
(ज) प्रथिवीतलाम्बरशशी कुमारगुप्तो 
जयत्यजित --+६ 
प्रधमकुमारगुप्त कार्तिकेय या मोर प्रकार +++१ ३ 
सर दुत्न-प्रकार---- _ 


भांरहवाँ भ्रध्याय २२१ 


प्रथम कुमारगुप्त व्याप्रनिहन्ता प्रकार--. --३६ 
“कु! रहित--ह२ |; 
कु! सद्ति--४ 
सिंदनिहन्ता प्रकार -+ रे 


सिंह (युद्ध में ढठा) निहता प्रकार ---२३ 
सिंह (को कुचलता हुआ) निंहताप्रकार-३ ० 


गजारोही-सिंदनिहन्ता.. प्रकार नम ह 
गजारोही प्रकार-- . “+३े 
खजनिहन्ता प्रकार--- “४ 
अश्वमेध प्रकार--  नौ+४ 
वीणाधारी प्रकार--- ने 
अप्रतिध प्रकार-- --< 
_राजा-रानी प्रकार-- १ 
स्कन्दगुप्त ऋ्रमादित्य 
छुत्र प्रकार-- --+१ 


आजतक गुप्त स्वरो-मुद्राओं की जितनी निधियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें बयाना निधि 
सबसे बड़ी हैं। हमें इसके प्रत्येक सिक्के का वर्णन चेज्ञानिक ढंग पर तैयार मुदासूची से 
सरलता पूवक मिल जायगा, जिसमें आकार तथा तौल का भी विवरण दिया गया है। उसकी 
४४.६ मुद्राएं ३१ फलकों पर प्रकाशित की गई हैं। उक्क पुस्तक की लम्बी भूमिका में गुप्तयुग 
के प्रधान तथा विवाद्ग्रस्त विषयों पर प्रकाश डाला गया है । द 


परिशिष्ट १ 


हाल में प्रकाशित नये प्रकार की मुद्राएँ क्‍ 


. इस पुस्तक के फलक बनाने के पश्चात्‌ कुछ नये प्रकार की मुप्तमुद्राएँ प्रकाशित हुई 

हैं; उनका विवरण नीचे दिया जाता हैं । 
सप्ृद्रगुप्त 
१ व्याप्रनिहन्ता प्रकार 
कलकरत्त के श्री० पोद्दार के संग्रह में इस प्रकार का एक नया उपप्रकांर मिला है, जहाँ 
प्रृष्ठभाग की देवी मकर की पीठ से उत्तरती हुई दिखाई गई हैँ। इस उपप्रकार की मुद्रा अबतक 
अज्ञात थी। ज० स्यू० सो० ई० भा० १४ फ० ६ नं० १० में यह मुद्रा प्रकाशित हुई है। 
(फ० ९६, ७ )। 
२ हछ्वितीय ( ९ ) समुद्रगुप्त का धनुर्धारी प्रकार. 

_ लखनऊ के गयाप्रसाद-गोरीशंकर के फर्म को हाल में समुद्रगुप्त के घनुर्धारी प्रकार 
की एक सुवर्णमुद्रा मिली हैं, जिसका पुरोमाग ज्ञात धनुर्धारी प्रकार के समान है; किन्तु 
पृष्ठभाग पर “अप्रतिरथः के बजाय पराक्रम! विरुद खुदा गया है । दोनों विरुद समुद्रशुप्त 
ने धारण किये थे; किल्‍्तु अब तक “पराक्रम विरद धनुर्धारी प्रकार पर नहीं पाया गया था। 
भरसार-निधि में समुद्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार के इस उपप्रकार के तीन सिक्कों मिले थे, ऐंसा 
. कित्तो ने लिखा है! । किंतु उनके प्रकाशित न होने के कारण अथचा पश्चात्‌ नष्ट होने के 
कारण कित्तो के उस विधान की जाँच नहीं की जा संकती थी । यह असंभव नहीं कि यह नवीन 
: मुद्रा उस निधि में की ही होगी । पुरोभाग पर राजा आहुति देता है; यह कित्तो का विधान 
गलत हो सकता है । 


इस सिक्के का वर्णन इस प्रकार है--- 
आकार .८'; तौल १३६ ग्रेन 


ह पुरोभाग नन्राजा बाई ओर खड़ा, बाये हाथ में घनुष, दाहिने सें बाण, सामने गरुडध्चज बाँह 
हे के नीचे समुद्र! ; वतु लाकार मुद्रालेख अ्विद्यमान । 

. ध्रध्ठभाग--कमलासनाधि७णष्ठित लक्ष्मी, दाहिने हाथ में पाश तथा बायें में कमल, बाई ओर . 
चिह्न, दाहिनी ओर लेख, 'पराक्रम:? । (फ० १६, ८)। 


१, जु० प्‌० सो० ढां० १८०२, प्‌ ० ३९० 


२६३ 


यह सिक्का जून १६५४ सें ज० न्‍्यू० सो० ३० के भा० १६ में प्रकाशित होगा + इस 
सिक्कों की तौल १३६ ग्रेन है। यह तोलमान ससुद्रगुप्त के काल में प्रचार में नहीं था । उस 
समय प्रष्ठभाग को देवी कमलासीन भी नहीं दिखाई जाती थी। म॒द्रा की शैली भी उत्तर- 
कालीन मालूम पड़ती है । इसलिए यह असंभव नहीं हैं कि यह म॒द्रा ४४० ईसवी सन्‌ के बाद 
राज्य करनेवाले किसी द्वितीय समुद्रगुप्त की हो ओर उसने भी प्रथम समुद्रगुपत का विरुद घारण 
किया हो । 


द्वितीय चन्द्रगुप्त 
२, सिंहनिहल्‍्ता प्रकार 
पदला वग 
( राजा प्रत्य॑चा नहीं चढ़ा रहा है ) 


कराँची के श्री० हँमिल्टन ने मुझे एक इस प्रकार की मुद्रा का फोटो भेजा दे 


. पृष्ठभाग पर राजा धनुष पर बाण नहीं चढ़ा रहा हैं; किंतु उसे बायें हाथ में लेकर सामने खड़े 
सिंह को रोष से केवल देख रहा हैं । यह मुद्रा बयाना निधि फ० १७, १० के समान हैं; 
किंतु राजा बाई' ओर देख रहा है, न कि दाहिंनी ओर । यह मुद्रा अगले साल में प्रकाशित 
होगी (फ० १६,३)। कलकत्ता के श्री नरेद्धरसिह सिंधी के संग्रहालय में भी ठीक इस उपप्रकार 
की एक मुद्रा है, जो फ० १६, २ पर प्रकाशित की गई है | ह 


दूसरा वर्ग 


४ ( बाई' ओर चलते हुए सिंह पर देवी घुड़सवार के समान ) 

हाल में लखनऊ संग्रहालय में एक इस बर्ग-का सिंका मिला हैँ, जिसके प्रष्ठभाग की 
देवी बाई' ओर चलते हुए सिंह पर घुड़सवार के समान पेर दोनों ओर फेलाकर बेगी हे । उसके 
बायें हाथ में कौँठ कोपिया और दाहिने में पाश है। यह उपप्रकार अबतक अज्ञात था। 
यह सुद्रा ज० न्‍्यू० सो० इं० भा० १५ प्रृू० ४०, फ० ३, २ पर प्रकाशित हुई है। 

(फ० १६, ४) ; ' ः 

४, अश्वारोही प्रकार 
. (पृष्ठमांग की देवी खंडी ) ः 

द्वितीय चन्द्रगुत्त के अश्वारोही प्रकार में देवी हमेशा तिपाई पर बेठी हुई पाई जाती है ; 

किंतु हाल में लखनऊ संग्रहालय को एक मुद्रा मिली हं, जिसके प्रृष्ठभाग की देवी खड़ी है। 


. डसका वर्णन इस प्रकार है--- 
जाकर ,«", तौल १९१ ग्रेन 


२१४ 
पुरोभाग--अश्वारोही राजा दाहिनी ओर, आयुध पिरद्दित ; भुद्दालेख, 'परमभागवतों मइ्ठ- 
राजाधिराज श्रीचन्धगुप्त:? । 
पृष्ठभाग--देवी सामने खड़ी, दाहिने हाथ में माला, बायें में कमल ; बाई ओर चिह्न, दाहिनी 
ओर लेख, 'अजितविकरमः” । यह मुद्रा ज० न्यू० सो० ई', भा० १५ प्रृ० ४० 
फ० ३, १ पर प्रकाशित हुई है (फ० १६, ५ ) | 
छत्नधारी प्रकार 
( 
दूसरा वग 
६, ( धृष्ठभाग की देवी नीचे उतरती हुई ) 
पटना के श्री जात्नान के संग्रह से द्वाल में एक इस वर्ग की मुद्रा ज० न्‍्यू० सो० ई० 
भा० १४ प्ृ० ६६, फ० ६.१४ पर प्रकाशित हुई है, जिसके पर पृष्ठभाग की देवी तिपाई से 
नीचे उतरती हुईं दिखाई गई है। यह उपप्रकार अबतक अज्ञात था । क्‍ 
इस सिक्क का बर्णोन इस प्रकार का हैं--- 
पुरोभाग--राजा बाई' ओर खड़ा, पीछे छत्नथारी वामन, केवल छत्र का दंड दृश्यमान; मुद्रालेख 


'त्षितपव ... | क्‍ 
पृष्ठभाग--देवी बाई' ओर खड़ी, दाहिने हाथ में पाश, बायें में कमल ; दाहिना पैर तिपाई से 
उतरने के लिए उठाया गया है; चिह्न बिसा हुआ ; सुद्रालेख अस्पष्ठ (फ० १६,<६) | 


परिशिष्ट २ 


गुप्त-नंशावली की कालक्रमानुसार तालिका 


[ तिथियाँ ईसवी सनू में दी गई हैं ] 


१, गुप्त ( ईं० स०२७०-२६० ) 
२. पघटोत्कच ( लगभग २६०-३०४ ) 

३. प्रथम चन्द्रशुप्त - कुमारदेवी ३०४-३२४ ) 
काच ( ३२४-३३० ) ४, समुद्रगुप्त ६ ३३०-३७० ) 


भ रामगुप (१७०-३७२) ६ द्वितीय चन्द्रगुप्त - अ्रवदेवी ८ कुवेर नागा 
| ३७०--४१ २ 


| छः | 
गोविन्दगुप्त घयोत्कचवगुपतत ७. प्रथम कुमारशुप्त- अनन्तदेवी ( ४१४-४४४ ) 
(४५४ ६३०) 


८, स्कन्दगुत्त 6 ४४४-४६८ ) ६. कप ( ४६८-४६६ ) 


| 
१०, नरसिंहगुप्त ४६३६-७२ ) 
११. द्वितीय कुमारगुप्त (2७२-४७५ 
१२. फल (9६६-४०४५) (१) 


बैन्यगुप्त भानुगुप्त 
(५४०४-५१०) (५१०-५२५) 


| 
१२. बुधगुप्त ( ७७४-४६६ ) 


परिशिष्ट ३ 
सहायक ग्रंथों की श्ची 
एछटाटावों #0०7 ६5, 


छ8947], 9. 7)2., 228 ० 006 ॥7960७8) (७088, 3%708/'88, 988 
88892, 8.७., 78007ए ० ०0७॥7-॥8887"0 -ैंत08, (४00प४/७,984 
[0970 ७६७०, ह. ऐं., ि8007ए ०६ ४७ 00७॥8७8... 70079, 94]. 
७७७ वे. के, (00०एकफए४8. गशाइछवंएत०कपण कवा०बाणप8, ४०), 7, 
(/8]00009, [888 
बचे७ए३8७०), , ?,, र8007ए 0 शत, 80-850 3. 70. ,800"6 983 
२५ 2. वृग्गएछातंक्र निड07ए 07 वशते8,. 7980076 984 
०४]ंपाशवैक्षा" 87 #]082 8७7, ॥॥8 4086 0 0086 ५७।२७४७)२०७४ &70 (प्र]0/88, 
,8078, 4940 
छा 0॥0०ए0कजं, मि.06., 900०8) सीड॥07ए 0 औैघटा०7४ एव9,40॥ ४6, 
क्‍ (/80प0॥09, 980 
०0:67), 0, 7. (एप709 7॥7]07"6. 
59]00078, . 7४, 746 77 08 (प्र 426. 2077099, )948. 
उपाध्याय, वासुदेवः गुप्त साम्राज्य का इतिहास दो भाग, इलाहाबाद । 
80675 णा (०5 
3] 80, थे. ४ ३:8)0206 ०07 8 (08 07 6 (प््एछ8 9ए748068 छत 


07 58897|78, (78 0 "करा ( ॥0 6 फिपड0 प8&७ए7॥) ) 
[.070000, 9[4 


जित60, ४५ है; (७७॥8]0206 07 6 (09३8 7 $6 वशतवे8० (ए७पराश 

(/0/000॥9, | 900 
38287, 0... ७. (/078286 ० 08 (ए७/७ ॥0ए7880ए, 3077089, 954 
उपाध्याय, वासुदेवः भारतीय सिक्‍के,प्रयाग । 


472]28 07 ॥#6 ("79६8 (0१792 ८. 
89॥02789॥ए. 07 वहती॥्0 008, 8६ , 3077089, 950, 
2768 & ०07070806 0॥0]027400ए 07 088 8७॥0]88 008 0 प्र//8& ८07082७ 
36787'8/ 877068 ॥&ए6 (868 9००॥8॥60 8709860प८७४४ ६0 950 +॥ ४४9७ 
/7्पाऊदा ता ॥#० 'ं॥करांड्राकां0 80262 0 [#वा० 


२१२७ 
एलंमटांफुओं ॥7टॉ2ड करार करल्याण्मटते धटा€. 


30667", 0. 0७- 00 096 एशब्रशताबए.8-रि पा कपै6ए१ 
| ह॒ 0 ए.06, 2४. ७, &,५११, 937. 
. छझडबाकडबो, ४ हू, ४०088 08 0७७७ रे 8७7 (पर एणब22०-. 
४ 5. औऔ#५१]7, 923 
ध हक 86900फ007 6 ४06 शा(॥शप07 (पए78 (/जंएड, 
४. ७, &४०४०४१।०७, ]925. 
(प्रगणां॥2॥87, 0.,57]ए७० (00838 07 ॥06 (०३०४७ 8घवे [67 5प7०७७55०४, 
6. 4, ७, १९., 7%, 2 
(82:87, ॥), 3, छ्वग॥9)8 संगत 06 2] ७08 0०१ (00758, 
द 0 8 आज 4 मी 260 
(एप 2. 7, (० (008 6 सिता॥क2ुप08 है। 5ए वोा।, छा, जे 3] 
स्‍ 9. 400 ० 06 0098 ० ?"-७]:88806ए78, 84, 3 ], 34 
; 7? कह पाांपुप8 ह०१ (एण्ड ० ० एरधह्ापवा80ए)8 7, 
484, 4५. 447, 
88॥7, कर, 0 706 08 06 विक्षा।छ नि087वते छत ४०8) ०४वत।.8676 9७ 
4088, >५.7. 408 
। 4 7. 4##बइ्ट्रीक 0ए]6 ० शिपराशक्षा82प 4, उ8द, ह!7, 68. 
(७/७४7, 20. _., उप्रवे820]0098 87५ मिड एदएव एणंए8, एव, |, 2, 
37988 ज़80, 0७. 4, (0 एएंए ० 804॥820078. /. 0., 4, 68. 
58800, रि, ४, ।॥6 38ए&॥64॥8 (/078 0 ४970 पतै।8 ४ प[0।8, 

2, ७. < ५97, 52. 
5ए%/'0॥॥ 877 070, (0), (/827'0ए।77७778 / ए08, /, 2४. ७. 7., ४ [].80 
89090]69, 3. 5. 7788 47% 07 (पए8 एणं)ड, उ8, >, [9 
5णा0 ५६ 3. ४ (]853॥6व 876 ॥)6760 (६808]0206 ० 96 (06 

(४0778 07 6 व 7७४8] (प08 ।)ए7986ए, 
/. 4. ७. 8., 884 ४. 9 
हे; 2. [86 (एणंग्र488 ० 76 पिक्वाएए 07 006 46-39] धंच[& 
)770880ए 07 '0७श6क हत8, /. 2४. 4. ७., 889,] 
ट 7. (0086/ए४४078 00 606 (हप709॥08 ४ 00828, 7886, 893,77 
80॥077,5, ५. (॥8४०वए३७९ ए[/७ - दि त"७१ ० ए। ५ए.6, ०.2४..४.२., ५. 37 


परिशिष्ट ४ 


मुद्रा-प्रकारों की वश-क्रमानुसार सची 


अप्रतिध ( फ० १७, ३ ) 
अ्श्वमेध--प्रथम कुमारगुप्त ( फ० १३, ७-८ ) 
“समुद्रगुत्त ( फ० ३, ६-७ ) 
अश्वारोही--अथस कुमारग॒ुप्त ( फ० १०, ११-१५ ११, १-१० )। 
द “-दितीय चन्रगुप्त ६ फ० ७, १२, १४ )। 
+स्कन्दगुप्त ( फ० १७, १५) 
अश्वारोही सिहनिहन्ता-- 
क्‍ प्रकाशादित्य (फ० १७, १४)। 
कार्तिकेय प्रथम कुमारगुप्त ( फ० १३, ११-१२) 
द ( देखिए मोर-प्रकार ) 
- खड़धारी -- प्रथम कुमारणुप्त ( फ० ११, १४ ) 
खड़ननिहन्ता-- प्रथम कुमारगरुप्त ( फ० १३, ३-३ )। 
गजारोही -- प्रथम कुमारगुप्त /फ० १२, १४ )। 
गज्ञारढह सिहनिहन्ता -- क्‍ 
हु प्रथम कुमारगुप्त ( १३, १ )। 
चक्रप्चज -- काच (फ० 9, १-७)। 
 चक्रविक्रम -- द्वितीय चम्द्रगुप्त ( फ 8, ८-६ )। 
छ्त्र “ अथम कुमारगृप ( फ> १३, १५ )।. 
द्वितीय चद्रगुसत (फ०८, ६-६ )। 
क्‍ .. स्कन्दगुप्त ( क्रमादित्य ) (फ० १४७, १४ ) | 
दणा्डधारी प्रकार-- समुद्रगृप्त ( फ० २, ७-८ )। 
धनुरधारो - द्वितीय चद्धगुप्त (फ० ७, ६-११; फ० ४ )। 
द . “- भ्रथम कुमारगुपत (फ२६, ६-१७) 
द ( फ० १०, १-१० )। 
-- द्वितीय कुमारयुप्त (फ० १५, ७ )। 
-- घटोत्कच (नन्‍्फ० १७, १४ )। 
- नरतिहगप्त (फ० १५ १)। 
“7 बुधगुप्त (फ० १५, १० )। 


२३६ 


-- विष्णुगृुप्त ( फ० १५, १२ )। 
-- चैन्यगुप्त (फ० १५, १३ )। . 
“-- स्कन्द्गुप्त (फ० १७, ७ )। 
-- समुद्रगुप्त (२, १३-१५ )। 
पयहू “- द्वितीय चन्द्रगुप्त ( फ० 8, १-३ )। 
परशु -- समुद्रगप्त ( फ० ३) १-४ )। 
ब्याप्रनिहस्ता--प्रथम छुमारगप्त ( फ० १२; १२)। 
-- सभुद्रगुप्त ( फ० ३, १५-१७। 
भोर -- प्रथम कुमार ( फ० १३, ११)। 
( देखिए कार्तिकेय ) 
राजारानी -- प्रथम कुमारग॒ुप्त ( फ० २१४, ४ )। 
प्रथम चन्द्रगुप्त ( फ० ९, १०-१३ )। 
_-+ द्वितीय चन्दरगुप्त | 
-- पर्यक्ष पर (फ० ६, ६ ) । 
राजालक्ष्मी-- स्कन्दगुप्त ( फ० १७, १२ )। 
वीणा -- प्रथम कुमारगुप्त ( फ० १७, ४ )। 
. -- समुद्र (फ० ३, १५, १६ )। 
सिंहनिहन्ता-- प्रथम कुमारगुप्त ( फ० १२, १५ )। 
“- द्वितीय चन्रगुप्त (फ० ६, ७ )। 


परिशिष्ट ५ 
सांकेतिक शर्ब्दा की बची 


ञ्ा० स० इ० अं (ए ) रि०--थार्केलाजिकल सर्वे आफइंडिया एन्यूअल रिपोर्ट । 


ड्५ क० 

इ० हि० क 
हक क्यल ह 
० अ० 
ए० इ० 
- ए० सो० बं० 
क० मी० इ० 


क० आ० ( श्र ) स० रि०_ 


क० ले० इ० सि० 
का० ३० ३० 

का० ओए० सू० 

ज> श० ग्रो० सो० 
जञ० ए० सो० ब० 
ज्ञु० रा० ए० सो० 


ज० ब्रा० ब्रा० रा० ए० सो० 


ज्ञ० वि० रि० सो० 
 ज्ञ० न्‍यू० सो० इ० 
स्यू० स५० 
| ल्यू० क्ररा5 
क्‍ पं० स्यू० बे० 
प्रि० ए० ( पी० ईै० ) 
प्रो० रा० ए० सो० बे० 
पो० हि० ए० इ० 
ब्रि० स्यू० को० | 
: ब्रि० स्यू० के० गु० डा० 
..ब्रि० स्यू० के० जी> डी० 
श॒० श्रा० 


“-इंडियनकलचर । 

-- इंडियन हिस्टारिकल क्ाटलीं । 

--इंडियन म्यूजियम केटल्लाग 

--इईंडियन अंठिक री । 

-एपिग्राफिया, इंडिका । 

--ऐसियाटिक सोसाइटी बंगाल । 

“-कर्निंवम मिडिभल्न इंडिया । 

“- कर्निंधम अ्राकेलाजिकल सर्चे रिपोर्ट । 
“-कर्निंधम लेटर इंडोसिथियन । 

--कारपस इंसकृपशनम इंडिकेरस्‌ । * 

“-कात्यायन श्रोत-सूत्र । 

“ जरनल ऑफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसाइटी । 
--जरनल ऑफ ऐसियाटिक सोसाइटी बंगाल । क्‍ क्‍ 
--जरनल आफ रायल ऐसियाटिक सोसाइटी, लंदन । 


“--जरनल ऑफ बाम्बे ब्रांच ऑफ रायल ऐसियाटिक सोसाइटी । 
--जरनल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी । 

-“जरनल ऑफ न्यूमिससेटिक सोसाइटी इंडिया । 

- न्यूमिसमेटिक सक्निमेंठ । 


. -+्यूमिससेटिक क्रानिकिल । 


--पंजाब म्यूजियम कैठलाग । 

--प्रिन्सेप एसेज । क्‍ 

--प्रोसिडिंगल आफ रायल ऐसियाटिक सोसाइटी बंगाल । - 
--पोलिटिकल हिस्ट्री आफ ऐसेट इंडिया । 
--ब्रिटिशम्यूजियम केटलाग । 

--ब्रिठिशम्यूजियम केटलाग भुप्त डाइनेस्टी । 

-- वही । । 

“-शंतपथ ब्राह्मण । 


परिशिष्ट ६ 
विशिष्टाथंक शब्द-बची 


फलक स्थित सिक्के 


( हिन्दी-अंग्रेजी ) 

अद्धचित्र._ छपहा 

अमन बालियों का गुच्छा (0-77०0]79 
आकार ( के बाहर ) 0ए 0 07 

उपप्रकार एणणशाफ. - 
कंकण 3872788 
कलंगी (88६ 

कटिस्थित ५०१77|20 
घुंघराले . श्जिस्ट80. 

घोड़े का विभूषित बाल 79]8080 शाब्ा68 
चित्ररहित दृष्ठांत ०४ 7]]प78079( €ते 
चिहसमूह ०४ 

चिह्न 37770] 

चुनट काठ 

छोटी घोती [॥07 ९०% 

ठ्प्पा ])79 

तिरपाई ए30)67/ 8४600) 
. धराशायी (0प7700॥87 

न्यायाधीश की ओपी शाइ क्‍ 

निर्माण-शक्कि (#8807ए७ एथयए0 

नुपूर &.]7 | € 

प्रकार 4ए98 

प्रतिरूप (४0प्70600 [087४ 
पुरोभाग ()9ए686 

पृष्ठभाग ०९ए९७/'४७ 

फ्लक 7]968 


(/07787]]708 0"86060 


बैरेरे 


बनावट 
चिन्दुविभूषित _ 
मुद्रालेख 

मूलरूप 
मेहराबवाले चेत्य 
मेंगटीका 

रूढगत 

लम्बे केश 

वर्ग 

वतु लाकार 

वतु लाकार तारा 
विधि द 
समकक्षक 

साँचा _ 

स्नायुयुक्क 

. सिंहमस्तकं-युक्क 
सिंद्द से डठा 


॥98707/40 

]00॥664 

4९2०7व 

7/00079]08 

570॥6व ४॥]] 

26७" ॥680 07797767+# 
(70776700फ७) 

शाह ६6 ॥५ग।' 
(2988 

(77008/' 

3687""ए 077877677 
स्‍2697068 न्‍ 
(/0॥9॥0878] 07'8700॥ . 
3॥0प्रांव 

(पस्‍52प0]७/' 

[॥07 69]07॥8) 

4707 007708॥877४ 


अनुक्रमणिका 


अटीभेकस २१ 
अप्रतिध ११, १४५ 
अश्वमेघ-प्रकार ११, १४) १४, ४३, १४० 
अश्वारोही प्रकार १०, १६, १२१, १७४ 


अहिक्षत्र. | ११० 
आरदोक्तो ११ 
घ् 
एण्डपत्ल २ 
क्‌. 
कनिष्क तृतीय, २०, २३, २७ 
कांची हु २्‌ 
काच सिक्का २ 

गुप्तराजा ५.४ 
समुद्र से एकता ५.५४-६ 
समुद्र से प्रथक ५७ 
रामगुप्त ४.७ & 
काठियाबाइ-विजय १०४ 
कार्तिकेय प्रकार १४२ 


कालीघाट निधि १८७, १८६, २१४ 
कुमारमगुपत ६, ११, १६, ११७, १३३, १३४ 
१४०, १४८, १५१, १८६, १६७ 


कुमारगुप्त राज्यपाल .. १५२ 
सुद्राप्रकार ( परि० ) ३ 
स्वणुमुद्रा ११४ 

ताम्बे सिक्क। १०७ 
कुमारदेवी लि दी आ। 
सिक्के पर अंकित कह 

लिच्छवी राजकुमारी २२ 


कुमारणुप्त द्वितीय ४३.७, १८, ११७, ६७ 
१८४, १4<७, १८६, १६० 


कुषाण पिछले २६ 
स्व॒र-मुद्रा ३०, ३१ 
कोटवा निधि २१६ 
कृष्णगुप्त के उत्तराधिकारी ७ 
खत 
खज्नधारी प्रकार १२८ 
खन्ननिहन्ता ११८ 
खेराताल-निधि १४६, ५.० 
ग्‌ 
गरुड़ध्वजचिह्न १४ 
गजारुढ सिंह-निहन्ता प्रकार १३७ 
गुजरात-विजय १०४ 
मुप्तवंश,नीं व हु १ 
राज्य-विस्तार ड 
राज्य-अवनति ६ 
गुप्तलिपि २११ 
गुप्तसिक्के, आरम्भ २०, २३ 
प्रकार ११४-५ 
कला ११ 
गोविन्द गुप्त ३ 
था 
घटो लेख १ 
घटोत्कच १, ४०, ४४, १७४-५, १८६ 
घटोत्कच. गुप्त १८४, ५४ 
च्‌ 
चक्रध्वज, निर्माता कौन १ १, ५४ 
चक्र-विक्रम-प्रकार ११, २०२ 
चन्द्-गुप्तम्‌ देवी... ५७ 
चन्द्रशुप्त प्रथम 
शासन-आ रंभ १, ११ 
गुप्त-संवत्‌ १, २३ 


२३४ 


मुद्रा-जन्मदाता! 
मुद्रा 
प्राप्ति-स्थान 


. कुमार देवीवाला सिक्का 


राजारानी 
चन्द्रगुप्त द्वितीय 


गुप्तकालीन मुद्राएँ 


१२ 
२, रह कप, 
१६ 


दे्‌ छे * ब्‌ है| 
श्र 


९३०६: १9, ६ 
२०, २२, ५१, ११४, ११५ 


१२८, १५१, १५३, १७०, १७८ 


उपाधि 


पश्चिम भारत पर विजय 
(परिशिष्द ४) ६१ 


सिक्कों का प्रकार 


चन्द्रगुप्त तृतीय 
चिह्न-स्थान 


विभिन्न नरेशों 


. शासक से सम्बन्ध 


कुषाएण -अनुकरण 
द्ु 
छत्रधारी प्रकार _ 
छुत्र-प्रकार 
ट 
टकसाल गुजरात 
ठांडा निधि 
्््ि तत 
तोरमांण 
तोल कुषाण 
वृद्धि 
तीन परिमाण 
भान 
माप 
भारतीय 
सुवर्श 
यूनानी 
9 9 द्‌ 
दण्ड धारी प्रकार 
दीनार 
देवराष्ट्र 
देवगुप्त 


३१, ६) 
०४ 


१६६ 
२०००० १ 
३०३ 


२०१ 


०२ 


| १ ६ | १८ 
१४४, १७३ 


३०६ 


५०, ४४, २१५. 


8 

२०६ 
:२०६-७ 
२०६ 
२०५४-७ 
२०८, & 


२०६ 


२०५, २०७ 
3१० 


_ वै३, हे३ 
. २०६ 


हु 


रस । 


३४, २९, )<४. 


ध्‌ 
धनुर्धारी प्रकार १४, ३७, ११५-७ 
रि रे | द 
नरासह गुप्त ४, ९, )८, १८७-८ 
निधियाँ * २१४ 
नन्दी प्रकार १७६-७ 

प्‌ 
पड प्रकार १६ 
परशुधारी प्रकार १३, ३६ 
पिछले कुषाण अनुकरण २२ 
प्रकाशादित्य १८, १६७ 
प्रताप सिक्का १४ 
प्रभावती गुप्ता ३ 
पुरमुत ४-९१, १८, १८४ 
प्रकाशादित्य १६८ 
पुष्यमित्र २,४ 

के द हि 
फाहियान १०८ 

ब 
बभनालानिधि ३१ 
 बयानानिधि ६३, १२२, १२६, १३७ 
२०१, २०७, ३१० 

बस्तीनिधि २१६ 
बालादित्य ६, १८८ 
बुधशुत्त 3, ९, )<4५, १<८७, १८६ 
है क्‍ ' ... १६१-२ 
बेन्यगुप्त १६५-६ 
क्‍ भर 
भरसार-निधि १६७, २१४ 
भट्टारक सिक्का १५.६ 
भानुगुप्त ६५ १58६ 
भारतीय तोल २०६ 
ह पे ' मर 

मालवा- १०४ 
मिहिरकुल नि १८८ 
 मुद्राएं, आरइम 3४ ५३ १२, १३ 
१०, ११ 


सम्मिश्रण 
अनुकरण 
विविधता 

कला 

स्वर्णतोल 

लेख 

कुषारा 
भारतीय-यूनानी 
सुप्कालीन 
प्रकार (परि० , 
मोखरि 


| य्‌ 


(23, 


यूक् तिद 
यूप 
र्‌ 

रजत सिक्‍के 
पश्चिमी भारत 
मध्यदेश 
पानीचाला 

रुद्र सिंह 

रुद्रसेन प्रथम 

रामगरुप 


_ लिच्छबी-वंश 
द इतिहास 
लिपि-शली 
पूर्वी ढंग 
पश्चिमी 
.. नयारूप 


व्याप्रनिहन्ता 
विष्सुयुपत 


बः 


. गअनुक्रमणिका  « | | श्३५ 


१६६ 
१४५ १४. 
& 

११ 
१६६ 
२६ 


8 


८ 
<. 
है] 
१२ 


२१ 
४३, ४ ४. 


१५१ 
१५६, १६४ 
१६३ 
१०४ 
१०६ 
२३, ११९ 


१, ९१ 


२२; २३. 


२१० 
२११ 
२११ 
२१२ 


द दे ३] ॥ डर ३ 


६, १८, १८४, १८७ 
१८६, १६४. 


वीणावारी प्रकार ११, १४, १४. 

४८, ४०, १३३, १४७ 

पेन्यगुप्त क्‍ ९ 
श् 

श्रीगुप्त | १] 

समुद्र गुप्त ३, ६, ११; १२, १४ 

१३१, २२, ११४ १२८, १३३,१४० 

उपाधियाँ ३१ 

लेख ४६, ५२ 

दिग्विजय द  र्‌ 

सिक्का प्रकार २८-२८ 


स्कन्द्य्ुत है. 9, पट 
१६६, १८६, १६४ 


सिक्कों का प्रकार ॒(परिशिष्द ४) 


. सिक्के 
नामकरण... २६ 
युद्ध तथा खेल सम्बन्धी ११४ 
प्राप्ि-स्थान १५४१ 
प्रकार (परिशिष्ट) द | 
हर ह 
 हरियुप्त ला १०७ 
. हर्षवधन झुद्रा १२ 
. हाजीपुर निधि... २१६ 
हुविष्क सिक्का ५ शक 
हुगली निधि .ः २१५ 
: .. चल 
क्षत्रय सिक्का १५३ १५६ 
शेली हे १०४, १०५. 
त्र क्‍ 
तकूटक वंश द १५६. 


सिक्का . ६९२ 





कुछ गुप्तपूर्व 


थम चन्द्रगुप्त 


री 


था 


ध्वज 


हे 
च 


समुद्रगुप्त 


क् 
चर 


श्र 





समुद्रगूप : ववजघधारी, घनुधारी व परशुधारी प्रकार 


फलक ३ 





जै पक कैम 2 23 है 
4१७8 हु 0 १ 
अदा 


हम 


5 
हि । 


रद 


हू 
ते . ६७ 








समद्रगुप्त : परणुवारी, अश्मेत्र. व्याप्रनिदन्‍्ता व वीणाघारी प्रकार 


तक 2 


>बन-नता-+*+ आन िनस+ वन न >रिन+ कक पनणनेज विमििकाक। 





काच : द्वितीय चन्द्रगुप्त ; बनुर्थारी प्रकार 





कोर 


री प्र 


पे 


 बनुधा 


न्द्रगुम 


द्वितीय च 


रद 
5 


क्त्तक 


























तें। अकार 


निहन 


स्रगुप्र ; सिंह 


तीय च 


० 


फलक 


नर. नकन>++ं_स»भ9>८ ८३५० के धवन माकक ०9 नकिल्‍३२७४ ००५ सके 3० उस जड़ < “पर क- लक. अल ० 











क 


ता वे अश्ाराड़ी प्रकार 


५ 


समिद्द निद 


से चन्द्रगुप्त : 


(8, 





[9 


दितीय चन्द्रगुप्त : अशाराही व कुक प्रकार 


् 
क्र 


पल 


फ््त्न 


| 
ई 
; 
[ 
| 
[ 
| 
! 





क्रम प्रकार 


नह 


व चक्रवि 


शो 


, हवजघारों 


[ क 


:, राजारार्न 


शा 
' प्रयद्ू 


गुण 


न्द्रा 


तीय च 


श”ः 


। 


प्रकार 


“५, 
[र 


$ 


6 
“०४ 


वथम कृमार शत : बन: 


ब् 


रे 
है 


३९ जै« 





कार 


ही प्र 


् 


बे अभारो 


नुथारी 


मारगृप्त : थे 


क्र 


अशथर्म 








प्रथेम कृमारगुप्त : अथारोही व खड़वारी प्रकार 


करके १ 





प्रथम कृमारगुप्त : सिहनिहन्ता, व्याप्रनिहदन्ता वे गजाराही प्रकार 


फृतक 

















त्र अकार 


न 
__ 


रढ 


गजारूढ सिहनिहन्ता, खड़निहन्ता, अश्वमेघ, कातिकेय व 


प्रथम कुमारगुप्त : 


अहम हे. 
2 मेक अमल अर आज थी अल पीना, अप है तल कक के का | 









ज-++ +हक -+७०-++७न -+क्‍+-4--++५»क्‍.-०७०*_न०-«-«+न्‍.- कल ननन -०3त जम न ७-४७ २३० आद हनन 





आर व] है । रे 
5 ।' 
| नि कक क् 
शा 
के ८ "कक 5 
"कक +गाक 272 *«७ २ * 
रु .. /“ इक »भ ] 
रा नी, 4 हक है 
बढ । ऋ न रज्की छ हर 


गदर 


प्रथम कुमारगुप्त : अप्रतिष, राजारानी, वीगाधारी व गरूड (? ) प्रकार 


स्कन्दगुप्त : धनुवरी, राजारानी, कुत्र व अश्वारोही (१ ) प्रकार 


अ> -+जिनकलन जल -अन्‍शिनन++ब- अब--- «४2 --">+ >> ->-- 


न, 52० 


» अ+--- पल -- 5. 


२ / 
फ्लक २ 
मन व आल कल तक पलक न की 


बीत त४४४++४+४४+/४४४ लि जल तल लत सजा न नम. अत + लक तर जनम "-अकन फे अमना जक +अआत च-+ आधत+#क-५०-क 0 कतेज कक पक रानक "कक ५० + पक पकतता+>र अम्मा ५-५५: पक ० -का- 04०० भा बता+++ +7० ००, «० ०५० जननतता 7 ध्जा 7 


है +र इक आज दुख 7 ता + पते फरितण+ ४ 


बन्यगप्र व प्रकाशादित्य 





'जन्यि 


एगुप्त; 


कप 
[89] 


नरसिहगुप्त, द्वितीय कुमारगुप्त, बुधगुप्त, वि 


फालक १६ 


4बं। 25002 ७४४४७ 0७७७७ ७७४४७ उमर अब नल अनिल कक ......-- | 








द्वितीय चन्धगुप्त : रजत व ताम्र मुद्राएँ 
रामगुप्त : ताम्र मुद्रा 


फलक १७ 


जे अऑिजक-जन १०० »एं3- * ५२७8... पल्नकम०क०अअ- ५-७ ० न++ परशिकाण गाय शिपकरनाणड परी प्पपककमा बढ: ,, 5-7 जी >रीप्क -# -« साथाणफ्रारा- प्र १कजद्रविव रत २ फेयर ८ब्काकताप 7कजनानना एपक्‍्कन- ०-7० ०००, 


लि >7 7४] | नैलडओनन यश फनकनकानात-पमाका+फशगन +कदिटनलन आफ -+शाध्टरनन-गलकाव 7 के जापा०-+_. + _. 5५ ० 








+न्‍+नबार+ 3 ५३ ५०: 








प्रथम कुमारशुप्त : रजत मुद्राएं 








कं जलन > सर 5“ * 





प्रथम कृमारगुप्त : ताम्र मुद्राएं: स्कन्दगुप्त व वचगस : रजत मठाएँ 


। 


कक 


हा 


पद. >कीां कि 0०) 


९ 





द्वितीय चंद्र गुप्--मिंहनिह ता 
बद्दी 

बही 

ब्रही (देवी नीचे उतर रही है) 
वही--अ्रश्वा रोही 

वही--छत्र प्रकार 
समुद्रगुप्त--ब्याप्रनिद्दन्ता 
समुद्रगुप्त (द्वितीय १) 


फ० २० का देवनागरी में रूपान्तर 


१, चद्द्रगुप्त: | प्रृ० २४ 
२. श्रीकुमारदेवी । प्रृ० २४ 

३. समरशतविततविजयो जितरिपुरजितो दिव॑ जयति । प्रृ० ३३ 

४. राजाधिराज: प्रथिवीमवित्वा दिव जयत्याहृृतवाजिमेधघः । प्रू० ४७ 
५. राजाधिराजः पृथिवीं विजित्य दिवं जयत्याद्धतवाजिमेघ: । प्रृू० ४७ 
६. महाराजाधिराज: श्री समुद्रगुप्त: । प्रू०% ५२ 

७. कृतान्तपरशुज्ययत्यजितराजजेताइजित: । प्रू० ४१ 

८. व्याप्रपराक्क्रम; । परृ० ४० 

६. अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितैदियव जयति। प्रृ० ३८ 

१० अ्प्रतिरथों विजित्य क्ञितिमवनीशो दिव जयति । प्रू० ३८ 

११. काचो गामवजित्य दिव॑ कर्मभिरुत्तमैज्जयति । प्रृू० ५६ 


१२. देवश्रीमहाराजपिराजश्रीचन्द्रगुप्त:। प्रू० ६४ 


हक हु >अमअसाााशापानता+पपरवााअ० धन दाशमापकाया5-दासा उन च सरदार भापादाभयाइराभ ५० पका ।ऊाक वास 25 वल्‍पत: कसर पवार तन ;2# पाना आता भाा वा +रपकपाकपाला पता; दाता १ >परथ७ ६२५५९५७ ९३५५-५४ 2० राधा भार लायक क पाल <4+ पान ापरा७आाभत साथ शक अरब पाक पका नारा कातात भला सका हा 
५ 


ः 
[4 26 
















ह्ठ 


प््प 


से 


वे: दर्द, 28 ६००६॥७१४१६२८०: 


हक 


३ 


८९ [| +॥: [36 20) (| | 


न्च 


र्बग्रणान[हूंगपह एहिहेसहक: 

* दुसुपपि: 

* सपदोएँ ठेरेल हदें त्ठीनिट 5 कार 
॥० झपफनादें ठस्ठ [मिथक ८ठे ६०५6 
5 गु 7 खधठ 2 तीव्र 
78 2 0४ #&6६छुटठूग पर: 


उ७+>>णक- अक-मुरन्‍पू इ००्यर, ऋमयातक वकान ऋक थक. कक जन जीना --+-+++ 


६0६: पु 8287, टैड ६०5: शपछ 56६२०: 


फल्लक २० 


०डा875774६ ठें: हट पाएँ, ८6 ६८५८ . 


ह. में 
फ० २१ का देवनागरी में रूपान्तर 
१३. महाराजाधिराजश्रीचद्धगुप्त: । प्र० ७६, ८६, ६० 
65५ ८7, ही. 65. मे दि के ४. | 
१४, चितिमवजित्य सुचरितेदिद जयति विक्क्रमादित्य: | प्र० ६० 


१५. परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्रः | प्रू० ८५ 


१६. देवश्रीमहाराजधिराजश्रीचद्ध गुप्तस्य । प्र० ६३ 


१७, नरखचन्द्रः प्रथितरणो रणे जयत्यजय्या भुवि सिंहविक्रम: । प्र० ७२, ७५ 


१८. देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्धगुप्त: | प्रु० ८२ 

१६. महाराजाधिराजश्रीकुमारगुप्त: | प्र० ११६ 

२०. विजितावनिरवनिपतिः कुमारमुप्तो दिवे जयति । प्रृ० ११६ 
२१. जयति महितलमेकः श्रीकुमारणगुप्त: सुधन्वी । प्र० ११६ 
२२. परमराजाधिराजश्रीकुमारणुप्त: । प्र« १२० 

२३. 7४"थिवीतलाम्बरशशी कुमारगुप्तो जयत्यजित: । प्रृ० १२१ 


२४.  जयति नृपोरिभिरजित:। प्र० १२२ 


१ गलती से एक ही अक्षर में 'इ” मात्रा ओर “ऋ' सतात्रा खुदाई गई है १ 





3020 आाााााााआआआआ॥॥्णणाणा॥॥॥्ल्‍न७७७॥७७एएा 


हे, 


33 >ट [६0 ६६ यज्ञ प्र: 

44 रेलेश्टघेठ त्पयडिटें5 ६ठण “+४<5/: 
5 ए्डर्सणुकहें ४८हतघ्तरंठगप: 
४० टेठ/नेड (६&0६858ग प्‌ 

7 गेहुयहु: प्रकार रे ६च 58४, यृव ते पेड 
/325</8ह४िवष्लिरड०00: 

/9 <जारिवॉधिलिएआश पर: 

2० 2ऐे#ईकमेग8केपरे। र£ए: है छप्पे 
24 ६ जात डॉल: कुटाएएज: स्पतमे 
22 7 ॥> ६वॉ६ कि गए 

23 (0००२ लने कर्डागेय घध्यठएंक: 
24 & 542 गेंली६त: 





| ५. 


्‌ / श्र 


२६, 


३१. 


३२. 


३३. 


२४ 


३५. 


३६. 





फू० २२ का देवनागरी में रूपान्तर 





ज्ञितिपतिरजितो विजयी कुमारणुप्तो दिवं जयति । प्र० १२३। 
गुप्तकुलन्योमशशी जयत्यजेयोजितमहेन्द्र: | प्र० १९२ 
ज्षितिपतिरजितो विजयी कुमारगुप्तो जयत्यजित: | प्रू० १२३, १२४ 
गुप्तकुलामलचन्द्रों महेच्दरकर्माजितो जयति । प्र० १२६ 
पथिवीतलेश्वरेन्द्र: कुमारगुप्तो जयत्यजितः । प्र०. १२३, १९४ 
साज्नादिव नरसिंह: सिंहमहेन्रो जयत्यनिशं । प्र० १३२ 
कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रम: । प्रृ० १३० 
ज्ञितिपतिरजितमहेन्द्र: कुमारगुप्तो दिवं जयति १ | प्रू० १३० 
जयति स्वगुणगु णारविन्दः (१) श्रीमहेन्धकुमारः । प्रृ० १४२ 
गामवजित्य सुचरितेः: कुमारणुप्तो दिय जयति | प्र० १२८ 
श्रीमां व्याप्रबलपराक्रम: । प्रू० १३४ 


भर्ता खडगत्राता कुमारगुप्तो जयतत्यनिशं । प्रू० ०१३८ 





१, मुद्रा पर केवल क्षिति+ति शब्द मिलता है; इसके पश्चात्‌ के शब्द शअ्रनुमान से लिखे 
गये हें । 


25 + ना लाएंगे, डै&-0 #€7 9 टै ६7// 

26 00.3र्ट्रेंडनले ६०पठप्ले ४म्टोपम “ 

27 मु तताएंओ हैघ०५ हटाग ध्वठ्छ्क्ा 
28 एम खिशाय री प०कक४82 &ठ/>), 

29 -|585ेलोक ए्‌&ाग ६००5,६८: 

3० ६,265 मादेप्‌ (- हप्डो पं ६3/3##* 
359 यते एप-कुआ: रा 
3४ ने पल ग ६ठडोफक: ₹&7 ५ 25 ६०5+/- 

38. है कै लुफोनछागहबलेथो कह: 

3 ८४०२5, तगढ़े: क्डाएएक टे &०,८ 
55 जि£ अप्पणपाएकिश: 

३6 तर्त 2₹*ते क्‍डाए्प् ६०४०३ 





बा ९०५ क्, 
> ६ गाबाया कऋपारगप्ा शसबगा महाएँ प्ररोभाग-लस्व 








फँ० २३ का देवनागरो में रूपान्तर 


३७, जयति महीतलं । प्रृ० १४४ 

३८ महाराजधिराजमश्रीकुमारगुप्तर। प्रृ० १४७ 

३६, देवोजितशत्रु: कुमारगुप्तोधिराज: | प्रू० १४०, १४३ 

४०*- ज्ञतरिपुकुमारगुप्ती राजत्राता जयति रिपून । पु० १३६, १३७ 
४१- विजितावनिरवनिपतिः श्रीस्कन्दगुप्ती दिव॑ जयत्ति । प्ृ० १८० 
४२-  गुणेशों महीतल् । * प्ृ० ११८ 

४३- लिच्छुवयः | पृ० २४, २५ 

डंडे पराक्रम: | ४० ३४, ३४५ 

४५० अश्वमेघपराक्रम: | प्रृ० ४७, ४८ 

४9३९ समुद्रभुत:। ५९२, ५३ 

४७: कृतान्तपरशु: । प्रू० ४१, ४२ 

४८: राजा समुद्रगुप्तः | पृू० ५० 

४६. अप्रतिरथः । प्रू० ३६ 

५०, सर्वेराजोच्छेता । प्रू० ५६, ६० 

४१- श्री विक्रम: । प्रृ० ६४, ६८ 

५२ विक्रमादित्य: । प्रू० ६१, ६२ 

५३ अजितविक्क्रमः | प_ृ० ८६, <८ 


भ्ढ सिंहविक्रमः । प्रृु० ७७, «३ 








4 फल्नक पर गलती से 'गुणं शो' लिखा गया है। मललेख 'जयति महीतलं है! । 








“सा ाााााााााााा॥एए्ल्‍रणाणल्‍ए्एणण्ण्णणणणणणणणणणमा"ा राणा आ इक, इ हल. लललल न _लल___ हल हल ल३३४३३लइ/ ३ ललल नल ललबअइ न नल_॒ु अल 





६०५5 »ऐेल्क्प 
<४0६४िसिेकधागफ: 

2४ हल; ुडाए वध: 

एठा परी पु हित £००) ]५ 


2०7।59 ऋर-->- 


हे हर ५9 5 [७ ' 
सह भट 
(वि: 50 5२. हि श] 2 


मद्ेध्कपरिश मे विवुष 
एश्रग्गप्रा. | हुर्डय्डा 
उर्ूग्रणा9: ४ पह्तिकेडी 
६ सथयग7प्रः.. # ट्प्ट्रैडई 


किक (८। 
२७-७० - प्रथम कप्ारगप्र, सव्गी मद्राए, पुरभाग रै 


२.५ 


५.६. 


7.७, 


7 < , 


५.६. 


३०. 


६ २० 


६ ४, 


६५. 


९९० 


फ० २४ का देवनागरी म॑ रूपान्तर 


चक्रविक्रम: । प्ू० १०२ 
श्रीमहेन्द्र: । [० ११० 
अजितमहेन्द्र । पए० १२५ 
श्रीमहेन्द्रसिंहः । प्र० १३१ 
श्रीतिहमहेन्द्र: । प्रृ० १३३ 
श्रीमहेन्द्रकुमार: । प्र० १४३ 
श्रीकुमार गुप्त: । प्र० १२६ 
कुमारमुप्तोधिराज: । प्र« १३५ 
श्रीमहेन्द्रखडग: । प्र० १३६ 
श्रीमहेन्द्रादित्यः । प्र० १४५ 


कुमारगुप्त । 9० १४८ 


श्रीक्रश्वमेघमहेन्द्र: | प्ू० १४१ 


६७. श्रीमहेन्द्रगज: | प्ृू० १३६ 


६८, सिंहनिहंता महेन्द्रगजः | प्र०१३७ 


६६, अप्रतिघ: । प्र« १४७ 


७०, क्क्रमादित्य: | प्र०१७५ 


७). व भ्ु 
न्द्र त॑ 9० २४ 
3७२ से ७५. की 
मु 
द्र प्र० ४१ च प्र० ५६ 
3३, से ग ७६. कु 
मु प्र मा 
र॒ 93० ११७ 
द्र 9० ४२ 


४, के एछ० ४ 


७७. पट प्रृ० १४७ 


/च्न 









< धन स्् गा: 


65 सिड्री+ २१८ * 
64 रु ४2725: 


65 के 77 0८4 है 


66 जा है| नुडेत४7/+% 


5४ कुडाए 90 6: 


- - 200५, ०१ ५३ फत्तक >> 


065 


7 लि ड्ण्कण ८; 


68 0० मार्क ४7०7६ * 
69 भुणल्पप 


7० कुथ्टठः 


7 रण 
५ 
पट रद १5 
2 2) 
73 0] 4) 76 ६ 
ते ई 
पथ ह प्ए ॉः 


फ० २४ का देवनागरी में रूपान्तर 
न 





१, नरेद्रसिंहचद्धगुप्तो प्रथिविजित्वा दिव जयति | प्रू० 4२ 

२ झापाकृती | प्रृ० ६५ 

३. पर० म० भ (ग १)० चन्द्रगुप्त । प्ृ० ६८ 

४ वसुधां विजित्य जयति त्रिदिवं प्रथिबी [ श्वरः पुण्ये: | प्र०« ६८ 

५... परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचद्धगुप्त विक्रमादित्य: । प्रू० १०५ 
श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचन्धगुप्त विक्रमाद्ुस्य । प्र० १०५ 
७५. गुणेशों महीतलं॑ जयति कुमार: । पृ० ११८ 

८, परमभागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तमहेन्द्रादित्यः । प्र० १५४१ 


४. परमभागवतराजाधिराजश्रीकुमारगमुप्तमहेन्द्र () दित्य: । प्रू० १५७ 


(७ 


१० विजितावनिरवनिपति (६) कुमारगुप्त दिव॑जयति । प्ृ० १६० 

११, जयति महीतल [-*«०** | सुघनिवि । प्ृू० १७० 

१२ परहित (१ ) कार (| )र( १ ) जा जयति दिव॑ श्रीकमादित्य: | प्र« १७१ 
१३, परमभागवतमहाराजाधिराजश्रीस्कन्ध गुप्त क्रमादित्य: । प्र० १७६ 

१४, परमभागवत श्रीविक्रमादित्य स्कन्दगुप्त: | पृ० १७८ 


१५, परमभागवत श्रीस्कन्दगुप्त: । प्र० १७३ 


22 ४३७७७७७४७४/४७४ए्ल्‍"-७////"श"श"श"श"णएछ"ए"एएस्‍ततरशणणशणणणभभााााा9ााााााााअआसकअललअ अल ला लनलअभ_नभलनलनललु नमन नल अअ बल व नबी लक लीक शक लक लक 


0 


44 


42 


45 


[4 


45 


बजाए ज की $ ऋछएगप्ल फलक <॥7 


मो टदैपएर 67 पे प्व5 मै हे | टेह 6 50+ 
छण्क््ू 


ज090१0० 7०53 १४ 
ठल१56554०४१८6प०५४8 (8: ये, 
श्यणठव ६+र१ पर उडट8 
नए प्रहुग ४४हितह्नुख हुए प्र 3757 ४ 
ग्‌ृेमेंड5कशंछघत्कुधा; 
पजुश्वएठ्_्ण्णजह्घ8शागप्रध्े 5286: 
एध्तुगठरा7च687 ४५7 प्रशोगुगेह: 
ठेहेहदग्[ठका हि: शा 5६छ०८ 
६च्रहिशप्तिथ[ 77 ]ल०मे 

[मूली शूणहघ्लह्ग्फेट १7£2<86 
पतघर्तए][55 ४ ध्निमुठग॒ प्र ष<5 
एा्र्बगवठलिकक0 वह पृठ गा प॒: 
णाणबगब्स्वमठसप्रः 


१६, 


3८ 


)६, 


२१, 
२२, 
२३, 
२४, 
२४५, 


२६, 


२८, 


श्र 


फ० २६ का देवनागरों रूपान्तर 


परमभागवत श्रीस्कन्दगुप्त क्रमादित्य: । प्रृू० १८० 
विजितावनिरबनिपति ( : ) श्रीस्कन्दगुप्तो दिव जयति । प्ृ० १८१ 
विजितावनिरवनिपतिजंयति दिवं स्कन्दमुप्तोर्य । पृ० १८० 
महाराजाधिराज श्रीकुमा रगुप्त क्रमादित्य: । प्रू० १६० 
विजितावनिरवनिपति ( : ) श्री बुधगुप्तो दि जयति । प्ृू० १६४ 
विजित्य वसुधां दिघ॑ जयति । प्रृू० १६८ 

पर [ ---* ] श्रीद्वादशादित्य: । 

बालादित्य: । प्ृ० १८८ 

श्रीस्कन्दगुप्त: । प्रृू० १७० 


श्रीप्रकाशादित्य: । प्र० १६६ 


'श्रीचन्द्रादित्य: । प्ृ० १६५ 


श्रोद्वाद्शादित्य: । प्ृू० १६६ 


रामगुप्त- । ए० ११२ 


बाँह के नोचेवाले लेख 
ज भ्ण् न ३१ बु ३२ घि ३१ ये 
य र्‌ घ ष्ण न्य 


संकीण अक्षर 


| जज जा भ्‌ भा सु सि 





एाएरंगव्णलैपूठए प्र ३6: 


वै९65काठगपता[:]विमुठगो६९ 667६ 


58&#5के[5%ेएठ&/525 पठ र्॒‌/ 


0र6गह्ति्टाग प्राटरे 5: 

5655 मुठ भा।>ि[:त40779८ 6 ६१५६ 

2552 756%क्रे 

0[----8 ८8२5: 

4 टिठ: 24 लिमठ णप्रः 

8परारर्त25: 26 तिगई थे: 

६८१८८: 28 श्णप्र: 

६८77£/75 ८/2८6// ,4/९7 

४ 50 | 54 का 32 53 ;। 
॥//5८८/८4॥/८०८/5 ८€//८/२5 

०. मे, £ £ य्‌ र्य है 


स्कंदगुप्त व उनके उत्तराधिकारियों के मुद्राओं के 


हैः 


फलक २७ 


गुप्त-मुद्राओं पर पाये गये थिष्ठों का चित्रपट 


तभणा २ कान । लढा तब हढ।। कहर कानकव। "धब्बे 
हे है कल लिंक, पक आर 0 ४7 तक 


प्र 


त£ 


3 »8 * नह 
पी से मह 


हर 
4 # 


नं; ५8 नी! मं 
+ 9॥ >: रे के ब्# न भा 
(७ ॥॥ नभः ऋक के हे ॥ + 
| 
हू 


न्ः 5 ७ ढ 
4.7. 
2 


 ः: 
कै: 

ः के 
नर 


के 5 # +; के मी मा 
४8 ॥ नी # #े मी मह£ 


जी *: 


दूत झट 3: +. 45 
श्र. 0 है 7 >४८ | 


कुषाण-मुद्राओं पर पाये गये चिह्न 


फ दूड है के मे के 


22 % 


जैज 


१४-)४५ 


पथ हि है । 


व्‌२१) 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध शुद्ध 
प्रकार. प्राकार 
]87 [&॥7 
अलतेरक अलतेकर 
३४१५१ ए्शाा 
उदाहररणों मे उदाहरणों से 
पंखयुक्क प्रसारितपंख 
द्वितीय “द्वितीय 
होगा होगा! 
यह यह 
हुई हुई 
आधकार अधिकार 
चन्द्र च्चन्द्र? 
संकलित संचलित 
ऊंचे ऊँचे पीठवाले 
पीठवाले ऊंचे ऊंचे पीठवाले 
को प्रकारों को 
सिक्कि ये सिक्के 
बाई० आई० 
सी० जी० 
चिह्न चिह्न समूह 
उचित उचित क्‍यों 
स्वणा इन स्वरा 
ड्म किंतु हम 


दूसरे में: - पड़ता है अधिक अनुकरणा करने 


वाले सिक्क भी उत्तर 
कालीन हो सकते है । 
हम किंतु हम 
प्रथम चंद्रगुप्त के सिक्कों पर [ इन शब्दों को छोड़िए । | 


१०४ 


१०५. 
१०७ 
११३ 
१२७ 
१४० 
१७५. 
रण 
२२६ 
२३१ 


हज 


फुनो ३ 
१७ 

१८ 

२६ 

१२ 

१४ 

२६ 

२१ 

कै] 
फुटनोट 
१८ 

२६ 

१८ 

है 

रे 


हि 


देवियों देथी 

पड़ैगे। न पड़ेगा 

सिंह सिंद चिड 
प्रतीक चिह्न 

उनमें उसमें सुधारकर 
सुधारकर तैयार तैयार 

वह्दी वह्‌ 

व॒तु शकार घतु लाकर 
कमल सा कमल सी 
समुद्र ने समुद्र ने इसे 
प्रीट फ्लीट 

का क 

का के 

उपग्रकार उपप्रकार 
विचर विचार 

मालवा मालवा तथा 
सिक्क पर के सिक्क पर जुदे 
नियमित नियमित रूप से 
सम्भव है सम्भव नहीं है 
ध््न्त्य झन्य 

था है 
हम लोगों स्कंदशुप्त सिक्के हम लोगों को स्कँदगुप्त के सिक्षे 
कुशांणा छुषाण 
470]087॥78 [7प70क7"77 


(2७४ ०4 0]8॥ 


0077700 


()00 04 ॥987 


2 (]7[00 


फलक १६ पर मुद्राओं के नंबर रद्द गये हैं ; उनको पिछले १८ फलकों के समान पढ़न। 


चाद्विए । प्रथम दो पंक्षियों की मुद्राएँ बाएँ से १ से ४ नंबर की हैं, और तृतीय और चतुर्थ 
पंक्ियों की मुद्राएं बाए से ५ से « तक की । 


